पट्टमहादेवी शानतला 
भाग : एक 


पट्टमहादेवी शान्तला 


भाग ४ एक 


मूल बग्सड़ 
सी० फे० नागराजराव 


टिल्दी रूपालर 
पण्डित पी ० बेंकटाचल शर्मा 





भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 


आत्मकथन 
(मूल कन्नड सस्करण से) 


मैंने 933 में श्रवणवेलयोल, हलेविड़, वेलूर[को पहली वार देखा। वह भा हम 
सात मित्र जेब में दो-दो रुपये रखकर साइकल पर एक सप्ताह के प्रवास्त के लिए 
निकले, तव । भ्रोमटेश्वर को भव्यता, हलेविड के मन्दिरो का गाम्भीयं, वेलूर के 
मन्दिर का कला-सौन्दर्स मेरे मन मे वस गया था। बेलूर के गाइड श्री राजाराव ने 
बेलूर के मन्दिर के बारे मे बहुत कुछ बताया था, लेकिन वह सब तब मेरे मस्तिष्क 
में नही ठहरा ) उन स्थानों का स्मरण तो अवश्य ही कभी-कभी हो जाता था, 
परन्तु इतिहास के लिए वहाँ स्थान नही था । 

945 में झुझे पुन. सुअवसर मिला । चिवकमगलूर कर्नाठक-सध का कार्ये- 
कलाप स्थगित-सा हो गया था। उस सधघ में नयी चेतना भरने के लिए उद्यत 'कन्नड 
साहित्य परिषद्‌! की मैसूर प्रान्तीय समिति ने चिककमगलूर, बेसूर तथा हासन मे 
भाषण आदि का कार्यक्रम नियोजित किया था। इस कार्य के लिए वेंगलूर से 
श्री डी. वि. गुडष्पा के नेतृत्व में एक जत्या निकला। श्री गुंडप्पा के साथ सर्वश्री 
निट्टूर श्रीनिवास राव, मान्वि नरसेंगराव और यह लेखक थे। श्री डी. वि. 
गुडप्पा अपनी “अन्त:पुरगीत' पुस्तक मे शित्ावालिकाओ के चित्र मुद्रित कराना 
चाहते थे! इसलिए साय-साथ उन शिक्लान्बालिकाओं के फोटो खिचवाने का भी 
काम था। दो दिन वही ठहरे। तव वहाँ के पुजारीसमुदाय के मुखियों मे एक 
श्रीमुतुभट्ट से डी. वि. भ्रंडप्पा आदि वरिप्ठ जनों ने जो विचार-विनिमय किया 
उससे मेरे मन मे एक विशेष अभिरुचि पैदा हो गयी । 

इस बार यह चर्चा मेरे मन में पैठ गयी । शान्तला और जकणाचारी के बारे 
भेमेरा डबुदन हल यह चला । विपय-सामप्री संग्रह करने की दृष्टि से मैं उस दिशा मे 

प्रयत्न करने लगा। 


947 में मैं कन्तड साहित्य परिषद्‌ का मानद सचिव चुना गया। यह अक 
लिए एक यर्वे की वात थी। तव तक मेरी सात-आठ पुस्तकें भी प्रकाशित हो चु 
थीं। प्रसिद्ध साहित्यकारों में मेरी गिनती होने लगी थी। 942 की 00% 
रिपोर्ट में, 93]-42 दशक में कन्नड़ साहित्य की अभिवृद्धि के कारणकंता के 
इने-सिने नामों में मेरा भी नाम था । यह मेरे लिए और भी गौरव की बात थी। 

. जब मैं कन्नड़ साहित्य परिषद्‌ का मानद सचिव हुआ तब मुझे कर्नाटक के 
इतिहास के बारे में, कन्नड़ साहित्य के इतिहास के बारे में या महाकाव्य एवं 
कवियों के दारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं था । स्वभावतः पीछे हटने की प्रवृत्ति का मे 
नहीं हूँ । हाथ में लिये हुए को साधित कर फल पाने की निप्ठा अवश्य रखता हू । 
उस स्थान के योग्य ज्ञानाजन हेतु मैं लेखन को कम कर, अध्यवच तथा ज्ञानाभि- 
वृद्धि में लग गया। यों जब मैं ज्ञानाजेन में लगा था तव ही वेलूर में, 952 में, 
कन्नड़ साहित्य सम्मेलन सम्पन्न हुना। 

परिपद्‌ का मानद सचिव होने के कारण मुझ पर काफी जिम्मेदारी थी। उस 
कार्य के लिए वेलूर कई वार जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन से पूर्व दो- 

तीन सप्ताह तक वहीं ठहरना पड़ा था । तभी मुझे वेलूर एवं पोय्सलों के इतिहास 
के बारे में विशेष आकर्षण हुआ । शान्तला एवं जकणाचारी के विपय में मेरा 
भीतरी आकपंण और तीव्र हो गया । 

अभी तक यह धारणा थी कि शान्तला वन्ध्या थी, अध्ययन में लग जाने के 

वाद मुझे लगा कि शान्तला का सन्‍्तान-राहित्व और (आत्महत्या दोनों गलत हैं । 
लेकिन गलत सिद्ध करने के लिए तब मेरे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं थे । केवल मेरो 
भावना वलवती हो चली थी। मेरे उस अभिप्राय के सहायक प्रमाणों को ढूंढ़ने के 
लिए मुझे समूचे पोग्सल इतिहास के एवं तत्कालीन दक्षिण भारत के इतिहास के 
ज्ञान की अभिवृद्धि करनी पड़ी ् 

अध्ययन करते समय शिक्षा विभाग के मेरे अधिकारी मित्र का आग्रह था, 

“जकणाचारी के विषय में 250 पृप्छों का एक उपन्यास क्‍यों नहीं लिख देते ? इस 
क्षेत्र में आपने परिश्रम तो किया ही है। पाद्य-पुस्तके के रूप में सम्मिलित करा 
लिया जायेगा।” इधर घनाजंन की आवश्यकता तो थी ही, इसलिए झटपट 962 
में, सितम्बर-अक्तूवर में, एक सौ पृष्ठ लिख डाले । इसी बीच मुझे 'शान्तला वन्ध्या 
नहीं थी' सिद्ध करने के लिए दृढ़ प्रमाण भी मिल गये और तुरन्त मेरा मन उस 
साई लेग गया। उक्त उपन्यास का लेखन फिर वहीं रुककर रह गया । वाद के कुछ 
वप पैवनुआलन मं वंति। फलस्वरूप मुझमें यह सिद्ध करने की क्षमता जुट गयी 
कि घान्तला के तीन पुत्र और एक पुत्री थे । मैने 


बे नोचाइटी को अप ने एक गवेपणात्मक लेख लिखा । 
हू मिथिक सोसाइटी की त्मासिक पत्रिका के 967 के 59वें अंक में प्रकाशित 
हुआ। | हर 


6 


मैसूर विश्वविद्यालय के इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग द्वारा 'पोस्सल 
चंश' विषय पर आयोजित सगोप्ठी में आमन्त्रित प्रतिनिधि के नाते मैंने इसो विषय 
को फिर एक बार प्रामाणिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया | 'होय्सल डाइनेस्टी' 
(प्र०१४७० 47०४9) ग्रन्थ में मेरे उस लेख को प्रकाशित किया गया। 
गवेषणा भी एक धुन है। जिस किसी को वह लग जाय तो आसानी से नही 
छूटती। इसी धुत का ही फल था कि “'महाकवि लक्ष्मीश का स्थल और काल 
नामक ग्रत्थ की रचना के लिए कर्नाटक साहित्य आकादमी ने मुझे सम्मानित 
"किया । 
इतना सब बताने का उद्देश्य यही है कि प्रस्तुत उपन्यास की रचना के लिए 
मूल सामग्री जुटाने में ही मेरी बहुत अधिक शक्ति और समय लग गया। इसके 
लेखन का प्रारम्भ 8 सितम्बर, 968 को हुआ था और परिसमाष्ति 25 
पदिसम्बर, 976 को। जकणाचारी के सम्बन्ध में 962 में लिखित लगभग सो 
पृष्ठ भी इसी उपन्यास में सम्मिलित हैं । इन आठ वर्षों में इस उपन्यास का लेखन 
केवल 437 दिनों में हुआ । कुछ दिन दो ही वाक्य, कुछ दिन केवल आधा पृष्ठ, 
सो कुछ दिन तीन-चार पृष्ठ और कुछ दिव तो पन्द्रह-बीम पृष्ठ भी लिख गया । 
वीच-बीच में महीते-के-महीने भी निकल गये, पर कुछ भी नहीं लिखा जा सका । 
अनावश्यक मानने योग्य एक प्रश्न को, जिसे दूसरे भी मुझसे पूछ सकते थे, 
अपनेआप से किया ' कन्नंड में शान्तला देवी के बारे में अब तक तीन-चार 
“उपन्यास आ चुके हैं तो फिर यह उपन्यास क्‍यों ? 
मुझे यह भास हुआ कि इस समय एक ऐसे वृहद्‌ उपन्यास की आवश्यकता 
है। और फिर, मेरी गवेषणा के कतिपय अंश पिछले उपस्यासों में नही आ सके थे । 
"मुझे तो ऐतिहासिकाश ही कल्पिताशो से प्रधान थे। तथ्यप्ूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास 
की रचना करने पर सत्य के समीप की एक भव्यकल्पना का निरूपण किया जा 
सकता है--यह मेरा विश्वास है। 
यह उपन्यास शान्तलारेवी के जीवन के चालीस वर्षों को घटनाओं से सम्बद्ध 
है। शान्तला देवी का परिपूर्ण व्यक्तित्व हमें अनेक शिलालेखो एवं ताम्रपत्रों से 
ज्ञात होता है । उनमे सूचित शान्तलादेवी के ग्रुणी व्यक्तित्व और हतित्व को 
उजागर करनेवाले कतिपय विशेषण इस प्रकार हैं-. 
सकलकलागमानूने, अभितवरुकिमणीदेवी, पतिहितसत्यभामा, विवेक॑कधृहस्पति, 
अत्युत्पन्नवाचस्पति, मुनिजनविनेयजनवितीता, प्रतिब्रताप्रभावसिद्धमीता, शुद्ध 
चरित्रा, चतुस्ममयसमुद्धर्णकरणकारणा, मनोजराजविजबपताका, तिजकला- 
अयुदयदीपिका, गीतवाद्यवृत्यमूत्रधारा, जिनसमयममुदितप्रकारा, आहाराभयभेपज- 
शास्त्रदाना, सकलग्रुणगणानूना, ब्रतगुणशी ला, ज्ोकैकविख्याता, पुण्योपार्जेतकरण- 
कारणा, सोतिगन्धहस्ति, जिवधर्मकथाकथतत्रमोदा, जिनधमंनिर्मला, भव्यजन- 


प्र 


94/ में मैं कन्नड़ साहित्य परिषद्‌ का मानद सचिव चुना गया। यह मेरे 
लिए एक गवे की वात थी | तव तक मेरी सात-आउठ पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी 
थीं। प्रसिद्ध साहित्यकारों में मेरी गिनती होने लगी थी। 942 की जनगणना 
रिपोर्ट में, 493-42 दशक में कन्नड़ साहित्य की अभिवृद्धि के कारणकर्ता के 
इने-गिने नामों में मेरा भी नाम था । यह मेरे लिए और भी गौरव की बात थी । 

जब मैं कन्नड़ साहित्य परिपद्‌ का मानद सचिव हुआ तब मुझे कर्नाटक के 
इतिहास के वारे में, कन्नड़ साहित्य के इतिहास के बारे में या महाकाव्य एवं 
कवियों के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं था। स्वभावतः पीछे हटने की प्रवृत्ति का मैं 
नहीं हैं । हाथ में लिये हुए को साधित कर फल पाने की निष्ठा अवश्य रखता हूँ । 
उस स्थान के योग्य ज्ञानाज॑न हेतु मैं लेखन को कम कर, अध्ययन तथा ज्ञानाभि- 
वृद्धि में लग गया | यों जब मैं ज्ञानाजंन में लगा था तब ही वेलूर में, 952 में, 
कन्नड़ साहित्य सम्मेलन सम्पन्न हुआ। 

परिषद्‌ का मानद सचिव होने के कारण मुझ पर काफी जिम्मेदारी थीं। उस 
कार्य के लिए वेलूर कई वार जाता पड़ा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन से पूर्व दो- 
तीन सप्ताह तक वहीं ठहरना पड़ा था। तभी मुझे वेलूर एवं पोय्सलों के इतिहास 
के बारे में विशेष आकर्षण हुआ। शान्तला एवं जकणाचारी के विपय में मेरा 
भीतरी आकर्षण और तीन हो गया । 

अभी तक यह धारणा थी कि शान्तला वन्ध्या थी, अध्ययन में लग जाने के 
वाद मुझे लगा कि शान्तला का सन्‍्तान-राहित्य और ,आत्महत्या दोनों गलत हैं । 
लेकिन गलत सिद्ध करने के लिए तव भेरे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। केवल मेरी 
भावना वलवती हो चली थी। मेरे उस अभिप्राय के सहायक प्रमाणों को ढूंढने के 
लिए मुझे समूचे पोग्सल इतिहास के एवं तत्कालीन दक्षिण भारत के इतिहास के 

ज्ञान की अभिवृद्धि करनी पड़ी । _' 5 

अध्ययन करते समय शिक्षा विभाग के मेरे अधिकारी मित्र का आग्रह था, 
“जकणाचारी के विषय में 250 पृष्ठों का एक उपन्यास क्‍यों नहीं लिख देते ? इस 
क्षेत्र में आपने परिश्रम तो किया ही है। पाठ्य-पुस्तक के रूप में सम्मिलित करा 
लिया जायेगा।” इधर धनाजेंन की आवश्यकता तो थी ही, इसलिए झटपट 962 
में, सितम्वर-अक्तूवर में, एक सौ पृष्ठ लिख डाले । इसी बीच मुझे 'शान्तला वेन्ध्या 
नहीं थी' सिद्ध करने के लिए दृढ़ प्रमाण भी मिल गये और तुरन्त मेरा मन उस 
ओर लग गया। उक्त उपन्यास का लेखन फिर वहीं रुककर रह गया । बाद के कुछ 
वर्ष पर्यनुशीलन में वीते । फलस्वरूप मुझमें यह सिद्ध करने की क्षमता जुट गयी 
कि शान्तला के तीन पुत्र और एक पुत्री थे +-मैंने एकं गवेषणात्मक लेख लिखा । 
वह मिंथिक सोसाइटी की त्रैमासिक पत्रिका के 967 के 59वें अंक में प्रकाशित 
हुजा। 


6 + 


मैमूर विश्वविद्यालय के इतिहाम के स्नातकोत्तर विभाग द्वारा 'पोय्मल 
चंश विपय पर आयोजित संगोप्ठी में आमन्त्रित प्रतिनिधि के नाते मैंने इसो विषय 
को फिर एक बार प्रामाणिक तय्यों के साय प्रस्तुत किया । 'होस्मल डाइनेस्टी! 
(09६४० 09745) ग्रन्य में मेरे उय लेख को प्रकाशित किया गया। 
गवेषणा भी एक घुन है । जिस किसी को वह लग जाय तो आसानी से नहीं 
छूटती । इसी घुन का ही फल था कि “'महाकदि सक्ष्मीश का स्थल और काल 
नामक पग्रन्य की रचना के लिए कनोंटक साहित्य आकादमी ने मुझे सम्मानित 
किया । 
इतना सत्र बताने का उद्देश्य यही है कि प्रस्तुत उपन्यास की रचना के लिए 
मूल सामग्री जुटाने में ही मेरी बहुत मधिक शक्ति और समय लग गया। इसके 
लेखन का प्रारम्भ ]8 सितम्बर, 968 को हुआ था और परिसमाप्ति 25 
ददिमम्बर, 976 को। जकणाचारी के सम्बन्ध में | 962 में लिथित लगभग सौ 
पृष्ठ भी इसी उपन्यास में सम्मिलित हैं । इन आठ वर्षों में इस उपन्यास का लेखन 
केबल 437 दिनों में हुआ। कुछ दिन दो ही वावय, कुछ दिन केवल आधा पृष्ठ, 
सो कुछ दिन तीन-चार पृष्ठ और कुछ दिन तो पर्द्रह-बीस पृष्ठ भो लिख गया । 
चवीव-बीच में महीने-के-महीने भी निकल गये, पर कुछ भी नही लिखा जा सका। 
अनावश्यक मानने योग्य एक प्रश्न को, जिसे दूसरे भी मुझसे पूछ सकते थे, 
अपनेआप से किया * कन्नड में शान्तला देवी के वारे में भब तक तीत-चार 
“उपन्यास था चुके हैं तो फिर यह उपस्याम बयों ? 
मुझे यह भास हुआ कि इस समय एक ऐसे वृहद्‌ उपन्यास को आवश्यकता 
है। और फिर, मेरी गवेधषणा के कतियय अंश विछले उपन्यासो में नहीं भा सके थे । 
मुझे तो ऐतिहासिकाश ही कल्पिताशों से प्रध्वान थे। तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास 
को रचना करने पर मंत्य के ममीप की एक भव्यकल्पना का निरूपण किया जा 
सकता है--यह मेरा विश्वास है । 
यह उपन्यास शास्तलादेवी के जीवन के चालीस वर्षों की घटनाओं से सम्बद्द 
है। शान्तला देवी का परिदूर्य व्यक्तिव हमें अतेक शिलासेखों एवं ताम्रपत्रों से 
ज्ञात होता है । उनमे सूचित शान्तलादेवो के गुणी व्यक्तित्व और कृतित्व को 
उजागर करनेवाले कतिपय विशेषण इस प्रकार हैं-- 
सकलकलागमानूने, अभिनवरुक्मिणोदेवी, पतिहितसत्यभामां, विवेकैकबृहस्पति, 
प्रद्युत्पन्तवाचस्पति, मुनिजनविनेयजनविनीता, पतिब्रताप्रभावमिद्धमीता, शुद्ध 
चरित्रा, चमुस्ममयममुद्धरणकरणकारणा, मनोजराजविजयपताका, निजकेला- 
अश्ुुदयदीपिका, गीतवाद्यतृत्यमूत्रधारा, जितसमयममुदितप्रका रा, आहाराभयभेपज- 
शास्त्दाना, सकलगुणगणानूना, ब्रतगुणशी ला, लोककविश्याता, पुष्योपार्जतकरण- 
कारणा, सीतिगन्धहस्ति, जिनधर्मंकेथाकयनप्रमोदा, जिनधर्मनिर्मला, भव्यजन- 


प्र 


वत्सला, अगण्यलावण्यसम्पन्ना, जिनगन्धोदकपविन्नीकृतोत्तमांगा, मृदुमधुरवचन 
प्रसन्‍ना, पंचलकार (वस्तु, शिल्प, साहित्य, चित्र, संगीत--ये ही 'ल---ललित- 
कलापंचक हैं) पंचरत्नयुक्ता, संगीतविद्यासरस्वती, अभिनवारु॑धति, पतिहितब्रता, 
सर्वकलान्विता, सर्वेमंगलस्थितियुता, स्वेजीवहिता, भरतागमद तिरुलेनिसलुभय- 
ऋमनृत्य-(परिणता), .लावण्यसिध्ु, भरतागमभवननिहितमहनीयमतिप्रदीपा, दया- 
रसामृतपूर्णा, अनूनदानाभिमानि, विचित्रनतंनप्रवर्तेतपात्रशिखामणि, सकलसमय- 
रक्षामणि, संगीतसंगतसरस्वत्ती, सौभाग्यसीमा, विशुद्धाचारविमला, विनयविनम- 
द्विलासिनी, सदर्थलरससमयोचितवचनमधघुरसस्यंदिवदनारविदा, सम्यक्त्वचूड़ा- 
मणि, विष्णुनुपमनोनयनप्रिया, विद्येयमूरति, परिवारफलितकल्पितकुजशाखा, संगीत- 
विद्यासरस्वती, कदंवलंवालकालंवितचरणनखकिरणकलापा, विणूपिद मे भूमिदेवते, 
रणव्यापारदोलू वलुगदेवते, जनक्केल्लं पुण्यदेवते, विद्येयोलू वाग्देवते, सकलकार्यों- 
द्योगदोल्‌ मंत्रदेवते***” - 5 

कोई सन्देह नहीं कि वह अनेक विपयों में पारंगत तथा प्रतिभासम्पत्न थी । 
मात्र राज्ञी होने से ही उसे उपर्युक्त विशेषण, विरुद प्रशंसा नहीं मिली थी, अन्यथा 
कर्नाटक की सभी रानियों को क्यों नहीं इस विरुदावली से भिरूपित किया गया ? 
पट्टमहादेवी शान्तला में निश्चित ही ये योग्यत्ताएँ रही होंगी । 

शान्तला एक साधारण हेग्गड़े (ग्राम प्रमुख) .की पुत्री थी। लेकिन अपने 
विशिष्ट गुणों के कारण वह पट्टमहादेवी वन गयी थी । -अगर उपर्युक्त विशेष गुण 
उसमें नहीं रहे होते तो वह उस स्थान को कैसे सुशोभित कर पाती ! उसका 
व्यक्तित्व निश्चित ही अपने आप में अदुभुत रहा होगा । उसकी विद्वत्ता, ज्ञान, संयम, 
मनोभावना सभी कुछ विशेष हैं। उसका औदार्य, कलाकौशल एवं सर्वेसमदर्शित्व--- 
सभी कुछ सराहनीय । * 

फिर, उसकी धर्मंसमन्वय की दृष्टि भी विशिष्ट रही आयी । - पिता शुद्ध शव, 
तो माता परम जिनभक्त | वह भी माता की भाँति जिनभक्ति-निष्ठ । विवाह करने- 
वाला जिनभक्त रहकर भी मतान्‍्तर स्वीकार किया हुआ विष्णु-भक्त | ऐसी 
परिस्थिति में भी समरसता बनाये रखनेवाला संयम तथा दृढ़निष्ठा कितने लोगों 
में रह पाती है ? सच तो यह है कि शान्तला का व्यक्तित्व उसका अपना व्यक्तित्व 
था। ३ बह 

उसके जीवन के चारों ओर वाल्य से सायुज्ज तक; उस समय की कला, संस्कृति 
शिल्प, धर्म, साहित्य, जन-जीवन, राजक़ा रण, आर्थिक परिस्थिति, पड़यन्त्र, स्पर्धा, 
मानवीय दुर्बंलताओं का आकर्षण, चुगलखोरी, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रनिष्ठा, व्यक्तिनिष्ठा, 
युद्ध, भयंकर स्वार्थ, अन्धश्रद्धा आदि अनेकमुखी बन व्यापक होकर खड़े थे। 
विभिन्‍नता ओर वैविध्य से भरे थे। उन वैभिन्‍्न्य और वैविध्यों में एकता लाने का 
प्रयास मैंने इ्रस उपन्यास में किया है। साथ ही, वास्तविक मानवीय मूल्यों का भी 


"8 


ध्यान रपा गया है, फलतः लौकिक विचारों के प्रवाह में पारतौकिकः चिन्तन भी 
अन्तर्वाही हो आया है। 
जकणाचारी ऐतिहासिक व्यक्ति नही थे, ऐमा भी एक मत है। जकण नामक 
शिल्पी था, इसके लिए प्रमाण हैं। यह उस नाम के शिक्ष्पियों के होने का प्रमाण है 
न कि इस उपन्यास से सन्दर्भित काल में उसके रहने का। लेकिन जकण और 
डंकण के जोवन की कथा सात-आठ सदियों से जन-समृह में प्रसारित होती आयी 
है इसके साक्षी भूत कप्पे (मण्डूक) चन्विगरायम्ूति बेलूर में है। हमारे प्र्वजों मे 
अपने सच्चे इतिहास को सपमाण सरक्षित रफने की दृष्टि से शायद विचार नही 
किया होगा। इसीसे हमे आज कितनी ही लोकगायाओं में ऐतिहासिक प्रमाण मही 
मिल पाते। आज हमें अपने पूर्वजों के बारे में, शिलालेख तथा ताम्रतेयो द्वारा 
अनेक बातो का पता चलता है। यद्यपि साहित्यिक इतियों में भी कुछ-न-कुछ सम- 
सामयिक तथ्ए मिल जाते हैं, पर उनकी पूरो प्रामाणिकता हमे नही मित पा रही 
हैं । विष्णुवर्धन की पत्तियों मे एक--लद्मीदेवी के माँ-वाप वश आदि के बारे में 
ज्ञात नही हो सका है। शान्तला के माँ-बाप के बारे में, राती बम्मलदेवी के विपम 
भें, रानी किरिण शास्तला (इस उपन्यास में उसका आगमन नहीं हुआ है) के 
सम्बन्ध मे, अथवा राती राजतदेबी के विषय में पर्याप्त माधन मिल जाते है, 
लेकिन लद्ष्मीदेवी के बारे सें नही। उसके गर्भ से उत्पन पोग्सल के सिहासनारोहण 
होने मे उसका नाममात्र मालूम हो रहा है। वन्य वातों का पता नही मिल पा रहा | 
है। लेकिन इसमे एक व्यक्ति के रहने के बारे मे माण नहीं मिले तो, उसका 
अस्तित्व ही नही, ऐसा मत व्यक्त करना कहाँ तक न्याय हैं ? 
यहे उपन्यास है। इतिहास का अपोह् किये बिना रसपोषण के लिए अनेक 
पात्रों की उद्भावता आवश्यक हो जाती है। जक्घ-डकण की लोक-गाथाओं में 
उपर्युवत मानवीम मूल्य भरे पढ़े हैं, इमीतिए उते शिल्पाचार्यों को यहाँ लिया गया 
है। उपन्यामकार होने के नाते मैंने वह स्वातस्थ्य अपनाया है। और भो अनेक 
आलेखों में उल्निखित शिल्पियों को वहाँ तिश यया है । 
इस उपन्याम में करोंव दो ठो ितालेखों, ताम्र-पत्रों एवं ताड़थत्रों में 
उल्लियित्त ऐतिहामिक पात्रबारे हैं। वैसे ही लगभग 220 कल्पित पात् परी हैं! 
इन संबमे लगभग 65 तो दितानेबादि मे उल्लिखित परान्न और लगम5 27 
कल्पित पात्र मुख्य हैं। हा 
ऐतिहासिक प्रमाद्नों में ने स्लेवालों अनेक घटनाओं की भी यहाँ कलर”. 
गयी है। उपस्याय होते डे एव बयेज्नाइव अधिक विस्तृत होने से भी, ४४ 
अभिरति को अन्त तड़ दकये रदचय बावस्यक या । वह सव वह्पता ने 7 
था। जहाँ हक मैं ठतम्ठा हूँ, के यह रचना पाठवों को रविकर है 
दृष्ति देगो। 


इसकी घटनाएँ कर्माठक के अनेक तव और अब के प्रमुख स्थानों से सम्बद्ध हैं । 
उनमें से कुछेक हैं---वेलुगोल (अ्वण वेलुगोल), शिवगंगा (कोडुगल्लु बसव), 
सोसेऊरु (अंगडि), वेलापुरी (वेलूर), दोरसमुद्र (हलेवीडु) यादवपुरी (तोथ्णूर), 
यदुगिरि (मेलुकोटे), वलिपुर (बल्लिगावे वेलग्राँवि), कोवलालपुर (कोलार), 
ओीडापुर (कैदाल), पुलिगेरे (लक्ष्मेश्वर), हातुंगल्लु, वंकापुर, तलकाडु, कंची, 
नंगलि, धारा इत्यादि । 

परमार, चालुक्य, चोल, कोंगाल्व, चेंगाल्व, आलुप, सान्तर, उच्चंगिपाण्ड्य, 
कदम्ब आदि पड़ोसी राज्यों के साथ के युद्ध, उस समय अनुसरण किये हुए युद्धतन्त्र 
भी इसमें सम्मिलित हैं । रु 

जीर्पोद्धार हुए यादवपुरी के लक्ष्मीनारायण, यदुग्रिरि के चलुबनारायण, 
दोड्डगड्डुवल्लि की महालक्ष्मी, कीडापुर के केशवदेव ग्राम के धर्मेश्वर, मन्दिर, 
बेलुगोल की अँधेरी बसदि तथा शान्तिनाथ बसदि, पनप्तोगे की पा्श्वताथ वसदि, 
वेलापुरी के चन्नकेशव मन्दिर, दोरसमुद्र के होयसलेश्वर-शात्तलेश्वर यमलशिवा- 
लय पोय्सल शिल्प के लिए पर्याप्त निदर्शन हैं । 

यह उपन्यास, यद्यपि ग्यारह॒वीं शतो के अन्तिम दशक से आरम्भ होकर 
बारहवीं शती के चौथे दशक के आरम्भ तक के, गतकाल के जन-जीवन को समग्र- 
रूप से निरूपण करने की, कालक्रम की दृष्टि से एक रीति की परिसर भावनाओं 
के लिए सीमित वस्तु की रचना है, फिर भी सार्वकालिक शाश्वत, विश्वव्यापी 
मानवीय मूल्यों की समकालीन प्रज्ञा को भी इसमें अपनाया गया है । 

वैलूर साहित्य-सम्मेलन के सन्दर्भ में मुझे अनेक सुविधाएँ देकर, वहाँ मेरे 
मुकाम को उपयुक्त एवं सनन्‍्तोपपूर्ण चनाने वाले मित्रों को इस सुअवसर पर स्मरण 
करना मेरा कर्तव्य है। तब वेलूर नगर-सभा के अध्यक्ष, एवं साहित्य सम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष रहनेवाले श्री एस. आर. अश्वत्य, सदा हँसमुख श्री चिदम्वर श्रेष्ठि, 
साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यो में अत्यन्त रुचि रखने वाले वकील श्री के. अनन्त 
रामय्या, वाणी खड्ग जैसी तोक्ष्ण होने पर भी आत्मीयता में किसी से पीछे न 
रहनेवाले श्री एच. पी. नंजुंडय्या, वहाँ के हाई स्कूल के पण्डित (अब स्वर्गवासी) 
'रामस्व्रामी अय्यंगर आदि ने इस कृति की रचना में कितनी ही सहुलियतें दी हैं। 

तोण्णूर (उस समय की यादवपुरी) अब खेड़ा है। यह पाण्डवपुर से छः मील 
टूर है। वहाँ जाकर आँखों देख आने की अभिलापा से पांडवपुर जाकर मित्र श्री 
समेतनहल्ली रामराव के यहाँ अतिथि रहा | तब वे शकुन्तला काव्य रच रहे थे । 
कस्वा इलाका रेवेन्यू अधिकारी (१६एश्याप८ 509०००7) श्री सी, एस. नरसिंह 
मूर्ति (प्यार का नाम 'मगु) ने समय निकालकर मेरे साथ साइकल पर तोग्णूर 
आकर सर्वे करने में सेरी सहायता की । इसी तरह तलकाइड वैद्य श्वर मंदिर के 
पुजारी श्री दीक्षित, मेलुकोटे (उस समय की यदुगरिरि) के श्री अनन्त नारायण 


0 


अय्यंगर भी उन-उन स्थानों को देखने मे सहायक बने । उसी तरह बादामी के दर्शन 
हेतु कथाकार श्री विदुमाघव; लक्कुडि के सर्वे हेतु मित्र श्री कमलाक्ष कामत, तथा 
थ्री कटूठी मठ, वल्लियावे (उस्त समय का वलिपुर) रो संपूर्ण रूप से देखने में 
“मेरे आत्मीय मित्र एव मह-नट शिकारिपुर के श्री नागेशराव का पूरा-पूरा सहयोग 
प्राप्त हुआ । इन मबके प्रति मेरा बहुत-बहुत आभार । 
8-9 वर्षों से कर्नाटक लेखक संघ में, मिथिक सोसाइटी आदि संस्थाओं में 
"मेरे साथ रहकर मेरे सशोधन कार्य मे प्रोत्माहन देनेवाले मित्र श्री एम. वि. कृष्ण- 
मृत्ति, थी तो सु. सुब्रह्मण्यं, थी डी. एन. शेपाद्रि थी के. एस- सूलिवेले (इसी 
जनवरी में हमसे बिछुड़ गये) इनको, मेरे सभी कार्यों मे आत्मीय भावना से 
सद्रायता करनेवाले श्री एच. जि. शितिकठ शर्मा को स्मरण करना मेरा प्रथम 
कतेंव्य है। यह सारा महयीग ही तो मेरी ऋृतिरचना का मूल है। 
इसे मुद्रण के लिए देने पाण्डुलिपि तैयार करने का कार्य भी मुख्य था। परिं- 
स्थितियाँ कँसे वदली हैं इसके लिए एक छोटा-्मा उदाहरण दूँ--937 मे मेरे 
प्रथम कथा-सग्रह 'काइुमल्लिगरे! प्रकाशित हुआ। मात्र 72 पृष्ठों की पुस्तक। 
“उसकी एक हज़ार प्रतियों के लिए सारा खर्च, कांग्रज़, कम्पोजिंग, मुद्रण ओर 
“बाइडिंग मिलाकर, 75 रुपये मात्र | अब 977 में इस उपन्यास की पाण्डुलिपि 
सैयार करने के लिए खरीदे हुए कागज का दाम 77 रपये । मेरे चालीस वर्ष के 
"पुस्तक-जगत्‌ के जीवन का यह परिवर्तेन है । कैसी महती प्रगति है यह ? 
इसकी ह॒स्तप्रति करने का काम, आलस्‍स्य के बिना, उत्साह से अपने में बाँट- 
कर मेरे पुत्र-पुत्री, सौ. शोभा, सो. मंगला, सौ. गीता, सौ. शाभवी, कुमारी राज- 
लक्ष्मी तया कुमार सर्वेश ने किया है। और मुद्रण के प्र,फ सशोधन के काम में 
"भी सहायता की है। उनकी सहृदयता का स्मरण कर उनके प्रति शुभकामना 
करता हूँ । 
हस्तप्रति सिद्ध होने पर भी उसका प्रकाशन-कार्य आसान नही । उपन्यास 
“का स्वद्धप सुनकर ही प्रकाशकों का उत्साह पीछे हट गया | किस-किसने क्या* 
जया प्रतिक्रिया जतायी यह अप्रह्वत है। इस उपन्यास का मुद्रण प्रकृत है। यह कैसे 
होगा ? इस चिन्ता में रहते समय मुझे उत्साहित कर प्रेरणा देनेवाले थे---केनेडा में 
"रहने वाली मेरी प्रुत्ती सो. उपा तथा जामाता चि. डॉ. वि. के. गुस्राजराव। 
उनके प्रोत्साहपूर्ण अनुरोध से मैंने इस उपन्यास का प्रकाशन कार्य स्वयं करने का 
"निर्णय किया । आधथिक सहायता के लिए प्रयत्न किया । एक सस्थान ने सहायता 
मिलने की सभावना सूचित कर, मुद्रण कार्य प्रारम्भ करने के लिए भी प्रोत्माहित॑ 
ऋर चार महीनों के वाद सहायता न कर पाने के अपने निर्णय से सूचित कर 
दिया । भेंवर में फेंस जाने जैसी हालत यो । आगे जाना अशवय था, पीछे हटना 
खआत्मघात था । 


] 


ऐसी विपम परिस्थिति में मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, मुझ पर भरोसा कर 
प्रकाशन-पूर्व चन्दा भेजनेवालों को मैं क्या उत्तर दे सकता था ? उनके बारे में 
मेरे हृदय में कृतज्ञता भरी थी । लेकिन कृतघ्न बनने का समय आ गया था । 
मेरा प्रयत्न प्रारंभ से ही श्रद्धापूर्ण था, सत्यनिष्ठ था । मैंने अपने कुछ मित्रों 
से परिस्थिति का निवेदन किया | श्री एच. एस. गोपालन, श्री रामराव, श्री 
एम. के. एस. गुप्त, मेरा पुत्र चि. एन. गणेश आदियों से मुद्रण कार्य न रुकने में 
मेरी सहायता की । अच्त में, केनरा बैंक से आथिक सहायता भी मिल गई। 
आत्मीय भावना से सलाह देने के साथ आकर्षक रक्षा कवच को सुन्दर ढंग 
से तैयार कराकर मुद्रण कर देने वाली “रचना' संस्था के श्री सि. आर. राव 
और उस संस्था के कलाकार श्री कुलकर्णी का मैं आभारी हूँ। इस उपन्यास की 
घटनाओं के स्थानों का परिचय पाठकों को कराने के अभिप्राय से नवशा तैयार 
करने में, मेरे पुत्र॒ थि. सर्वेश, दामाद श्रीचि. राजकुमार और श्री के. एम.- 
अनन्तस्वामी ने मेरा हाथ वँटाया है । उनके प्रति शुभकामना ज्ञप्ति मेरा कर्तव्य है । 
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने वास्तु शिल्प चित्रों को देकर उनका 
. उपयोग करने की अनुमति दी है । मैं उनका कृृतज्ञ हूँ । 
कननड़ का यह उपन्यास 2000 पृष्ठों वाला होने की आशा थी। लेकिन 
2240 से भी अधिक हो गया.। इसको चार ही महीनों में सुचारु रूप से मुद्रण 
करने वाले इला प्रिंटर्स की श्रीमती विजया और उनके कर्मचारी वर्ग का भी मैं 
आभारी हूँ । 
मुद्रण कार्य प्रारम्भ होने के वाद अचानक काग्रज़ का अभाव | दाम बढ़ गया' 
था। पृष्ठ भी इतने अधिक ! इससे भी प्रकाशन में कुछ देरी हुईं । तथापि अधिक' 
देरी न हो, इस उद्देश से मुझे काग्रज़ देनेवाले एक्सेल पेपर मार्ट के श्री गुप्त का मैं 
कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता हूं । 
मेरा प्रार्थना-पत्र मिलते ही, प्रकाशन पूर्व चन्दा भेजनेवाले साहित्यासक्तः 
सहृदयों का, संघ-संस्थाओं का, एवं इस दिशा में सहयोगी अन्य अपने मिन्रवर्ग का 
भी मैं कतज्ञ हूं । 
उपन्यास के पात्रों की कलंपना सुलभ है । लिखते समय ही नवीन आलोचनाएँ. 
जा जाती हैं। उनके भेंवर में फँसकर बाहर आते में मुझे जो सहायता मिली उनके 


अनेक स्वरूपों को, व्यक्तियों को देखने पर अनुभव में आये हुए आत्मीयता के अनेक 
मुख तो कल्पनानीत हैं । 


पेंगल संवत्सर श्रावण शद्ध द्वादशी 


सी. के. नागराजराव 
बेंगलोर, 6 मां, 976. - 


2 


लेखकीय 


(प्रस्तुत सस्करण के संदर्भ में) 


आरतीय भाषाओं के साहित्य के इतिहास को जाननेवाले किसी भी व्यक्ति 
को यह एक इन्द्रजाल-सा मालूम होगा। एक कन्‍्नड का उपन्यास, वह भी कत्लड़ 
में प्रकट हुए तीन ही वर्षो में हिन्दी मे प्रकट हो रहा है, यह आश्चरमं की वात तो 
है हो! इस आश्चर्यंकर भटना के लिए कारणीभूत साहित्यासक्त सहृदयों को 
मनसा स्मरण करना मेरा प्रमम कर्तव्य है। 

“पट्टमहादेवी शान्तला' कन्नड में जन प्रकाशित हुआ तो थोड़े ही समय में 
सभी वयोवस्था के, सभी स्तर के, सभी वर्ग के सामान्य एव बुद्धिजीवियों की 
अशंसा का पात्र बन गया ! उस प्रशसा का परिणाम ही, इसके हिन्दी अनुवाद का 
प्रकाशन माना जाय तो शायद कोई गलती नहीं होगी । मुझ से सीधे परिचित न 
होने पर भी इस कृति को पढ़कर सराहतेयाले डॉ. आर, एस. सुरेन्द्र जी, उनके 
बन्धु एवं मित्रवर्ग की सहातुमूति के फलस्वरूप इस कृति को हिन्दी में लाने की 
इच्छा से सम्मान्य श्री साहू श्रेयांस प्रमाद जैन से परिचय कराया । इस उपन्यास 
को पढकर इस में रूपित शान्तलादेवो के व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर, इसे हिल्दी 
में अनुवाद करने की तीव्र अभिलापा रखने वाले मेरे वृद्ध मित्र थी वि. वेकटाचल 
शर्मा भी परिचय के समय अचानक साथ थे । इस परिचय और सन्दर्शन के फल- 
स्वरूप ही, भारतीय ज्ञानपीठ इसके प्रकाशन के लिए इच्छुक हुआ । 

भारतीय ज्ञानपीठ, के निर्देशक श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन से मेश पहले से परिचय 
रहा है। किन्तु वर्षों से सम्पर्क न होने से जैसे एक-दूसरे को चूल-से गये थे। यह 
रचना तुरस्त पुरानी मैत्री को नया रूप देकर हम दोनों को पास लायी। भर 

वह आत्मीयता इस बार स्थायी वन सकी | प्रकाशन के कार्य भार को सीधे वहन 


3 


करनेवाले भारतीय ज्ञानपीठ के भूतपूर्व कार्यंसचिव डा. विमलप्रकाश जैन मुझसे 
विलकुल अपरिचित ये । सम्मान्य श्री साहू श्रेयांस प्रसाद जैन की इच्छा के 
अनुसार उन्होंने मुझसे स्वयं पत्रव्यवहार प्रारम्भ किया । सहज साहित्याभिरुचि, 
सुक्ष्मगुणग्रहणशक्ति के कारण उन्होंने इसके हिन्दी अनुवाद को पढ़कर वस्तु- 
विन्यास, पात्र-निवेहण, निरूपण-तंत्रों से आकृष्ट होकर इसमें गोरव दर्शाया । ओर 
वही गौरव मुझे भी दर्शाकर वे इस प्रकाशन कार्य में हृदय से तत्पर हुए थे। 
डा. वि. प्र. जैन के वाद, वर्तमान में भारतीय ज्ञानपीठ के कार्य सचिव का स्थान 
कवि श्री वालस्वरूप राही ने ग्रहण कर लिया है। वे और ज्ञानपीठ के प्रकाशन 
विभाग के अधिकारी डॉ. गुलावचन्द्र जैन दोनों ने त्वरित गति से इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन कारये में विशेष रुचि दिखायी। उनसे सभी तरह का सहयोग प्राप्त हो 
रहा है| उनके लिए मेरा आभार ज्ञापने ॥- ८7. 
श्रवणवेलुगोल के श्री जैन. मठ के पीठाधिपति श्री चारुकीति भट्टारक स्वामी 
जी ने यद्यपि सीधा मुझे कुछ नहीं बताया, न ही लिखा, व्यक्तिगत परिचय का 
अवसर भी नहीं आया, तो भी मेरी कननड़ रचना: को पढ़कर, परोक्ष में ही उसकी 
प्रशंसा श्री साहू श्रेयान्सभसाद जी के समक्ष प्रकट की। यह इस रचना के लिए. 
उनसे प्राप्त शुभाशीर्वाद मानता हूँ. जी बाकि, हि ह 
हिन्दी अनुवाद के काये को अपनी इस आयु में (पचहृत्तर के करीब) बहुत ही 
आत्मीयता से, अपने स्वतः के कार्य के जैसे श्रद्धासक्ति-से करनेवाले श्री पि. वेंकटा- 
चल शर्मा जी का मैं कृतज्ञ हूँ । हस्तप्रति टाइप होकर, यथासंभव कम गलतियों से 
ज्ञानपीठ को पहुँचाना था। हिन्दी में टाइप करनेवाले श्री वेंकटरामय्य के सका- 
लिक सहयोग का मैं आभारी हूँ । संभवनीय गलतियों को निवारण करने में कन्नड़ 
मूल रचना के साथ हिन्दी अनुवाद को तुलनाकर अवलोकन करने में, मेरे कन्नड़ 
भाषा के आत्मकथन तथा इस निवेदन को हिन्दी अनुवाद करने में एवं अनेक 
विधों में सदा के जैसे मेरे सभी कार्यों में हमेशा सहायंता करनेवाले मेरे मित्र 
विद्वान श्री एच. जि. शितिकण्ठ शर्मा एम. ए. साहित्यरत्न का मैं कृतज्ञ हूँ । 
_. ग्रंथ प्रकाशन में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सहायता करनेवाले सभी जनों का 
मैं पुन: अभार मानता हूँ। ! 


770, ] "वि! मुख्य मार्गे इति, 


7 ब्लॉक, वनशंकरी [] स्टेज बेंगलूर '. सी, के. नागराजराव 
दुंदुभि सं. कातिक बहुल द्वादशी 
]2 दिसम्बर, 982 


4 


पट्टमहादेवी शान्तला 
भाग . एक 


का है।” 2 
राजभटो ने तत्काल जवाव नही दिया। वे हेग्गड़े के घर के व्यवहार में यों 
अमाधारण ढग देखकर जवाब देने में कुछ आगा-पीछा कर रहे थे । 

इन राजदूतों के इस संकोच को देख हेग्गडती ने कहा, “संकोच करने की 
जरूरत नही। सोमेऊर से आप लोग आये हैं, इससे स्पष्ट है कि आप लोग हमारे 
अपने हैं। परन्तु, आप लोग राजकाज पर आये हैं, मैं नही जानती कि कार्य किस 
तरह का हैं! यदि वह गोप्य हो तो आप लोगों को हेग्पड़ेजी के माने तक प्रतीक्षा 
नकरनी पड़ेगी । 

“ऐसा कोई गोप्य विषय नहीं माताजी; फिर भी युवराज के संदेश को सीधे 
हेग्गडेजी से निवेदन कर सकने का अवकाश मिलता तो अच्छा होता। निश्चित 
ऋूप से यह मालूम होता कि वे कब तक लोटेंगे तो हमे कार्यक्रम निश्चित करने में 
सुविधा होती ।” हु 

“ऐसा कह नहीं सकती कि वे कब लौटेंगे । यदि आप लोगों को उनके दर्शन 
करने का भाग्य हो तो अभी इसी क्षण आ सकते हैं । नही तो पन्द्रह दिन भी लग 
सकते हैं ।” 

“तो हम एक काम करेंगे । हम जो पत्र वहाँ से लाये हैं, उसे आपको सौंपेंगे 
और श्रीमद्युवराज और युवरानीजी ने जो सदेश कहला भेजा है उसे आपसे 
“निवेदन करेंगे । हूम कल दोपहर तक हेग्गडेजी की प्रतीक्षा करेंगे। तव तक भी 
यदि वे न आयें तो हमें जाने की आज्ञा देनी होगी । क्योंकि हमे वहुत-से कार्य करने 
हैं। दम-बारह कोस दूर पर रहने के कारण आपको पत्र ओर संदेश पहुँचाना 
आवश्यक था जिससे आप लोगों को आगे का कार्यक्रम बनाने में सुविधा रहे। 

श्रीमान्‌ युवराज का ऐसा ही आदेश है कि सदेश पहले आपको मिले।” यह कह- 
कर राजमुद्रांकित खरीता राजभट ने हेग्गड़ती के समक्ष प्रस्तुत किया । 

हेग्गडती माचिकब्वे ने खरीता हाथ मे लेकर खोला और मन-ही-मन पढ़ा । 
बाद में वोली, “ठीक, बहुत संत्तोप की बात है। शुभ-कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिए। 
इस कार्य में पहले ही बहुत विल्मम्व हो चुका है। लेकिन जब तो सम्पन्न हो रहा 
है--यह आनन्द का विपय हे।” 

“अब वया बाज्ञा है ?” 

“जब तक हेग्गड़ेंजी नही आते और विचार-विमर्श न हो तव तक मैं क्‍या 
कह सकती हूँ । 

बडे राजदूत ने निवेदन किया, “आपका कहना ठीक है। फिर भी श्रीमान्‌ 
युवराज एवं विशेषकर श्रीमती युव॒रानी जो ने बहुत आग्रह किया है। उन 
दोनो ने हमें आज्ञा दी है कि इस शुभ-कार्य के अवसर पर आप दोनो से अवश्य 
ध्पधारने की बिनती करें। श्रीमती युवरानी जी को आपके घराने से विशेष प्रेम 


पट्टमहादेवी शान्तला / 3 


है | 24 

“यह हमारा जहीभाग्य । ऐसे उन्‍्नेत स्थान पर विराजनेवालि, हम ज॑ंसे 
साधारण हेगड़े के परिवारों पर विशेष अनुग्रह कर रहे हैं। यह हमारे पूर्व-पुण्य 
का हीं फेल है। और नहीं तो क्‍या ? आप लोगों की बात-चीत और व्यवहार से 
ऐसा लगता है!कि आप लोग उनके अत्यन्त निकटेवर्ती और विश्वसनीय हैं।” 

“माजी, अंपका फैयन ठीक है। उनके विश्वास-पात्र बनने का सौभाग्य, 
हमारे पूर्व-पुण्य क। ही फल है। हम भाग्यशाली हैं। मेरा नाम रेविमय्या है और 
मैं राजगृह का द्वारपाल हूँ। यह मेरा साथी है, इसका नाम गोंक है। हम दोनों--- 
रोज-परिवार फे अत्यत्त निकटवर्ती सेवक हैं। इसीलिए हमें आपके सम्मुख भेजा 
गया है । कुछ ओरों को भी निमन्ध्रणे-पत्र भेजने हैं। औपचारिक निमन्प्रण-पत्र- 
बहुत हैं जो भेजेने को हैं। ऐसे पत्र हम जैसे और नौकर पहुँचा आएंगे । मगर युवराज 
का खुद का सन्देश उन अन्य निमन्त्रितों के लिए नहीं होता । जिन्हें इस शुभ अवसर 
पर रहना अत्यन्त आवश्यक है, उन्हीं के पास हम जैततों के द्वारा निमस्त्रण के 
साथ सन्देश कहला भेजते हैं। राजवंशियों का विश्वासपात्र बनना उतना आसान 
नहीं है, माताजी ! विश्वास योग्य बनना कितना बड़ा सौभाग्य है--इसे मैं खुद 
अनुभव से समझ पाया हूँ ।” है 

“बहुत अच्छा हुआ। अब आप लोग विश्राम कीजिए । बहुत थक्के होंगे।. 
गोलब्बे ! लेंका से जाकर कहो कि इनेके घोड़ों को घुड़साल में वाँधघकर उनको 
देख-रेख करे। 

“बाहर के वरामदे के देक्षिण की और के कमरे में इन्हें ठहराने की व्यवस्था 
करो। ये रोजपरिवार में रहनेवाले हैं, इनकी मेजवानी में कोई कसर न हो ।” 

हेग्गड़ती के आदेश के अनुसार व्यवस्था करने के लिए सब लोग वहाँ से चले । 
भादेशानुसार व्यवस्था कर राजदूतों को कमरे में छोड़केर गालव्बे लौटी । हेंग्गड़ती' 
माचिकब्बे ने पूछा, “शान्तला कहाँ है ?” | 

“मैंने देखा नहीं, माताजी ! कहीं अन्दर ही होंगीं। बुला लाऊंँ ?” 

“न, यों ही पूछ रही थी ।” 

गालब्बे चली गयी। हेग्गड़ती झूले से उठो और अपने कमरे में चली गयी । 
उसका वह कमरा अन्दर के बरामदे के उत्तर की ओर था। शान्तला भी वहीं माँ 
फे साथ रहती थी। शान्तला ने माँ के आने की ओर ध्याव नहीं दिया। शाम का 
समय था । वह भोजन-पूर्व भगवान का ध्यान करती हाथ जोड़े, आँख मंदे बैठी 
थी। मन-ही-मन गुनगुनाती हुई प्रार्थना कर रही थी । माचिकव्बे राजपृह से प्राप्त 
पत्र को सुरक्षित स्थान पर रख ही रहो थी कि इतने में दरवाज़े से लेंका ने आवाज़ 
दो और कहा कि हेग्गड़ेजी आ गये। लेंका की बाते सुन उस पत्र को हाथ में' 


लेकर भैसे ही हेग्गड़ती बाहर आयी। लेंका की बात शांन्तला ने भी सुनी तो वह' 
4 / पहमहादेधो शान्तला 


भी तुएत ध्यान से उठी, माँ के पीछे-पीछे चल, पड़ी । 

माचिकब्बे अभी बअद्यमग्दे के द्वार तक पहुँची, ही थी कि इतने मे हेग्यड्े 
आरकिंगय्या अन्दर आ चुके थे। 

हेग्यडती माचिकब्वे ने कहा, “उचित समय पर. प्रधारे आप ।/ 

“मो क्या ?” 

“मोसिऊर से राजदूत आये हैं । 

“क्या समाचार है ?” हेग्गड़ें मारसिगय्या ने कुछ घवड़ाये हुए-से पूछा 

“सब अच्छा ही समाचार है । पहले आप हाय-मुंह घोकर शिवा्चन कर लें 
सूर्यास्त के पहले भोजन हो जाये ।7 

“मेरे लिए यह नियम लागू नही न? मेरा शिवार्चन ऐसी जल्दवाजी में पूरा 
नही होता । इसलिए आप लोग भोजन कर लें। मैं आराम से ययावकाश अपने 
कार्यों से निबद लूँगा। इस वात को रहने दें---अब यह कहे राजमहल की क्‍या 
खबर है ?” 

“यह पत्र आप पढ में /--कहतो हुई उसे हेग्यडे जी के हाय में देकर पीछे 
की ओर मुड बेटी को देखकर प्रूछा, “अम्माजी ! तुम्हारी ध्यान-यूजा समाप्त हो, 
गयी ? तो चलो, हम दोनो चलें और भोजन कर आयें । तुम्हारे अप्पाजी को 
हमारा साथ देने की इच्छा नही ॥7 

“अप्पाजी ने ऐसा तो नही कहा न ! अम्मी ।” 

“हाँ, मैं तो भूल ही गयो | लडकियाँ हमेशा पिता का ही साथ देती हैं । मेरे 
साथ तुम चलोगी न ?/ 

“चलो, चलती हूँ ।” शान्तला ने कहा । 

माँवेटी दोतो भोजन करने चली गयी । 

इधर हेग्यड़े मारसिगय्या ने अपने उत्तरीय शिरोवेप्टन आदि उतारे और 
गद्दी पर रखकर तकिये के सहारे बैठ उस पत्र को पढने लगे। इतने में नौकरानी 
गालब्बे ने पनोटी-पानी-गुड आदि ला रखा। 

“राजदूत चले गये ?” 

गालब्बे ने कहा, “अभी यही हैं मालिक। कल दोपहर तक वे आपकी 
अतीक्षा करने के इरादे से यही ठहरे हैं। आपके दर्शन करके ही प्रस्थान करने का 
उनका विचार है। कया उन्हें वुलाऊँ ?” 

“वे आराम करते होंगे, आराम करने दो । मुझे भी नहाना है। शीघ्र तेयारी 
करो। तव तक मैं भी आराम करूँगा । उन अतियियों के लिए सारी व्यवस्था 
डटोक है न ?/ 

“हेग्गडतीजी के आदेशानुसार सभी व्यवस्था कर दी गयी है।”” 

“दोक है। अब जाओ 77 


छ>स्जाजे जी अनाइट््इ्क्क 7 4. 


स्नान, पूजा-पाठ से निवृत्त होकर भोजन समाप्त करंके हेगड़े मोरसिगय्या वारह- 
दरी में उसी झूले पर आ विराजे। उनके पीछे ही पान-पट्टी लेकर उसी झूले परः 
पतिदेव के साथ बैठी माचिकव्वे पान बनाने लगी। 

हेग्गड़े मारसिगय्या ने पूछा, “हेग्गड़ती जी ने क्या सोचा है?” 

“किस विपय में ।” 

“सोसेऊरु के लिए प्रस्थान क रने के वारे में ।* 

“मेरा क्या निश्चय होगा । जैसी आपकी आज्ञा होगी।” 

“अपनी इच्छा के अनुसार मुझे अनुकूल वनाने में हेग्गड़तीजी वड़ी होशियार 
हैं। अब इस वात को रहने दें । यह बताएँ कि अब क्या करना है 

' '्युवरानीजी ने खुद अलग से सन्देश भेजा है । ऐसी हालत में न जाना क्या 
उचित होगा ?” 

“जाना तो हमारा कत्तंव्य है ही। मगर यही शुभकार्य उनके महाराजा 
होने पर सम्पन्त हुआ होता तो कित्तना अच्छा लगता ? 

“महाराजा विनयादित्य प्रभु के जीवित रहते एरेयंग प्रभु का महाराजा 
बनना कैसे सम्भव हो सकता है १” 

“युवराज एरेयंग प्रभु की आयु अव कितनी है---समझती हो ?” 

“कितनी है १” 

“उनका जन्म शालिवाहन शक सं ६६६ सर्वेजित्‌ वर्ष में हुआ था। इस 
जांगीरस वर्ष तक पतालीस वर्ष के हो गये | फिर भी वे अब तक युवराज ही हैं । 
महाराजा विनयादित्य प्रभु की आयु अब करीव-करीव भीमरथ शान्ति सम्पन्न 
करने की है [7 

“वह उनका भाग्य है। युवराज हैं, तो भी उन्हें किस वात की कमी है। 
सुनते हैं कि वास्तव में सारा राजकाज करीव-करीब उन्हीं के हाथ है।” 

“किस भुप्तचर के द्वारा तुमने यह ख़बर पायी ?” 

“सब लोग कहते फिरते हैं। इसके लिए गुप्तचर की कया जरूरत है ?” 

“लोगों में प्रचलित विचार और वास्तविक स्थिति--इन दोनों में बहुत 


अन्तर रहता है। इस अन्तर को वहाँ देखा जा सकता है। अब तो वहाँ जाने का 
मौका भी आया है ।” ह 


“मतलव यह कि जाने की आज्ञा है। है न ?” 


“आज्ञा या सम्मति जो भी हो, वहाँ जाना आवश्यक है। क्योंकि यह हमारा 
कत्तेव्य है। ; 


पान तैयार कर हेग्गड़े के हाथ में देकर कहने लगी, “आप अकेले होः 
जाइए ।” 


क्यों ? राजकुमार का उपनयन राज-कार्य नहीं है?” 


6 / पंट्महादेवी शांन्तला 


“ऐसा तो नहीं। पुरुषों के लिए तो सब जंगह ठीक हो संकंती है। मगर 
स्त्रियों को बड़े लोगों के यहाँ उतके अनुसार चलना किन होता है) हंम छोटे हैं, 
क्या हम उनके बरांवर हो सकेंगे ?” | 

“मानव-जन्म लेकर, मनुष्य को अपने को कभी छोटा समझना ठीके नही । 
समझी ?” 

“में अपने को कभो छोटी नहीं समझती, पर उनकी दृष्टि में हम छोटे हैं इस- 
लिए कहा । 

“क्या यह तुम्हारा अनुमान है या अनुभव ?/ 

/'राजमहल मे जो हेग्गडतियाँ हो आयी हैं उनसे मैंने ऐसी बातें सुनी हैं। 

“तभी कहा न? दूसरों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। 
यदि हमारी हेग्गडत्ी को दुःख होगा तो वह हमारे लिए क्या सतोप की वात 
होगी ? अब की वार दोनो साय चलेंगे। वहाँ से लौटने के वाद यदि दुवारा बुलावा 
आयेगा तब जाने न जाने का निर्णय तुम ही पर छोड दूँगा।” 

“हेग्मड़ेजी की आज्ञा हुई तो वही करेंगे। उपनीत होनेवाले राजकुमार की 
कया आयु है ?” 

“सोत्रह । क्यों ?” 

“बस, यो ही पूछा । उपनयन करने मे इतनी देरी क्यों की ?” 

“शायद पाँच वर्प हुए होंगे । महाराजा की पष्ठिपूति शाति के दो-तीन वर्ष वाद 
महाराजा एक गम्भीर बीमारी के शिकार हुए। उस रोग से वे मुक्त होंगे--ऐसी 
उम्मीद किसी को नहीं थी। रोग से मुक्ति तो मिल गयी, परन्तु वहुत कमज़ोर ही 
रहे। राजवँद्य भी कुछ कह नही सके थे। उस प्रसग मे युवराज अभिषिक्त हो जाये 
उसके बाद ही बडे लड़के का उपनयन करने की शायद सोचते रहे होगे ।” 

“तो क्या युवराज पिता की मृत्यु चाहते ये ?” 

“छी, छी ! ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो जन्म लेते है वे सव मरते भी हैं । 
कुछ पद वंशपरम्परा से चले आते हैं। युवराज महाराजा के इकलोते पुत्र है। 
ऐसी दशा में युवराज का यह सोचना कि महाराजा होने के बाद बेटे का उपनयन 
करें---यह कोई गलत तो नही है। जो भी हो, पट्टाभिपेक भी स्थगित हुआ । उप- 
नयन करने में विलम्व हुआ । और अधिक विलम्ब न हो---सम्भवत. इसलिए अब 
इसे सम्पन्न करने का निश्चय किया है ।” 

“जो भी हो, विवाह की उम्र मे यहू उपनयन सम्पन्न हो रहा है।” 

“होने दो | तुम्हें उठकी समधिन तो नही बनना है। तुम्हें अपनी बेटी की शादी 
के बारे में सोचने के लिए अभी वहुत समय हैं। उन राजभटो का भोजन हो चुका 
हो तो उन्हें कहला भेजो । उन्हे और भी बहुत से काम होंगे। वे यहाँ बैठे-वैठे व्यर्थ 
मे समय क्यों व्यतीत करें 


पट्ुंमहादेवी शान्तला / 77 


हेग्गड़ती:वहाँ से उठी;और जाकर दो-चार क्षणों में ही-लौटकर,. “वे. अभी आा 
रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आऊँगी,” कहकर भीतर चली गयी | 

रेविमय्या और योंक---दोनों राजभट उपस्थित हुए और अदब से प्रणाम कर 
खड़े हो गये। हेग्गड़े के उन्हें बैठने को -कहने पर वे बेठः गये । 

“तुम लोगों ने हेग्गड़तीजी को जो वताया है, उस सबसे हम अवगत हैं। युव-- 
राज की आज्ञा/फे अनुसार हम इस उपनयत्त महोत्सव. के अवसर; पर वहाँ. अवश्य 
आएंगे । इतनी जात्मीय भावना से जब हम स्वयं युवराज के द्वारा निमंत्रित- हैं तो 
यह हमारा अहोभाग्य ही है। मालूम हुआ कि: आप लोगों ने मेरे लिए कल तक 
प्रतीक्षा करने का निश्चय किया था । आप लोग ' जितने . दिल चाहें हमारे अतिथि 
बनकर रह सकते हैं। परच्तु प्रस्तुत प्रसंग में आप लोग जैसा उचित समझें वैसा 
करें।” * ध 

“आपके दर्शन भी हो-गये । इसलिए सुबह तड़के ही ठंडे वक्‍त में हम यहाँःसे 
चल देंगे। इसके लिए आप अनुमति दें ।7 । 

“जैसी इच्छा हो करें। अव. आप लोग जाकर आराम करें। हमारे नौकर 
लेंका से कहेंगे तो वह सारी व्यवस्था कर देगा ।” 

दोनों राजदूत उठ खड़े हुए, परल्तु वहाँ से हिले नहीं। 

"क्यों क्या चाहिए था । क्‍या कूछ और कहना शेष है ?' 

बड़े संकोच से रेविमय्या ने कहा, “क्षमा करें। जब हम आये तब फाटक पर 
ही छोटी-अम्माजी से मिले थे। वे ही हमें अन्दर ले आयी थीं । फिर उनके दर्शन 
नहीं हुए । अगर हम सुबह तड़के ही चले जायें तो फिर हमें उनके दर्शन करने का 
अवसर ही-व मिलेग।] यदि कोई आपत्ति न हो, उन्हें एक वार और देखने की: 

इच्छाहैए! 

“शायद सोती होगी । गालब्बे ! देखो तो अगर अम्माजी सोयी न हो तो, 
उसे कुछ देर के लिए यहाँ भेजो ।/” कहकर हेग्गड़े मारसिगय्या ने राजदूतों से 
कहा, “तब तो उसने तुम लोगों को तंग किया होगा ।” ः 

रेविभय्या ने कहा, “ऐसा कुछ नहीं | उनकी उम्र के वच्चों में वह होशियारी, 
और बुद्धिमानी, वह गाम्भीर्य ओर संयम, और वह धीरता-निर्भवता दुर्लभ है । 

इसलिए उस बालिका को फिर से- देखने की इच्छा हुई। आप अन्यथा न समझें ।” 

“कुछ नहीं। तुम लोग बेठो । बच्चों को प्यार करने का सबको अधिकार है। 
इसमें अन्यथा समझने की क्या बात है ?” 

दोनों राजभर बैठ गये । गालब्बे शान्‍्तला के साथ आयी ! 

शान्तला ने'पूछा, “अप्पाजी ! मुझे चुलाया ?” 

“थे लोग कल सुवह तड़के हो जानेवाले हैं। आते . वव्तःतो इन्होंने तुम्हे देखा: 
था फिर तुम्हें देख नहीं सके। वे फिर तुम्हें देखना चाहते थे। अतः कहला': 


3 / पह्महादेबी शान्तला. 


मेजा।” 

“कल दोपहर जाने को बात कह रहे ये 7 

“हाँ, उन लोगों ने वसा ही सोचा था। मैं आ; गया तो उनका, काम बने 
शअया | इसलिए अमी जा रहे हैं ।' 

“कल दोपहर त्तक भी आप न आते तो तव ये लोग बया-करते ?” शान्तला 
ने पूछा । 

“अब तो आ गया हूं न?” हेग्गड़े ने कहा । 

“आये तो क्या हुआ ? ये लोग कन्न दोपहर ही को जायेंगे ।” 

“अम्माजी उन्हें बहुत काम करने के हैं। राज-काज पर लगे लोग यो ही समय 
नही बिता सकते। काम समाप्त हुआ कि दूसरे काम के लिए दौड़ना पडता है। 
तुम्हें यह सब मालूम नहीं होता, वें टी ।” 

“सब लोगों की भी तो यही दशा है | एक काम समाप्त हुआ कि नही, दूसरे 
काम पर आगे बढ़ते जाना चाहिए ॥7” 

रेविमय्या टकटकी लगाये शान्तला को ही देखता रहा । 

हेग्गढे मारभिगम्याजी को हँसी आ गयी । वे बोले, “वेंटी ! तुम बड़े 
अनुभवी लोगों की तरह वात करती हो ।” 

रेविमय्या ने कहां, “हेग्गडेजी, आप एक योग्य गुरु से अच्छी शिक्षा दिलाने 
की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए यहाँ की अपेक्षा राजधानी वहुत 
ही अच्छी जगह होगी। वहाँ बड़े योग्य और निपुण विद्वान हैं ।” 

“यह वात तो महाराजा की इच्छा पर अवलम्बित है। यहाँ भी अच्छे शिक्षक 
की व्यवस्था की गयी है। अभी संगीत, साहित्य और नृत्य की शिक्षा क्रम से दी 
जा रही है। इसके गुरु भी कहते हैं कि अम्माजी वहुत प्रतिभासम्पन्न है।'” 

“गुमगी को ही कहना होगा? अम्माजी की प्रतिभा का परिचायक आइना 
उनका मुखमण्डल स्वयं है। यदि अनुमति हो तो एक बार बच्ची को अपनी गोद 
"में उठाऊँ 7” 

“यह उसे सम्मत हो तो कोई आपत्ति नहीं। गोद में उठाने की बह अपना 
अपमान समझती है।” 

“नहीं अम्माजी, गोद में उठाना प्रेम का प्रतीक है। जिसे गोद में लिया 
जाता है उसकी मानसिक दुर्बलता नहीं। इसमे अपमान का कोई कारण नही । 
आओ अम्माजी, एक बार सिर्फ़ एक हो बार अपनी गोद में लेकर उतार दूँगा।” 
मिड़गिडते हुए रेविमय्या ने हाथ आगे वढाये । 

शान्तला बिना हिले-डुले मूतिवत्‌ खड़ी रही । आगे नहीं बढ़ी । वही दो कदम 
आगे बढ़ आया। उप्को आंदें तर हो रही थीं। दृष्टि मन्द पड़ गयी। वैसे हो 
बैठ गया । शान्तला अपने पिता के पास जाकर बैठ गयी । यह सब उसकी समझ से 


पट्टमहादेदी झान्तला / 9 


कुछ भी नहीं आया । 

हेगड़े मारसिगय्या ने पुछा, “क्यों? क्या हुआ ?” रेविमय्यों की भँयों से 
धाराकार आँसू वह रहे थे । धारा रुकी ही नहीं । मारसिगय्या ने गोंक की ओर 
देखा और कहा, “वह वहुत भावुक है | उसके विवाह के छः बर्ष के बाद उसकी 
एक बच्ची पैदा हुई थी। दो साल तक जीवित रही। बच्ची बहुत होशियार 
थी | उसके मरने के बाद फिर वच्चे हुए ही नहीं । उसे बच्चे प्राणों से भी अधिक 
प्यारे हैं।” | 

“बेचारा !7 अनुकम्पा में हेग्गड़े मारसिगय्या ने कहा। 

रेविमय्या को स्वस्थ होने में कुछ समय लगा । 

हेग्गड़े मारसिंगय्या में कहा, “आप लोग एक काम करें। आप लोगों की 
यात्रा कल दोपहर को ही हो। अम्माजी भी यही कहती हैँ। अब जाकर आाराम 
करो । मैं भी आराम करूँगा ।” 


सुबह स्तान-उपाहार आदि समाप्त कर रेविमय्या और गोंक दोनों हेग्गड़े के घुडसाल 
में गये। उनके घोड़े मालिण-शुदा होकर चमक रहे थे। घोड़े भी खा-पीकर तैयार 
थे। घोड़ों का प्रात:कालीन आतिथ्य चल रहा था। पास ही जीन-लगाम से लैस 
एक टट्टू तैयार खड़ा था। दोनों उसकी ओर आकपित हुए | घुड़साल के उस कर्म- 
चारी को पिछले दिन इन लोगों ने नहीं देखा था | उसके पास जाकर रेविमय्या 
ने पूछा, “यह दट्टू, किसके लिए है ?” 
“यह छोटी अम्माजी के लिए है।” उत्तर मिला । 

“क्या ! अम्माजी घोड़े की सवारी भी करती हैं ?” रेविमय्या ने चकित 

होकर पूछा । 


नौकर ने गये से कहा, “आप भी उन जैसी सवारी नहीं कर सकते | 
इसी वीच शान्तला वहाँ आयी । ६ 
वह वीरोचित वेषभूपा, काछ लगी धोती, ऊपर अँगरखे में सजी हुई थी। 


“रायण ! अब चलें !” कहती हुई वह अपने टट्टू के पास गयीं और उसे थपथपाया | 


अपने ट्ट्टू, को लेकर घुड़साल से वाहर निकल पड़ी । रायणं दूसरे घोड़े को लेकर 
उसंका अनुसरण करने लगा । 


रेविमय्या शान्‍्तला के पास आया | पूछा, ”अम्माजी, आपके साथ चलने कीः 
मुंझे इच्छा हो रही है; क्‍या मैं भी चल॑ ?” 


0 / पट्टमहादेवी शान्तला . 


-“आइए, क्या हज है।” फिर उसने घुड़णाल की ओर देखकर कहा, “अभी तो 
आपका घोड़ा तैयार नही है 7” 

रेविमय्या ने कहा, “अभी दो ही क्षणों में तेयार हो जाऊँगा |” इतने से 
हेग्गड़े वहाँ आये । उन्होंने पूछा, “कहाँ के लिए तंयारी है ?” प 

रेविमस्या ने जवाब दिया, “अम्माजी के साथ जाने के लिए अपने घोड़े को 
तैयार कर रहा हूँ ।” 

हेग्गडे ने कहा, “रायण ! तुम ठहर जाओ ।” फिर रेविमय्या से कहा, 
“तुम इसी घोडे को लेकर अम्माजी के साथ जा सकते हो।” 

फिर क्‍या था ? नयी मंत्री के लिए सहारा मिल गया। 

शान्तला और रेविमय्या दोतों निकले, अपने-अपने धोड़ों पर। रेविमय्या 
चकित रह गया । वहाँ राजमहल मे धोडे के पास जाते हुए डरनेवाले राजकुमार 
उदयादित्य । यहाँ एक साधारण हेग्गड़े की साहस की पुतली छोटी बालिका ! यदि 
कोई और यह कहता तो वह समझता कि सब मनगढन्‍्त है, और उस पर विश्वास 
नहीं करता | यहाँ खुद आँखो से देख रहा है। घोडे को चलाने के उसके ढंग को 
देखकर वह चकित रह गया। एक प्रहर तक सवारी कर लौटने पर समझ में आया 
कि रायण की बात सही है। रेविमय्या मन-हो-मन सोचने लेगा--'जितका 
जन्म राजमहल में होना चाहिए था वह एक साधारण हेग्गडे के घर मे क्यो हुआ 
““उस सवाल का जवाब कौन दे ? वही जवाब दे सकता है जिसने इस जगतू का 
सृजन किया है। परन्तु, वह सिरजनहारा दिखायी दे जब तो। 

घुड़साल में धोड़ों को पहुँचाकर दोनों ने अन्दर प्रवेश किया। पिछवाड़े की 
ओर से अन्दर आये, बही वारहदरी मे हेग्यडे बैठे थे। उन्होने पुछा, “सवारी 
कंसी रही ?” 

रेविमय्या मौन खडा रहा । उसने समझा--शायद सवाल शान्तला से किया 
होगा। 

रैविमय्या से हेग्गडे ने पूछा, “मैंने तुम ही से पूछा है, घोडे ने कही तग तो नही 
किया १” 

इतने में शान्तला ने कहा, “ये रायण से भी अच्छी तरह घोड़ा चलाते है ।” 

हेग्गड़े ने कहा, “उन्हें वहाँ राजधानी में ऐसी शिक्षा मिलती है, बेटी ।” 

रेविमय्या ने पूछा, “जी आपको यह ट॒ट्ट, कहाँ से मिला? यह अच्छे 
लक्षणों से युक्त है। इसे किसी की न दीजिएया 

हेग्गडे ने कहा, “हमारी अम्माजी बढ़ेगी नहीं? जँसी अव है बसे हो 
रहेगी १!" 

"ते, ऐसा नहीं, कुछ यस्तुएँ सौभाग्य से हमारे पास आतो है। उन्हें हमे 

कभी नहीं खोना चाहिए | उसके ठिगनेपन को छोडकर शेप सभी ज्क्षण राज- 


पहमहादेवों शाम्तता /॥7 


ओग्यः हैं। अगर उसकी टाँगों:में घुंधरू-बाँघ दें और अम्माजी"उसे चलावें तो उसके 
'पैरों का लय नृत्य-सा मधुर लगेगा। हेंग्गड़ेंजी ! घोड़े पर सवार अम्माजी के 
“कान हमेशा ठापों पर ही लगे रहते हैं। आप बड़े भाग्यवान्‌-हैं। ईश्वर से भार्थना 
है कि अम्माजी दीर्घायु होवेंऔर आप लोगों. को आनन्द देती रहें। फिर उसने 
'शान्तला से कहा, “अम्माजी, कम-से-कमः अब मेरी गोद में एक वार आने को 
राजी होंगी ?” रेविमय्या के हाथ अपने-आप उसकी ओर बढ़े । 
शान्तला उसी तरफ देखती: हुई. उसकी ओर बढ़ी । रेविमय्या आनन्दविभोर 
हो उस नन्‍हीं बालिका को गोद में उठाकर “मेरी देवी: आज मुझ पर प्रसनन्‍्त हैं” 
कहता हुआ मारे आनन्द के नाच उठा। ऐसा लगता था कि वह अपने आसपास 
के वातावरण:को भूल ही गया है। शान्तला को- उतारने के बाद मुसकराते बैठे हुए 
'हेग्गड़े को देखकर उसने संकोच से सिर झुका लिया। 
संगीत सिखाने के लिए अध्यापक: को आते देखकर उसने पिताजी से “मैं 
'अध्यापक जी के पास जाऊँ ?” कहकर संगीत अध्यापक-का अनुसरण करती हुई 
'वहाँ से चली गयी। 
“हेग्गड़े जी ! आपके और अम्माजी-के कहे अनुसार आज सुवह जो यहाँ ठहर 
'गया, सो बहुत अच्छा हुआ । आज मुझे जो एक नया आनन्द मिला उससे---मुझे * 
“विश्वास है, मैं अपने पुराने सारे दुःख को भूल जाऊँगा। किसी भी तरह से हो 
आप इस बात की कोशिश करें कि आप राजधानी: ही में वस सकें । मैं यह बात 
'अम्माजी के लिए कह रहा हूँ, आप अन्यथा न समझें।” 
“देखें ! आज वृहस्पतिवार है। आप लोग. तेईस घड़ियाँ वीतने के बाद यात्रा 
'करें। जहाँ तक हो सकेगा हम पहले ही वहाँ पहुंचेंगे । मुहूर्त काल तंक तो किसी 
भी हालत में जरूर ही पहुँच जायेंगे; चूकेंगे नहीं। युवराज से यह वात कह दें। 
हेग्गड़तीजी से मिल लें और मालूम कर लें कि युवरानीजी से क्या कहना है” 
इतना कहकर हेग्गड़े वहाँ से उठकर अन्दर चलने को तैयार हुए 
इधर शान्तला का संगीत-पाठ शुरू हो चुका था | 


शान्तला की मधुर ध्वनि सुतकर रेविमय्या दंग रह गया और संगीत सुनता 
हुआ वहीं मूत्तिवत्‌ खड़ा रहा। 


*राहुकाल के वीतने पर दोनों, राजदूत हेग्गड़े, हेग्यड़तीः और. शान्तला से विदा 
लेकर निकले । शान्तला रेविमस्या और उसके साथी को: अहाते तक पहुँचा कर 


चुत | क्तत्च्दत मिस रे - कक्‍ता>फकत 


लौटी । उमके माता-पिता झूले पर बैठे बातचीत कर रहे ये। शान्तला को आयी 
देखकर हेग्गडती माथिकब्वें---“किसी तरह रेविमय्य। तुम्हे छोडकर चला यया ! 
मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो आसानी से किसी के पास न जानेवाली यह 
उस रेविमय्या मे क्या देखकर चिरपरिचित को तरह बिना सकोच के उसके पास 
गयी ?” कहकर हेग्गडे की ओोर प्रश्तार्थंक दृष्टि से देखने लगी । 

“उसने क्या देखा, इसते क्या समझा, सो तो ईश्वर ही जाने । परन्तु इतना 
तो निश्चित है कि इन दोनों में प्रगाढ मेत्री हो गयी है 

“जाने भी दीजिए । यह कैसी मंत्री । मैत्री के लिए कोई उम्र और हैसियत 
भौतो चाहिए? वह तो एक साधारण राजभट है। फिर बह आपकी उम्र का 
है।" 

मारप्षिंगस्या मुस्कराये और बोले : 

“सच है। जो तुम कहती हो वह्‌ सव सच है। जितना तुम देख और समझ 
सकी हो उतना ही तुम कह रही हो । परन्तु उन दोनों का अन्तरग क्या कहता है । 
सो तो यह तुमको मालूम नहीं। अम्माजी, यों क्‍यों खड़ी हो गयी, आओ, 
बैठी 7! 

शान्तला आकर दोनों के बीच मे झूले पर बेठ गयी । 

मारसिंगव्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, “राजकुमार के उपनयनः 
संस्कार के अवसर पर तुम हमारे साथ सोसेऊरु चलोगी न ?" 

शान्तला ने कोई जवाब नही दिया । 

“छोड़िये तो, आपकी अकल को भी क्‍या कहूँ ? वह तो अनजान बच्ची है, 
जहाँ हम होंगे वहां वह भी साथ रहेगी।” 

“अप्पा जी, रेविमय्या ने ज़रूर आने को कहा है। मैंने 'हाँ' तो कह दिया । 
परन्तु जाऊं तो मेरी पढाई रक न जाएगी ?” 

“थोड़े दिन के लिए रुके तो हर्ज क्या ? लौटते ही फिर सीख लेना।” 
माचिकब्व ने कहा । 

“हमारे गुरुजी कह रहे थे कि यदि धन-सम्पत्ति गई तो फिर कमाई जा सकती 
है, राज्य भी गया तो वह फिर पाया जा सकता है। परन्तु समय चूक गया तो 
उसे फिर पा नहीं सकते। बीते समय को फिर से पाना किसी भी तरह से सम्भव 
हो ही नही सकता ।” शान्तला ने कहा । 

“तुम जो सीखोगी उसे एक महीने के बाद भी सीखो तो कोई नुकसान नहीं । 
गुइजी को क्‍या नुकसान है ? पढावें या न पढावें, ठीक महीने के समाप्त होते ही 
उनका वेतन तो उन्हें पहुँचा दिया जाता है ॥” माचिकब्वे ने कहा । 

मारसिगय्या को लगा कि बात का विपयान्तर हो रहा है। "फिलहाल जाने 
में चार महीने हैं। अभी से इत बातो को लेकर मायथापच्ची क्‍यों की जाय ? इस 


पट्टमहादेवी शान्तला / 3 


चारे में यथावकाश सोचा जा सकता है ।? यों उन्होंने रुख च्दल दिया| ' ' 
 -“उपनयन तो'ः अंभी इस कार्तिक के वाद आनेवाले माघ- मास में होगा ? 
इतनी जल्दी चार मंहीने पहले निम॑न्‍्त्रण' क्यों भेजा गया है?” माचिकव्वे ने 
पूछा। 5 ४ * 
के “राजकमार का उपनयत क्या कोई छोटा-मोटा कार्य है ? उसके लिए कितनी 
तैयारी की आवश्यकता: है। जिन-जिनको बुलाना अनिवार्य है उन सभी के पास 
मिमंत्रण भेजना है। कौन-कौन आनेवाले हैं; जो आएँगे उनमें किन-किनको कहाँ 
कहाँ ठहराना होगा,-और उन-उनको हस्ती-हैसियत के अनुकूल कंसो-कैसी सहू- 
लियतें करनी होंगी, फिर यथोचित पुरस्कार आदि की व्यवस्था करनी होगी | 
यह सव कार्य पूर्वनिश्चित क्रम के अनुसार चलेंगे। इसके लिए समय भी तो 
आवश्यक है। हमें चार महीनों का समय बहुत लम्बा दीखता-है। उनके लिए तो 
ग्ेचार महीने चार दिनों के-वंरावर हैं। इतनी पूर्वव्यवस्था के होते हुए भी अंतिम 
घड़ी में झुण्ड के झुण्ड लोग आ जायेंगे तो तब ऐसे लोगों को ठहराने आदि-आदि 
की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा यह राजमहल से सम्बन्धित व्यवहार 
है । सब व्यवस्था नपी-तुली होती है। इस काम में लगना भी मुश्किल, न लगे तो 
जी दिक्कत । वहाँ जब जाकर देखेंगे तब तुम्हें स्थिति की जानकारी होगी ।” 
“हम तो स्थिति के अनुसार हो लेंगे, परन्तु आपकी इस बेटी को वहाँ की नयी 
परिस्थितियों से समझौता करने में दिक्कत होगी। 
“उसकी वजह से तुम्हें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं । वह हम दोनों 
सेअधिक वुद्धितती है 
“यह क्‍या अप्पांजी, आप लोगों के साथ, मेरे जाने न जाने के बारे में 
- आराम से सोच-विचार करके निश्चय करने की वात कह रहे थे, अभी ऐसा कह 
रहे हैं मानो निश्चय ही कर दिया हो।” | 
“हाँ अम्माजी ! तुम्हें छोड़कर जाना क्या हमारे लिए कभी सम्भव हो सकता 
है? यह तो निश्चय है कि तुम्हें अवश्य ले जाएँगे । परन्तु विचारणीय विषय यह 
नहीं । विचार करने के लिए अनेक अन्य बातें भी तो हैं।” 
“मतलब, मेरे पाठ-अ्रवचन का कार्यक्रंम न चूके, इसके लिए कोई ऐसी 
व्यवस्था की संभावना के बारे में विचार कर रहे हैं, यही न?” 
“हाँ विटिया, ठीक यही वात है, वड़ी होशियांर हो तुम ।” 


“बहुत अच्छा, अध्यापकजी को साथ ले जाकर वहाँ भी 'सा रे ग म' गवाते 
रहेंगे ?” ॥ 


“क्यों नहीं हो सकता ?” 
क्या ऐसा भी कहीं होता है? वहाँ के लोग क्या समझेंगे ? हमारे घर में 
जैसे चलता है वैसा ही वहाँ भी चलेगा ? यह कभी सम्भव है? क्या यह सब करना 


३4 | पहुमहादेवी शान्तला 


उचितहोगा ?” |. न हि पर 
भइमीलिए तो हमने कहा, इन सबके बारे में आराम में विचार करेंगे, 
समझी ? उन अध्यापकूजी मे भी विचार-विभर्भ करेंगे। गुद बोर शिप्या दोनों 
जैसी सम्मति देंगे वैधा करेंगे । आज व्य पाठ्-प्रवचत सब पूरा हो गया 
अम्माजी ?£ 
“मुबह संगीत और नृत्य के पाठ समाप्त हुए । साहित्य पढ़ाने के लिए अब 


शुरुजी आएँगे। 

»दुत तीन विषयों में कौन-सा विषय तुम्हें अधिक प्रिय है, अम्माजी ?” 

“मुझे तीनों मे एक-सी रुचि है ! हमारे गुरजी कहते हैं कि इन तीनों का 
आरमस्परिक सम्बन्ध ऐसा है कि एक को छोड़ दुमरा पूर्ण नद्दी हों सकता । साहित्य 
यदि चेहरा है तो संगीत और नृत्य उस चेहरे की दो मॉँपें हैं ।“* 

ठीक इसी समय लेंका ने आकर पबर दी कि कविजी आये हैं । 

सुनते ही शान्तला झूले से कूदकर भागी | हेग्यडे सारक्तिगय्या भी उसका 
अमुसरण करते चल दिये 

शास्तला के अध्यापक बोकिमय्या अपने ताइपच प्रथ खोलते लगे । अपनी 
फिप्पा फे साथ उसके पिता भी थे | हेग्गडे मारसियस्पा को देसकर थे उठ घड़े 
हुए और प्रणाम किया । हेग्यडे ने ने वी कहा और खुद भी बैठ यये | 

कृभी पढ़ाने के समय पर न आनेवाखे हेग्यडे के आज क्षाने के कारण अध्या: 
थक ये मन में बुछ उलझन-सी पैदा हो गयी थी | उनकी और देखा, फिर पोगी 
खोलने में लगे । 

हेग्यड़े मारपिगय्या ने पूछा, “आपकी यह शिष्पा कैसी है ?” 
$ विधाियों को एडले के बदले ऐसी एक भ्रिप्या को पढाना ही 

पर्याप्त है। हेग्गदेजी !” 

#इतता बढान्चढाकर फहना ठीक नहीं ।/ 

“यह अतिशयोबित नही हेग्यडेजी / सम्भवत आप नहीं समझते होंगे। आपकी 
दृष्ठि भें यह छोटी मुग्ध बाला मात्र है। अभी जन्‍मी छोटी बालिका आपके 
सामने आँखें खोल रही है । परन्तु इसकी प्रतिभा, धीशकित का स्तर ही कूछ और 
है । गवमुच आप बड़े भाग्यवात हैं।आप और हेग्यदतीजी मे उत्तम पृष्पों से 
भगवान्‌ की पूजा की है । दसी पुष्य से साक्षात्‌ सरस्वती ही आपकी पुत्री थे रुप 
में अउतरित हुईं है । आपको आश्चर्य होगा अभी वालिका दस साल की भी नटी हुई 
होगी । दो साल से मैं पढ़ रहा हें) सोलह वर्ष की उम्च के बच्चो में भी न दियने- 
बाची सूहम ग्रहषशक्ति और तत्मयता इस बालिका में है। पूर्व-पुष्य का फल 
भौर दैंवावुप्रह दोनों के समम से ही यह प्रदिना इस बालिका से है। आपनी यह 

+ जैदी भाज अमरकोद के तीनों काण्ड पष्डस्प वर चुकी है। मह अम्माजी गागेंयी- 











पट्टमहादेवी झान्तता / 5 
. कर्म. 


मैत्रेयी की पंकित में बैठने लायक है । ऐसे शिष्य मिल जायें तो सात-आठं वर्षों में 
सकंलविद्या पॉरंगत बनाये जा सकते हैं ।” 

“मैं मान लूँ-कि अपनी इन वातों की जिम्मेदारी को आप समझते हैं।” 

“जी हाँ, यह उत्तरदायित्व मुझ पर रहा 4 यह अम्माजी मायके और ससुराल 
दोनों वंशों की कीति-प्रतिष्ठा को आचन्द्राकं स्थायी बना सकने योग्य विचांरशीला 
अलेगी ।* 

“सभी माता-पिता यही तो चाहते हैं। 

“इतना ही नहीं, यह अम्माजी जगती-मानिनी वतकर विराजेगी ।” 

अब तक पिता और गुरु के बीच जो सम्भापण हो रहा था, उसे सुनती रही 
अम्माजी । अब उसने पूछा, “गुरुजी ! इस जगती-मानिती का क्‍या माने है ?' 

गुरुजी ने वर्ताया, “सारे विश्व में गरिमायुक्त गौरव से पूजी जानेवाली 
सानव-देवता । 

“मानव देवता कैसे बन सकता है ?” शान्तला ने पूछा । 

“उसके व्यवहार से । 

' शान्तला ने फिर से सवाल किया, “ऐसे, मानव से देवता बननेवाले हैं 
क्या? ह 

“क्यों नहीं अम्माजी, हैं अवश्य | भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध, शंकर 
भगवत्पाद और अभी हाल के हमारे स्वामी बाहुबलि, कितने महातन्‌ त्थागी हैं ॥ 
आप सब कुछ विश्वकल्याण के लिए त्यागकर बिलकुल नग्न हो जो खड़े हैं। 
उनका बृहत्‌काय शरीर, फिर भी सद्योजात शिशु की तरह भासित मुंखमण्डल, 
निप्कल्मप और शान्त | भेव्यता और सरलता का संगम है--थह हमारे वाहुबलि - 
स्वामी । अम्माजी, तुम्हें हमारे इस बाहुबलि स्वामी को वेलुगोल में जाकर देखना 
चाहिए ।” 

“अप्पाजी, अवकी राजकुमार के उपनयन के अवसर पर जाएँगे न, तव' 
लौटते समय वेलुगोल हो आएँ १” शान्तला ने पूछा । 

बोकिमय्या ने पूछा, “किस राजकुमार का उपनयन है, हेग्गड़ेजी ?” 

“होग्सल राजकुमार वल्‍लालदेवजी का ।” 

#४उपनयन कब है ?” 

“अभी इसी माघ मास में ।” 

“कहाँ ?” 

“सोसेऊरु में ।” 
होगा रे से वेलुगोल दूर पड़ता है? मैं समझता था कि उपनयन दोरसमुद्र में" 


शान्तला ने कहा, “दोर्समुद्र से वेलुगोल तीन कोस पर है, सोसेऊर से छः: . 
46 / पट्टमहादेवी 'शान्तला 


कोस की दूरी पर।” 

मारसियय्या ने आश्चर्य से यूछा, “यह सब हिंसाव भी तुम जानती हो ?” 

“एक धार गुरणजी ने कहा था, प्रजाजन में राजभक्ति होती चाहिए। हमारे 
राजा होव्सलवशीय है । सोसेकर, वेल्ापुरी, दोरसमुदर--ये तोनों होम्सल राजाओं 

के प्रधान नगर हैं । वेलुबोल जैनियों का प्रधान यात्रास्थान है और शिवरंगा शैवी 
का । यह सब गुरजी ने बताया था / 

गुर वोकिमय्या ने कहा, “बताया नहीं, इत्होंते प्रश्त पर प्रश्त पूछकर जाना 
है।! 

आरप्तियय्या ने उठ सडे होते हुए कहा, “अब पढ़ाई शुरू कीजिए । पढ़ाने के 
बाद जब घर जाने लगें तो एक वार हमसे सिलकर जाइएया। आपसे कुछ बात 
करनी है। पढ़ाई समाप्त होने पर मुझे खबर दीजिएगा ।" तव हठात्‌ शान्तला वहाँ 
से उठकर जाने लगी । 

“कहाँ जा रही हो, अम्माजी ?” 

"आप बातें पूरी कर लें, अप्पजी । अभी आयी ।” कहकर वह चलो गयी 

“देखिए, हेग्यड़े जी, इस छोटी उम्र में अम्माजी की इगितज्ञता किस स्तर 
क्री है ॥! 

“ममझ में नहीं आया ।/ 

#आपने कहा ने ? मुझसे बात करती है, जाने के पहले खबर दीजिए। बात 
रहस्य की होगी, उसके सामते बात करना शायद आप १ चाहते हों; इमलिए 
आपने बाद में खबर देने के लिए कहा है--यह सोचकर अम्माजी अभी बातें कर 
लेने के लिए आपकी समय देने के इरादे से चली गयी /' 

“मरे मन मे ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर भी अम्माजों ने बहुत दूर की 
बात सोची है ।” 

“बात क्‍या है?” बोकिमस्या ने पूछा । 

“कुछ खास बात नहीं । उपतयन के लिए जायें तो वहां जितने दिन टहरना 
होगा उतने दिन के अध्यापन में बाधा पड़ेगी न? सालूम होता है कि आपने 
उससे कहा, खोया [हुआ राज्य पाया जा सकता है, परन्तु बीता हुआ समय फिर 
कभी लोटाया नहीं जा सकता ।' अब क्या करें ?े उपनयन के लिए जाना तो 
होगा ही । और अम्भाजी को साथ ले जाना हो होगा । पाठ भी न रुके--यह कैसे 
हो सकता है ? इसके लिए क्या उपाय करे ?े यह आपसे पृछना चाहता था।” 

मुझे उधर की बातें मालूम नहीं। मेरे लिए निमन्‍्त्रण तो है नही फिर भी 
मुझे कोई एतराज नहीं; बगर आप ओर हेग्गडतीजी इस बात को उचित समझें 
तो मापकी तरफ से मैं आप लोगो के साथ चलते को तैयार हे । शिल्पी वाद॒याचार्य 
गंगाचार्य को भी समझा-बुझाकर में ही साथ लेता आऊँगा।” 


पहुमहादेवी शास्तता / 77 


“तब ठीक है। मैं निश्चिन्त हुआ। जब जाकर अम्माजी को भेज दूँगा । 
कहकर मारसिंगय्या वहाँ से निकल पड़े । 

थोड़ी ही देर में शान्तला आयी । पढ़ाई शुरू हुई ! 

उधर मारसिगय्या-ने अपना निर्णय हेग्यड़ती को वता दिया। 


हेन्गड़े और हेन्गड़ती की यात्रा, सो भी राजधानी के लिए, कहने की जरूरत 
नहीं कि वह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उन्हें भी काफी तैयारियाँ करनी पड़ी । 
राजकुमार बललालदेव, यूवराज एरेयंग, युवरानी एचलदेवी, राजकुमार बिद्टिदेव 
झऔर राजकमार उदयादित्यदेव--इन सवके लिए नज़राना-भेंट-चढ़ावे आदि के 
'लिए अपनी हस्ती के मुताविक और उनकी हैसियत के लायक वस्तुएँ जुटायी गयीं। 
उपनीत होनेवाले बहु को 'मातुभिक्षा' देने के लिए आवश्यक चीज़ें तैयार कीं। 
ग्रामीणों की तरफ से भेंट की रकम भी जमा की गयी। हेग्गड़े का"परिजन 
जी कोई छोटा नहीं था। माँ, वाप और बेटी---ये तीन ही परिवार के व्यक्ति 
थे। पर अध्यापक कवितिलक़ बोकिमय्या, शिल्पी नाद्याचार्य गंगाचार्य--दोनों 
सपत्नीक साथ चलने को तैयार हुए। नौकर-नौकरातनी में लेंका, गालव्वे और रायण 
के बिता कास हो नहीं चल सकता है, इसलिए वे भी साथ चलने को तैयार हुए 
उन अध्यापकों के परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौकर, 
गालव्वे की वहन नौकरानी दासब्वे, फिर रक्षकदल के सात-आठ लोग--इन सव 
के साथ वे सोसेऊर के लिए निकले। हेग्गड़े, हेग्गड़ती और छोटी अम्माजी के 
लिए एक, अध्यापकों के लिए एक, वाकी लोगों के लिए एक, इस तरह अच्छे बैलों- 
वाली तीन वैलगाड़ियाँ तैयार हुई। रायण और रक्षक-दल के लोग घोड़ों पर 
चले; साथ शान्तला का टट्ट अशोक भी था। |! 
कवि बोकिमय्या की सलाह के अवुतार कुछ लम्बा चक्कर होने पर भी तंग-भद्रा 
के संगम कूडली क्षेतत से होकर निकले। वहाँ एके दिन ठहरें और 'शारदा देवी' 
का दर्शव कर आगे बढ़ें---ऐसा विचार था। 
वहाँ एक विचित्र घटना हुई | जब श्री जारदा देवी के मंदिर में गये तब देवी 
के दायें पाश्वे से हल्दी के 'रंग का एक चुविकसित वडा फल खिसककर नीचे 
मिरा। पुजारी से उसे उठाया। चरणोंदक के लोटे के साथ थाल में रखकर 
हन्गइता के पास आया । चरणोंदक देकर “हेग्गड़तीजी; आप बहुत भाग्यशाली 
हैं, माँ शारदा ने दायीं ओर से यह प्रसाद दिया है, इसे लीजिए ।” कहते हुए उसने 


48 / पट्टमहादेवी शान्तला 


फूल लाये दहापा। हेग्वडती माचिकब्वे ने हाथ पमारा ही था कि अध्यापक 
बोकिमस्या ने कहा, “बुजारीजी, वह हमारी छोटी शारदा के लिए देवी दास 
दत्त प्रसाद है, उप अस्माजी को दीजिए।” सब लोग एक क्षण के लिए स्वच्छ 
रह गये । पुजारी भी सस्द रह गये। उसे क्या कि अध्यापक की झ़्यादती है, तो 
भी हेग्यड और हेग्यडवी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया न दिखने के कारण 
उसने अपनी भावनाओं को अपने में ही संमित रखा। देने व लेनेबाले दोनों के 
हाथ पसरे ही रहे खाये । 

शाला ने कहा, “अम्मा को ही दीजिए, वे गाँव की प्रधान हेग्यड़ती हैं 
और बड़ो हैं। उन्हे दें ती मातो सत्रको मिल ही यया ।” 

पुजारी ने चकित नेत्रों से शान्तला की ओर देखा । कुछ निर्णय करने के पहले 
ही पुष्प हेग्वट्वीज के हाथ में रहा । उन्होंने प्रसाद-पुष्प लेकर मर-मँखों लगाया 
और कहा, “गुरुजी ने जो कहा मो ठीक है चेटी ! यह प्रसाद तो तुमको ही 
मिलना चाहिए।” 

शास्तला ने प्रमाद-पुष्प को दोनो हायों में लिया, आँखों लगाया । पुणारी को 
चरणोदक देने के लिए सामने खड़ा देख माचिकब्बे मे कहा, “फूल णूड़े मे पहच 
सो, पुजारी जी चरणोदक दीजिए ।” 

शान्तला बोली, “बाकी सबको भी दोजिए, इतने में मैं फूल पहन सूंगी ।” 
पुजारों ने हेग्गड़ की ओर देखा । उन्होंने इशारे से अपनी सम्मति जता दी । 

शान्तजा के जुडे की शोभा को बढा रहा था वह प्रसाद-पृष्प। सबको तीर्ष- 
पसाद वाँटकर पुजारी शान्तला के पास आया । एकाग्र भाव से शान्तला शारदा 
जी मूति को अपलक देखती उडी रही । पुजारी ने कहा, “तीर्थ लीजिए अम्माजी। 

शान्तला ने तीर्थ और प्रभाद लिया । 

शाततला ने एक सवाल किया, “गुरुजी, यह देवी शारदा यहाँ क्‍यों जडी है ? 
बहाँ बलिपुर में महाशिल्री दासोना जो के यहाँ शारदा देवी की बैठों हुई मूर्ति 
देखी थी ।/ 

/जशिल्मी की कल्पना के अनुसार वह भूति को ग्ढ़ना है। इस मूर्ति को गदते- 
वाले शिल्पी की आँखों में खड़ी मूति ही वय रही होगी !” 

“लक्ष्मी चंचला है। अत. वह जाने को तैयार खड़ी रहती है । सरस्वती ऐसी 
सही । एक बार उतका अनुप्रह जिन पर हो जाता है वहाँ स्थिर हो जातो है । इस- 
लिए बह सदा बैठो रहती है---ऐसा आपने ही एक बार कहा घा न? 

"हाँ, अम्माजी, कहा था । मैं भुल ही गया था । वह वासस्‍्दद मे साँकेतिक है । 
इसके लिए कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं। आज कोई निर्धन तो कल धनी । आज का 
धनी कल निर्धत ) यह सव लक्मी की चंचलता का प्रतीक ही है। इसीलिए शिल्पी, 
वित्रकार ऐसे ही निरूपित करते हैं) परन्तु एक बार ज्ञानार्जन कर लें सो बह शान 


चुर्भमजरेदी बाफरलर / ॥0 


स्थायी हो जाता है। वह अस्थिर नहीं होता । वह स्थिर और शाश्वत होता है ।” 
शान्तला ने फिर प्रश्न किया, “मतलब यह कि इस मूर्ति के शिल्पी को 
शारदा भी चंचल लगी होगी ।” | 
बीच में पुजारी बोल उठा, “क्षमा करें, इसके लिए एक कारण है। यह 

शिल्पी. की कल्पना नहीं । इस सम्बन्ध में एक किवदन्ती है। थोड़े में कह डालूँगा : 
श्री आदिशंकराचार्यजी ने भारत की चारों दिशाओं में चार पीठों की स्थापना करने 
की वात सोचकर, पुरातन काल में मह॒थि विभांडक की तपोभूमि और ऋष्वशू ग 
की जन्मभूमि के नाम से ख्यात, तुंगा तीर के पवित्र क्षेत्र में दक्षिण-मठ की स्थापना 
करके, यहाँ श्री शारदा की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर ज्ञानाराधना के लिए उपयुक्त 
स्थान बनाने की सोची। “हूं ब्रह्मास्मि' महावाक्य, यजुर्वेद संकेत, इस मठ के 
पीठाधीश चेतन्य-ब्रह्मगारी और भूरिवार-स्म्प्रदाय के अनुसार यहाँ अनुप्ठान 
हों--यह उनकी इच्छा रही। इसी इरादे के साथ आद्य आचार्य शंकर ने 
दक्षिण की ओर प्रस्थान किया । इस दक्षिण यात्रा के समय एक विशेष घटना हुई ।. 
श्री शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में मण्डनमिश्र और सरस्वती की अवतार स्वरूपिणी 
उनकी पत्नी को हराया तो था ही । तव सरस्वती - अपने स्थान ब्रह्मलोक चली 
जाता चाहती थीं। उनकी इस इच्छा को जानकर आचार्य शंकर ने वनदूर्गा मंत्र 
'के बल पर उस देवी को वश-में कर लिया और अपनी इस इच्छा को देदी के 
सम्मुख प्रकट किया कि उन्हें उस स्थान में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं जहाँ अपने 
.दक्षिण के मठ की स्थापना करने का इरादा है। इस प्रकार की प्रार्थना कर उन्होंने 
-देवी को मना लिया ।” . 7 


शान्तला ध्यान से सुनती रही, पूछा, “सिद्धि मन्त्र द्वारावश् में कर लेने 
के बाद फिर प्रार्थना क्यों ?” | 

पुजारी ने इस तरह के प्रश्न की अपेक्षा नहीं की थी। क्षण-भर शान्तला को 
स्तब्ध होकर देखता रहा । फिर वोला, “अम्माजी ! हम जैसे अज्ञ, आचार्य जैसे 
ब्रह्मज्ञानियों की रीतिनीतियों को कैसे समझ सकते हैं। उनकी रीति-नीतियों को" 
समझने-लायक शक्ति हममें नहीं है। कालक्रम से इस वृत्तान्त को सुनते आये हैं । 
उन आचार्य ने क्या किया सो बात परम्परा से सुतकर, उस पर विश्वास कर उसे 
हम बढ़ाते आये हैं। आचार्य ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों.करना चाहिए--आदि 


सवाल ही नहीं उठे। केवल परम्परा से सुनी-सुनायी बातें चली आयी हैं, उनपर 


हम विश्वास रखते चले आये हैं ।” कहकर पुजारी ने मौन धारण किया | 
शान्तला ने फिर पूछा, “फिर क्या हुआ ?” - 


“फिर देवी प्रसन्‍त होकर आचाये की वात मान गयीं । पर उन्होंने एक शर्ते 
लगायी, यह शर्त थी, “मैं आपके पीछे-पीछे - चलूँगी, 'परन्तु जहाँ आप मूर्ति को 


प्रतिष्ठित करता चाहते हैं वहाँ पहुँचने तक आपको मुड़कर नहीं देखना चाहिए ।. 


-40 / पहुमहादेवी ज्ञान्तला | + -ना। ४ ा मकर 


जहाँ मुडकर देखेंगे वहीं मैं ठहर जाऊँगी। आगे आपके साथ नही चलूंगी।” इस 
आते को खुशी से आचार्य मे मान लिया। फिर उन्होंने अपनी दक्षिण की यात्रा शु् 
'की। रास्ते में कही भी उन्होंने मुडकर नही देखा | चलत्तेन्चलते वे तुंगा और भद्ा[ 
मदियों के संगम-स्थान पर पहुँचे | तव***” 

इतने में कबि वोकिमस्था ने पूछा, 'क्यों कहते-कहते रुक यये ? बताइये, 
वसब क्या हुआ ?” 

/वन्त समाप्त होते को था; और ग्रीप्म ऋतु के प्रवेश का समय था; वनश्री 
पूर्ण रूप से हरी-भरी होकर शोभा पा रही थी पर तुंगा और भद्ठा नदियाँ दुवली, 
पतली होकर वह रही थी। नदी-पात्र करीउ-करीब वालुकामय ही था। आचार्य- 
जी के जल्दी-जहदी चलने का प्रयत्न करने पर भी सूर्य की प्रयथर किरणों से तप्त 
बातुका उन्हे रोक रही थी। आचार्य अचानक रके और पीछे मुडकर देखते लगे। 
उनका अनुग्मन करनेवाली देवो शारदा वही ठहर गयी ।” 

शान्तला ने पूछा, "आचार्य जी ने ऐसे मुडकर क्यों देखा ?" 

“बताता हूँ ! माँ शारदा को खडी देखकर आचार्य स्वम्भित हो गये। तव माँ 
शारदा ने मुसकराते हुए प्रूछा, "क्यों मुझपर आपको विश्वास नहीं हुआ ” 
आचार्य को कुछ उत्तर नही सूझा । अन्त में कहा, “माँ, अविश्वास की वात नहीं । 
मगर अब जो काम मैंने किया उसका यह आर्थ भो हो सकता है। परस्तु, मुझे लगता 
है कि माँ को मेरी इच्छा पसन्द नदी आयी ।' अम्माजी, तव देवी शारदा ने आचार्य 
झे बही प्रसव किया जो आपने अभी पूछा । तब आचार्य ने कहा, 'मेरी दक्षिण 
यात्रा के आरम्म के समम से आज तक लगातार चलतो हुई माँ के पैरो के घुंघरओं 
की मधुर-ध्वनि मेरा रक्षक-कवच बनकर रही; इस नदी-यात्र को पार करते हुए 
अचानक वह मधुर नाद रुक गया। इसलिए इच्छा के न होते हुए भी यस्त्रवत्‌ मैंने 
मुटकर देखा । जब आपने यह निश्चय कर लिया है कि यहा ठहरता है तब मुझे आपके 
इस निश्चय को मानता ही पड़ेगा । देवी की जैसी इच्छा । यही मैं मूर्ति की प्रतिष्ठा 
करूँग। तद माँ शारदा देवी ने कहा, 'मेरी ऐसी कोई इच्छा मही | जब मैं 
पीछे-सीछे चल रही थी तब धघुंघुरू के नाद के न सुनायी देने का कारण यह वालुका- 
मय भूमि है, मैं नही । मैं कया कहो?” “माँ, आपका यहाँ ठहरना एक बनपेक्षित 
अटना है, इसफ्ले लिए मुझे दु से नही । परन्तु सेरा सन संकरूप पूर्ण करते का अनुग्रह 
करें। आचार्य की इस विनती से देवी सन्तुष्ट हुई और कहा, “दशहरे के पूरे 
नो दिन, अपने सकत्प के अनुसार जिस स्थान पर प्रतिष्ठा करोगे, वहाँ मैं अपने 
सम्पूर्ण-तेज के साय रहेंगो । आचार्यजी के उस अनुभव का त्रतीक हैं यह खटी 
हुई शारदा माँ की मृति ) मह शारदा चंचल नहीं। स्वेदा ज्ञान-भिक्षा देने के 
लिए तैयार होकर यह शारदा छड़ी है |” पुजारो ने कहा । 
शान्तला ने उस खड़ी शारदा को देखा। आँखें बन्द कर हाथ णोड़े रही । उसके 





पट्टमहादेवों च्ान्तला / 28 


शक 


हे कान खड़े हो गये। शरीर हर्पोल्लास से रोमांचित हो उठा। उसके चेहरे 
पर मुसकराहट की एक लहर दौड़ गयी। होंठ खुले। कहा, “मां, सुझे भी ज्ञान 
भिक्षा दो।” ये शब्द शान्तला के मुँह से मिकले। तुरन्त उसने दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया। है हे 

उस पूरे दिन वे लोग वहीं ठहरे। उस दिन श्री शारदा देवी के समक्ष में उनकी 
सल्निधि में ही पाठ-प्रवचन सम्पन्त हुआ। उस समय पुजारी भी वहीं उपस्थित 
रहा । शान्तला की श्रद्धा और विपय ग्रहण करने की प्रखर मेधा की देखकर 
पुजारी चकित रह गया । पाठ-प्रवचन समाप्त होने के बाद पुजारी ने बोकिमय्या 
से पूछा, “कविजी, सोसेऊरु जाने के लिए यह सीधा मार्ग तो नहीं है। फिर भी 
इधर से होकर जाने का क्या उद्देश्य है ?” 

बोकिमय्या ने कहा, “माँ शारदा का अनुग्रह प्राप्त कर आगे जाने के 
उद्द एय ते ही इस रास्ते से चले आये ।” 

“श्री शारदा देवी ने ही ऐसी प्रेरणा दी होगी । बहुत अच्छा हुआ । अम्माजी 
में इस छोटी उम्र में ऐसी प्रतिभा है जैसी इस उम्र के बच्चों में सम्भव ही नहीं |. 
आचार्य शंकर भगवत्पाद छोटी उम्र में, सुनते हैं, ऐसे ही प्रतिभासम्पन्त थे ।” 
पुजारी ने कहा। 

“न न, ऐसी बात न करें । यों तुलना नहीं करनी चाहिए, यह ठोक नहीं ।' 
हमारे गुरुजी ने श्री शंकर भगवत्पाद के बारे में बहुत-सी बातें वतायी हैं । थे 
विश्ववन्ध हैं। आठ वर्ष की आयु में चारों बेदों के पारंगत भौर बारह की आयु 
में सर्वशास्त्रों के ज्ञाता, सोलह में भाष्यों की रचना करनेवाले ये शान-भण्डारी 
जगद्वन्ध हूँ। युग-युगास्तरों में लोकोद्धार के कार्य को सम्पस्त करने के लिए ऐसे 
महात्मा जन्म धारण करते हैं। हम साधारण व्यक्तियों के साथ ऐसे महान्‌ ज्ञानी 
की तुलना हो ही नहीं सकती । इतना ही नहीं, तुलना करना विलकुल ही अनुचित 

है।' कहकर शान्तला ने बेहद बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा करनेवाले पुजारी को प्रशंसा 
करने से रोक दिया । 

छोटे मुंह में कितनी बड़ी बात ! पुजारी को मालूम हो गया था कि अम्माजी' 
संगीत्त और नृत्य में भी निष्णात हैं। अतः उसने रात की पूजा के समय प्रार्थना की 
कि संगीत और नृत्य की सेवा देवी के समक्ष हो, जिससे देवी शारदा भी सस्सुप्ट हों । 
शान्तला ने संगीत और नृत्य की सेवा देवी को अपित भी की, बड़ी श्रद्धा और: 
भक्ति के साथ ! उस दिन लाल चंपक पुष्पों की माला से देवी की मूर्ति सुशोभित 
थी। पूजा, संगीत-सेवा ओर नृत्य-सेवा के बाद आरती उतारी गयी। ठीक आरती 
उतारते समय देवी की दक्षिण भुजा पर से वह माला खिसकी ) पुजारी ने उसे 
उठाया । माला को ज्यों-का-त्यों बाधा। उसे लाया | अम्माजी से--- यह देवी का: 
प्रसाद है, सेवा से सल्तुप्ट होकर देवी मे यह आपको दिया है। यह. केवल मेरे: 


22 ( पट्टमहादेवोी शान्तला ु | कु 


+ 





सम्तोप का प्रतीक मात्र नहीं, वल्कि यह सन्‍्तोप एक नित्य सत्य हो जाये--इसकी 
यह सूचना है ।” कहकर निस्सकोच भाव से वह माला पुजारी ने शास्तला के गले 
में पहना दी । 


वे लोग वहाँ से पूर्वं-निश्चय के अनुसार रास्ते में जहाँ-जहाँ झहूस्ने की व्यवस्था 
को गयी थी वहाँ ठहरते हुए, आराम से आगे बढ़े। सुख से रास्ता पार करते हुए 
एक मप्ताह के बाद वे सव सोसेऊर पहुंचे । 

वहाँ उनका हादिक स्वागत हुआ । माचिकच्वे के सारे सन्‍्देह दूर हो गये । 
खुद रेविमय्या और गोंक ही इतकी व्यवस्या के काम पर नियुक्त थे। सूर्यास्त के 

* पहले वे सोसेकर पहुँचे थे । सव लीग थोडे-चहुत थक्ते हुए-से लग रहे थे। पहाड़ी 
प्रदेश के ऊबइन्दावड और ऊँची-नीची उत्तार-चद्ानीवाले रास्ते पर गाड़ियों के 
हिचकोले खाते के कारण थके होते से किसी को बुछ खातें-्पीते को इच्छा नहीं 
थी। फिर भी थोड़े में सब समाप्त कर सव लोग आराम करने लगे। 

दूसरे दिन सुबह राजमहल से हेग्यड़तो माचिकव्वे को ले जाने के लिए एक 
पालकी आयी | माँ माचिकब्वे बेटी शान्तला को साथ ले जाना चाहती थी। इस- 
लिए शीघ्य चलने को तैयार होने के लिए कहा । 

शान्तला ने कहा, “माँ, मैं अब नही जाऊँगी। आज मेरा नया पाठ गुरू 
होगा।” 

“अगर युवरानीजी पूछे ती मैं क्या जवाव दूँ ?” 

“युवरानी ने तो मुझको देखा ही नहीं। वे क्‍यों मेरे बारे में पूछेंगी ? आप 
लोग बड़े हैं।मेया वहां क्‍या काम है ?” शान्तला ने बड़े अनुभवी की तरहें 
कहा । 

भाचिकब्बे अकैलो ही गयी। बड़ी आत्मीयता से युवरानी ने हेग्गडती का 
स्वागत किया। कुशल प्रश्न के बाद कहा, “सभी को राजमहल में 5हराने की 
व्यवस्था स्थानाभाव के कारण न हो सको। अन्यया न समझें। इसीलिए राज- 
महल से बाहर ही सबके लिए व्यवस्था की गयी है। हमारे प्रभु को बलिपुर के 
हेग्गडेजी के विपय में बहुत ही आदर-भाव है। उनके बारे में सदा वात करते 
रहते हैं। रेविमस्या, जो आपके यहाँ निमन्त्रणपत्र दे आया था बह वारम्वार 
हेग्यड्तीजी की उद्ारता के वियय में कहता ही रहता है। इतना ही मही, 
अंम्माजी के बारे में भो कहता रहता है। जब वह अम्माजी के बारे मे कहने लगता 


धट्टमहादेवी शान्तता / 23 


है तव उसकी उमंग और उत्साह देखते ही बनता है। आप लोग आये, हमें इससे 
बहुत आनन्द हुआ । यदि आप लोगों के ठहरने की व्यवस्था में कोई असुविधा हो 
सो विना संकोच के कहला भेजें । वहाँ सव सुविधाएं हैं न ?” 
“सव हैं। ऐसे अवसर पर कुछ वातों में यदि कमियाँ रह भी जाती हैं तो 
उनके बारे में सोचना ठीक भी नहीं, उचित भी नहीं ।” 
“फिर भी राजघराने के लोगों को कर्तव्य से लापरवाह नहीं होना चाहिए 
म? जो भी यहाँ आते हैं वे सव राजघराने के अपने हैं। सभी का शुभ आशीप 
राजकुमार को मिलना चाहिए। आये हुए अतिथियों को किसी तरह की 
असुविधा न हो ऐसी व्यवस्था करना और उनको सन्तुप्ट रखता हमारा कतंव्य है । 
तभी उनसे हृदयपूर्वक आशीर्वाद मिलेगा । है न? सुविधाओं की कमी से असन्तुप्ट 
अतिथियों के मन से वह आशीर्वाद न मिल सकेगा ! यह हमारा-आपका अथम 
मिलन है। यह भविष्य की आत्मीयता के विकास का प्रथम चरण है, नान्‍दी है। 
क्योंकि प्रजाजब, अधिकारी वर्ग, और उनके परिवार के लोग--इन सबकी 
आत्मीयता ही राजघराने का रक्षाकवच है। इसीलिए इस मांगलिक अवसर पर 


सबकी आत्मीयता प्राप्त करने के विचार से ऐसे सभी लोगों को निमन्त्रित किया 
है (53 रे 


माचिकब्वे मौन होकर सव सुनती रही । युवरानी ने बोलना वन्द किया तो 
भी वे मौन ही रही | तव फिर युवरानी ने पूछा, “मेरा कहना ठीके है न? 
“मैं एक साधारण हेग्गड़ती, युवरानीजी से क्या कहूँ ?” 3; 
“महारानी, युवरानी, दण्डनायक की स्त्री, हेग्गड़ती, ये सव शब्द निमित्तमात्र 
हैं, केवल कार्य निवेहण के कारण उन शब्दों का प्रयोग होदा है। राज्य-संचालन के 
लिए अधिकारी, कर्मचारी वर्ग आदि सब उपाधियाँ हैं। चौवीसों घण्टे कोई अधि- 
कारी नहीं, कोई नौकर नहीं । हम सव मानव हैं। जगदीश्वर की सन्तान हैं । सब 
समान हैं। यदि हम यह समझेंगे तो आत्मीयता. सुदृढ़ होती है। आत्मीयता के 
विना केवल -दिखावे की वितग्र घातक होती .--है। इसलिए आपको हमसे किसी 
तरह का संकोच नहीं करना चाहिए । निस्संकोच खुले दिल से सुविधा-असुविधा . 
के बारे में कहें । हमारे आपसी व्यवहार में किसी तरह का संकोच न हो... 
“ऐसा हीहोगा, युवरानीजी ।? . . - . -.. -. ... . - 
: फिर मौन-छा गया। साचिकच्वे कुछ कहन्त चाह. रही थी, परन्तु संकोच के- 
कारण असमंजस में पड़ी रही ।;- .. - 5 डक 5 4 ७ 28 
“- : हि्गड़तीजी क्या सोच रही हैं ?? ० 5 & पप पह 
“कुछ नहीं, यही सोच रही थी-और पूछना चाहती थी-कि; इस उपत्यन के. 
शुभ-अवसर पर महाराज पधारेंगे ही न-? परन्तु मन में यह हिचकिचाहट हो रही 
थी कि पूछूं. या न पूछूं। यह,शंका हो रही थी - कि यह पूछा जा सकता. है या 


24 / पहुमहादेवी शान्तला 


लहीं।” 

#कोई बुरी बात हो तो कहने-यूछने में संकोच होना चाहिए। ऐसी बाव 
चूछना भो नहीं चाहिए। अच्छी बात के कहने-यूछने में संकोच करने की क्या 
जरूरत है ? महाराज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अतः वे आ न सकेंगे। हम 
उपनंयन के बाद उपनीत वदु के साथ दोरसमुद्र जाएँगे और उनका आशीर्वाद 
लेंगे | वे बड़े हैं, इस अवसर पर उनकी अनुपस्थिति हमें खटक रही है।” 

“इस उपनयन संस्कार को दोरसमुद्र मे भी तो सम्पन्न किया जा सकता 
या?” 

“हमने अपने परिवार के इप्टदेव की मनौती मानी थी। अप्पाजी का 
स्वास्थ्य शुरू से ही अच्छा नही रहा करता । वीच-बीच में उनका स्वास्थ्य विगड्ता 
ही रहता है । इप्टदेव की उस मनौती को यही समपित करने के विचार से इस 
“मांगलिक कार्य को यही सम्पन्न करने का निश्चय हमने किया | इन सारी बातों 
में महाराज अवगत हैं।” 

ठीक इसी मौऊे पर नौकरानी बोम्मले ने आकर प्रणाम किया। 

युवरानी ने पूछा, “क्या है ?"” 

जवाब में उसने कहा, “दण्डनायक की पत्नी चामव्वाजी, और उनकी पुत्रियाँ 
दर्शन करने आयी हैं ।” 

युवराती कुछ असमजस में पड़ी, कहा, “हेग्यडतीजी अब क्‍या करें ? न कहें 
स्तो वे असन्तुप्द होंगी; बगर हाँ कहे तो हमे अपनी बातचीत यही खतम करनी 

पड़ेगी ।” 

माचिकब्वे ने कहा, “मैं फिर कभी आकर दर्शन कर सकती हूँ । वे वेचारी 

इतने उत्साह से आयी हैं तो उन्हे बुलवा लीजिए । मुझे आज्ञा दें ।” 

“आप भी रहिए, उन्हें आने दो ।” युवरादी एचलदेवो ने कहां, “वोम्मले ! 
उन्हें बुला लाओ।” 

थोडी ही देर में दण्डनायक की पत्नी चामव्वा अपनी तीनो बेटियो--पदुमल- 
देवी, चामलदेवी, बोप्पदेवी के साय आयी । अपना वड़प्पन दिखाने के लिए उन 

लोगों ने आशूषणों से अपने शरीरो को लाद रखा यथा, ऐसा लगता था कि वे 
युवरानी को मानो लजाना चाह रही हों । माचिकव्बे स्वय को उनके सामने देख- 
“कर लजा गयी । उसके पास आमूपणो की कमी न थी। थे इस दण्डनायक की 
'पत्नी से भी अधिक जेवरों से लदकर आ सकती थी। परन्तु युवरानीजी के सामने 
आडस्वरपूर्ण सनावट “और दिखावा उसे अनावश्यक लग टहा था। वह अपनी 
हस्ती-हैसियत के अनुरूप साधारण ढंग से सजकर आयी थो। 2] 

“* युवरानी एचलदेवी ने आदर के साथ कहा, “आइए, चामव्वाजी, बिरा- 
पजिये । लड़कियाँ बहुत तेजो से वइतो जाती हैं; देखिए, अभी पिछले साल-यह 


> पट्टमहादेवी झान्तला / 25 


“एक तरह से वह ठीक है । भगवान्‌ ने हमें वाँटकर दिया है, मेरी वड़ी बहन 
न्‍को लड़के-ही-लड़के दिये और मुझे दीं लड़कियाँ ।” | 
“परल्तु भगवान्‌ ने आपको एक अधिक भी दिया है न?” ह 
सुनकर चामव्वा ने कहा, “अगर वह एक लड़का होता तो कितना अच्छा 
होता !” नी 
“नहीं, किसने कहा । परल्तु यह तो सव देनेवाले भगवान्‌ की इच्छा है। यह 
समझकर हमें तप्त होना चाहिए ।” युवरानी ने कहा । 
चामव्वा ने कहा, “एक तरह से मुझमें और युवरानी में एक तरह की समा- 
च्तता है।” यह बात हेग्यड़ती माचिकब्बे को ठीक नहीं लगी । 
युवरानी ने पूछा, “वह साम्य क्या है ?” 
“मेरी तीन लड़कियाँ और युवरानीजी के तीन लड़के ।” े 
युवरानी ने कहा, “भगवान्‌ के सन्तुलन की यही रीति है, संसार में लड़के- 
लड़कियों की संख्या में सन्‍्तुलन हो, यही भगवान्‌ की इच्छा है। एक पुरुष के 
'लिए एक स्त्री ।” 
“मेरे मन की अभिलाषा को युवरानी जी ने प्रकारान्तर से व्यक्त किया है। 
“मैंने किसी के मन की अभिलापा या इच्छा की बात नहीं कही। मैंने यही 
कहा कि यदि ऐसा हो तो अच्छा है, एक साधारण नियम की वात कही । अम्ुक 
लड़के के लिए अमुक लड़की हो--यह तो मैंने कहा नहीं।” युवरात्री ने स्पष्ट 
किया। 
चामव्या के चेहरे पर निराशा की एक रेखा दौड़ गयी । 
इतने में वच्ची वॉप्पदेवी को नींद आ गयी थी। उसे देखकर युवरानी ने 
नौकरानी बोम्मले को आवाज देकर बुलाया और कहा, “पालकी लाने को कहो, 
देखो, वेचारी यह बच्ची सो गयी है। चामव्वा को ले जाकर उनके मुकाम पर छोड़ 
आवें ।! के कम 
थोड़ी ही देर में नौकरानी ने खबर दी, “पालकी तैयार है।” 
: युवराती ने नौकरानी से कहा, “बच्ची को गोद में लो ” फिर एक सोने की 
' डिविया में रखे हल्दी-कुंकुम से चामव्या का सत्कार किया। जगी हुई दोनों 
लड़कियों को भी कुंकुम दिया, वाद में उनके सिर पर हाथ फेरती हुई, “अच्छा, 
अब आप लोग जाकर आराम करें ।” कहकर उन्हें विदा किये। 
माचिकव्वे भी जाने को तैयार'होकर उठ खड़ी हई। 
है “इतनी जल्दी क्‍यों ? अभी आपकी लड़की का पाठ-प्रवचन समाप्त नहीं 
हुआ होगा । अभी और वैठिए फिर जाइएगा ।” कहत्ती हुई युवरानी बैठ गयी । 
: माचिकब्वे भी युवरानी की ओर आश्चर्य से देखती हुई बैठ गयी: 
युवरानी ने. कहा, “आपको आश्चयें करने की ज़रूरत नहीं । रेविमय्या ने 


28 / पट्रमहादेवी शान्तला 


सारी बातें बतायी हैं। सचमुच अम्माजी फो देयने की मेरी बड़ी चाह है। मेरा 
मत उसे देखने के लिए तड़प रहा हे॥ परन्तु औचित्य के अनुरूप चलना ही ठीक 
है । राजघराने में रहकर हमने यह पाठ सीखा हैं, हेग्गट्ती जी । अम्माजी के बारे 
मे सुनकर हमारे मन मे एक त्तरह को आत्मीयता उमड़ आयी है। आत्मीयता को 
अंकुरित और पललवित करना आपका ही क्यम है ।” 

“बहुत बड़ी बात कही आपने। हम इस राजधरणने के सेददः हैं, गुवरानी 
जी। हमारा सर्वस्व इसके लिए समपित है। 

इसी समय एक नौकरानी ने आकर इशारे से ही सूचना दी । 

“सभी तैयार हैं, कालब्वे ?” 

नौकरानी ने इशारे से 'हाँ' कह दिया । 

“चलिए, हेग्गडतीजी, अभी हमारा प्रात काल्लीन उपाहार नहीं हुना है।” 

“मेरा उपाहार अभी हुआ है । आप पधारिए । मुझे आज्ञा दीजिएगा ।" 

“आत्मीयता की भावना का यह्‌ प्रत्युत्तर नही है।” 

इसके बाद दोनो उठी । माचिकब्वे ने युवरानी वग अनुसरण किया । 





शालिवाहन शक 





. १०१४ के आगीरस सवत्मर शिशिर ऋतु माघमास शुक्ल 


सप्तमी गुर्वार के दिन शुभ मेष लग्न के कर्काटक नवाण, गुरु भिशांश में गुरु 
लग्न मुहूर्त में अश्विनी नक्षत्र के चोये चरण में रहते कुमार बल्‍लाल का उपदयन 
संस्कार सम्पन्न हुआ। समारम्भ वडी धूमधाम से शास्त्रोक्त रीति से सम्पन्न किया 
गया। महाराजा अस्वस्थता के कारण आ न सके थे । उन्हे उन स्थिति पे छोडकर 





ने आ सकने के कारण प्रधानमन्त्री गगाराज भी नही आ सके। शेप सभी मन्‍्त्रो, 
दण्डनायक आदि उपस्थित रहे। कुछ प्रमुय हेग्गडे जन भी आये थे। राज्य के 
प्रमुख बुद्ध व्यावहारिक ओर प्रभुख नागरिक आदि सभी आये ये । 

अब हाल मे महाराज के प्रधान मुकाम वेलापुरी और दोरसमुद्र ही थे। अतः 
समस्त राज-काज वही से सचालित होता था । इसलिए सोसेऊर का प्राघान्य 
पहले से कम था । परन्तु इस उपनयन समारम्भ के कारण सव तरह से सुमज्जित 
किया गया था । और वहाँ के रारे भवन अतिथिगृह आदि लीप-पोतकर वन्दनवार 
आदि से अलकृत किये गये थे । मुख्य-मुख्य राजपथ एव रास्ते गोवर से लीप-्पोतकर 
विविध रगों की रंगोली आदि से सजाये गये थे। प्रत्येक धर सफेदी आदि करके 
साफ-मुथरा किया गया था। सारा शहर एक परिवार का-सा होकर इस समारोह 


7 ट्महादेदों ज्ञान्तता / 29 


में सम्मिलित हुआ था । ु हे 
युवराज एरेयंग प्रभु के नेतृत्व में समारोह बथाविधि कम्पत्त हुआ । परन्तु इस 
समस्त समारोह के संचालन की सून्धारिणी वास्तव में छुबरातों एचलदेवी ह्दी 
थीं। उन्हीं के हाथों सारा कार्य संचालित होकर सम्पन्त हुआ। इनके साथ ब्रुव- 
राज और यृवरानी के विश्वस्त व्यक्ति चिण्णम दण्डनाय और उसकी पत्नी श्रीमती 
नन्दलदेवी ने रात-दिन एक करके युवराज की और युवरानी के आदेशाठुसार वहुत 
सतर्क होकर सारा कार्य निभाया था । चिण्णम दण्डनाथ से ऊँचे स्थान पर रहने पर 
ओी मसरियाने दण्डनायक तथा उतके परिवार के लोग केवल भतियि ही वनकर रहे 
और कार्य-कलाप समाप्त होने पर घर लौट गये । अपने से कम हैसियत के चिण्णम 
दण्डनाथ पर काम-काज की जिम्मेदारी डाली गयी थी इससे उर्हें थोड़ा-बहुत 
अप्रमाधान भी हुआ हो---तो कोई आश्चर्य न था । फिर भी किसी तरह के अक्षमा- 
धान अववा मन-प्ुटाव को अवकाश ही नहीं मिला । 
चामव्वा को तो पूरा असनन्तोप रहा | उसकी अभिलापा को प्रोत्साहन मिल 
सके, ऐसी कोई वात युवरानीजी के मुँह से नहीं निकली । बदले में उनकी बातों 
में कछ उदासीनता ही प्रकट हो रही थी। असमाधान क्‍यों होना चाहिए---यह 
वात चामब्दा की समझ से बाहर की थी। उसने क्या चाहा था सो तो नहीं बताया 
शा। इस हालत में इनकार की भावना के भाव होने की कौन-सी वात हो गयी 
थी। स्वार्यी मन इन वातों को नहीं समझता--औों ही क्रोधाविष्ट हो जाता है । 
उसने सोचा था कि युवरानी के अन्त:पुर में स्वतन्त्र होकर खुलकर मिलने-जुलने 
और सवसे बातें करने का अवसर मिलेगा। ऐसा सोचना गलत भी नहीं था क्योंकि 
दोर्समुद्र में उसे इस तरह की स्वतस्त्रता थी। वह स्वातन्ध्य यहाँ भी रहेगा-- 
ऐसा सोचना भूल तो नहीं थी। परल्तु चामव्वा के इस मानसिक क्षोभ का कारण 
यह था कि अपने से कम हैसियतवाली चिण्णम दण्डनायक की पत्नी चन्दलदेवी की 
'वह स्वातन्त्य मिला था जो इसे मिलना चाहिए था, और एक साधारण हेग्गड़ती को 
अपने से अधिक स्वतन्त्रता के साथ सबसे मिलने-जुलने का अवसर दिया गया 
था। इससे वह अन्दर-ही-अन्दर कूढ़ रही थी । परन्तु अन्दर की इस कुढ़न को प्रकट 
होने न दिया । दूर भविष्य की आशा-अभिलापा उम्रके मन ही में सुप्त पड़ी थी। उसे 
जायूत कर दूर भगाना किससे सम्भव हो सका था ? अपने कोख की तीनों लड़कियों 
का युवरानी के तीनों लड़कों से परिणय कराने की अभिलाषा को पूरा करने 
के लिए उपयुक्त प्रभावशाली रिश्ते-नातों के होते हुए, इस कार्य को किसी भी ' 
तरह से साधने की इस महत्त्वाकांक्षा को प्रकट करने की मूर्खता वह क्यों करेगी ? 
उपनयन-समारम्भ के समाप्त होने के वाद एक दिन अन्‍्त:पुर में शान्तला के 
संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रहा । इस समारम्भ में केवल स्त्रियाँ ही उपस्थित 
रहीं । युवरानी एचलदेवी इस संगीत एवं नृत्य को देखकर वहुत अभावित हुईं। 


30 / थट्टमहादेवी शान्तला 


चामच्या ने कहा, “मे हे कहेगी। उवरानी जी का आदेश है कि 
हमारी बच्चियों को सगीत और नत्य सझावे । 
“मेरी इच्छा आपकी अनिच्छा हो 
ने, आपकी 





४ है हमारा मौभाग्य है। लोगो के इस विश्कस ग 
रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है 
याधन के झा विश्वास 


एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थोपी है। 'कार्येयु मंत्री' कहकर हमें ९ 02 
सौंपा है कि पुरुष लोगों को समयोचित रीति से उपयुक्त सलाह देती हुई उन्हें" 
सन्मार्ग पर चलते में सहयोग देती रहें । वे सन्मार्ग से डिगें नहीं--यह देखना हम 

स्त्रियों की जिम्मेदारी है। इसलिए स्त्री को विद्या-विनय सम्पन्त और सुसंस्क्ृत' 
होना आवश्यक है । इस दृष्टि में हमारी हेग्गड़ती माचिकव्वे ने समुचित कार्य 
किया है--यह हमारी धारणा है। उनकी वेटी ने इस छोटी उम्र में जो 
सीखा है वह हमें चकित कर देता है। इस शुभ समारोह पर आयी परल्तु समय 
व्यर्थ न हो और पाठ-प्रवचन निर्वाध गति से चले, यह सोचकर शान्तला के ग्ुरुओं 
को भी साथ लायी हैं। इससे हम उन लोगों की श्रद्धा और विद्यार्जन की आसक्ति- 
की थाह जान सकते हैं । हमें हमारी हेग्गड़ती जी के मार्ग का अनुसरण करना 
चाहिए।” यों कहती हुई माँ के पास बैठी शान्तला को बुलाया, “अम्माजी,- 
इधर आओ हे 

युवरानी के बुलाने पर शान्तला उठकर पास तक जाकर थोड़ी दूर बड़ी 
गम्भीरता के साथ खड़ी हो गयी । मे नर 

“दूर क्यों खड़ी हो । पास आओ, अम्माजी” कहती हुई युवरानी ने हाथ आगे 
बढ़ाये | शान्तला बहुत गम्भीर भाव से ज्यों-की-त्यों खड़ी ही रही। पास नहीं 
गयी। तव युवरानी ने ही खुद झुककर अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़कर उसे 
अपने पास खींच अपने हाथों से उसके कोमल कपोलों को सहलाकर नज़र उतारते 
हुए, “अम्माजी, तुमने वहुत सुन्दर गाया और नृत्य किया । प्रेक्षक और थ्ोताओं 
की नज़र लग गयी होगी । ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो और तुम्हारी प्रतिभा 
दिन दूनी-रात चोगुनी बढ़े। यही ईश्वर से मेरी विनती है ।” कहकर शान्तला 
को अपनी बाँहों में कसकर आलिगन किया। शान्तला हक्‍्की-वक्की रह गयी। माँ: 
को ओर देखने लगी तो माँ ने इशारे से बताया कि घवड़ाने की जरूरत नहीं। माँ” 
का इशारा पाकर वहूं सहज भाव से युव रानी के बाँहों में बँधी रही । 

युवरानी ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और चन्दलदेवी से कहा;:. 
“कल हमने जो सामात चुतकर रखा था उसे उठवा लाइये ।” 

चन्दलदेवी दासी -वोम्मले के साथ गयी और शीघ्य ही लौट आयी। बोम्मले 
दासी ने सन्दूकची आगे वढ़ायी । चन्दलदेवी ने उसे खोलकर उसमें रखी होरे-जड़ी: 
चमकती हुई माला निकाली । ; 

युवरानी ने कहा, “इसे इस नन्‍हीं सरस्वती को पहना दीजिए !” 

शान्तला युवरानी को गोद से उछलकर दूर खड़ी हो गयी और बोली, “अभी 
यह मुझे नहीं चाहिए ।” 

युवरानी यह सुनकर चकित हुई। राजकुमार वललाल और विट्टिदेव भी चकित 
होकर शान्तला की ओर देखने लगे। माचिकब्बे संदिग्ध अवस्था में पड़ गयीं ॥ 


32 / पट्टमहादेवी शान्तला 


उन्होंने सिर झुका लिया | ट 

चामव्वा को गुस्सा आ गया । कहने लगी, “युवरानीर्जी दें और उसे इनका र 
वित्ते-भर की लड़की है, ऐंठन दिखाती है। यह भूल गयी कि युवरानी के सामने 
बैठी है !" 

शान्तला चामब्वा की ओर मुंह करके वोली, “क्षमा कीजिएगा। मैंने गे से 
इनकार नदी किया | विद्या मीखने के वाद, गुस्दक्षिणा देकर विधिपूर्वक गुरु से 
आज्ञा ले और आशीर्वाद लेकर गाना और नृत्य सार्वजनिको के सामने प्रदर्शित 
करने के बाद हो इस तरह के पुरस्कार लेने का विधान है।” इतना कहकर वह 
सहजभाव से अपनी माँ के पास जाकर वेठ गयी। 

शान्तला को बात सुनकर चामव्वा को गुस्सा चड़ जाया, वह बड़वड़ाने लगी । 

चामब्वा की बेटी पौद्मला को आँखें चन्दला के हाय में चमक रही माला पर 
लगी थी । अनजाने ही उसके हाय जपने गले की ओर गये । 

थ्रुवरानी ने कहा, “यह वात हमे मालूम नहों थी। इस हार को शान्तला की 
धरोहर मानकर एक जगह सुरक्षित रखवाने की व्यवस्था कौजिएगा। पुरस्कार 
लेने की अनुमति उसके गुरु जब उसे दें यह उसकी देंगे।” 

माला पेटी में रखी गयी और वोम्मले उसे ले गयी । 

“हेग्गडती माचिकब्वेजो, आपकी बेटी मे हमारे प्रेमोपहार को लेने से इन 
कार किया तो आपने कुछ हैरान होकर पघिर झुका दिया था | शायद आपने समझा- 
था कि अम्माजी की बात से हम असंतुप्द हुए होंगे और इसीलिए सिर नीचा कर 
लिया। इतनी छोटी उम्र मे यह सयम ! इतनी निष्ठा! इस निष्ठा से वह 
आगे चलकर कितने महत्त्वपूर्ण कार्य को साधेगी--यह हम कैसे जानें ? ऐसी पुत्री 
की माँ होकर आपको सिर नीचा करने का कोई कारण ही नही ॥ आप लोग आये, 
हमे बड़ा आनन्द हुआ । फिर आप लोग कब वापसी यात्रा करेंगे---इस वात की 
सूचना पहले दें तो उसके लिए समुचित व्यवस्था कर देंगे। थह बात केवल 
हेग्गडती माचिकब्बे के लिए ही हमने नहीं कही, यह सबके लिए हमारी सलाह 
है। बोम्मला ! जाकर हल्दी-कूंकुम, पान-फल सवको दो ।” युवराती ने कहा । 

मंगल द्रव्य के साथ सब लोग वहाँ से चली गयी। चन्दलदेवी अकेली वहाँ 
रह गयी । 

युवरानी बोली, “देखा चन्दलाजी, शान्त॒ला कमी अच्छी बच्ची है ! बच्चे 
हो दो ऐसे ।” 

“राजकुमार किस वात में कम हैं ? युवरानीजी !” 

“ऐसी लड़की का पराणिग्रहण करें तो उनके साहस-पराक्रमों के लिए अच्छा 
मार्गदर्शन मिलेगा ।/ 

“पर करें क्या ? वह एक साधारण हेग्गड़ती की गर्भ-प्रसूता है। यदि ऐसा न 


धट्टमहादेवी शान्तला / 33. 


होता > «६०7 
द “हुस इस दिशा में महीं सोच रहे हैं। हम खुद कहें तव भी हमारी वात मान्य 
हो सकेगी या नहीं, यह हम नहीं जानतीं । इस कन्या का पाणिग्रहण करने लायक 
भाग्यवान्‌ कौन जन्मा है--यही सोच रहे हैं।' 
“अभी उसके लिए काफ़ी समय है न ?* 
“यह ठीक है, अभी उसके लिए काफ़ी समय है। फिर भी अभी से इस वारे 
में सोचना अच्छा है ।” 
“वह अपने माँ-बाप की इकलौती वेटी है। क्या वे उसके लिए चिन्ता नहीं 
करते होंगे ? जरूर सोचते होंगे । युवरानी इसके लिए सिर क्यों खपा रही हैं ?” 
“आपका कहना-ठीक है । क्या-यह सहज वात चहीं कि श्रेष्ठ वस्तु उसके योग्य 
उत्तम स्थान पर[ही हो--यरह चाहना स्वाभाविक ही तो है। यदि इस अस्माजी 
की योग्यता के अनुरूप योग्य वर प्राप्त न कर सके तो तब हमें उनकी सहायता 
करता क्या गलत होगा ? राजमहल का परिवार केवल कोख के जन्मी सन्तान 
तक ही तो सीमित नहीं, आप सव हमारे ही परिवार के हैं, यह हमारी मान्यता ' 
है। है या नहीं ?” 
“हाँ, यह हमारा सौभाग्य है |” । | 
. “यदि कल आप ही अपनी सन्‍्ताव के -लिए राजघराने से ही व्यंवस्था 
कराने की: इच्छा करें तो क्या हम नाहीं .कर सकेंगे ? हमारा बेटा उदयादित्य. 
और आपका: पुत्र उदयादित्य--दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ न ? हमारी 
आपस में आत्मीयता के होने के कारण आपने अपने कुमार का भी वही नाम रखा. 
'न, जो हमने अपने बेटे का रखा । कल यदि आपकी पुत्री रविचन्द्रिका और 
उसकी वहन शान्तिनी के लिए योग्य बर ढूंढ़ना पड़े तव हमारे सहयोग का इनकार . 
सम्भव हो सकेगा ?” - 
चन्दलदेवी कोई जवाब नहीं दे सकी ।- उसका मौन सम्भत्ति की सूचना था) - 
इतने में बोम्मले ने आकर वताया कि शान्ति जाग उठी है और हत्यूवंक रो रही: : 
है।” चन्दलदेवी और उसके साथ ही बोम्मले भी चली गयी। 
अब वहाँ-माँ और बच्चे ही रह गये। अब तक वे मौन थे, यह चुप्पी असहा 
हो उठी । छोटा उदयादित्य सो चुका था | ही 
माँ गा शिक्षा पूरी हो गयी न ?” राजकुमार वल्लाल ने पूछा । 
'निद्वित या है 2 कक हक हे रा ० अक2 बे 
लड़की तुम्हें अच्छी लगी २" पक डा मी अप 
उत्तर में बल्‍्लाल ने पूछा, “कौन लड़की ? दण्डनायक की वड़ी लड़की ?” 
उवरानी थोड़ी देर मौन 'हो उसकी ओर देखती रही, फिर मुस्कुराती हुई 


34 -/ पट्टमहादेवी- दान्तला * 


बूछने लगी, “हाँ, वेटा, सुन्दर है न 27 

उसने अपने भाई की ओर देखा और सम्मतिसूचक दृप्टिसे माँकों भी' 
देखा । छ 

“भले अप्पाजी ? मेरा पूछने का मतलब हेग्गडतीजी की लड़की शान्तला के - 
बारे में था। उसका गाना और नृत्य***” 
* “वह सव अच्छा था। परन्तु उसे राजघरानेवालों के साथ कैसा वरतना 
चाहिए--मो कुछ भी नहीं मालूम है। खुद युवरानीजी ने जो पुरस्कार देना 
आहा, उस उसने इनकार किपा---यह मुझे वरदाश्त नहीं हुआ । मैं गुस्से से जल 
उठा 7 

“जलने की क्या जरूरत है? वह कोई भिखारिन होती तो हाव पत्तारकर ले 
लेती । वह भिखारिन नहीं । सत्कुल-अमूता है। अच्छे गुर के पास शिक्षा पा रही 
है। मुझे आश्चप्र इस बात का हुआ कि वह लड़की इस छोटी उम्र में कँसे इतनी 
औचित्य की भावना रखती है।” विट्टिदेद ने ऐसे कहा मानो वह बहुत बढ़ा 
अनुभवी ही। 

"अगर तुमको अच्छी लगी तो उत्ते सिर पर उठाकर राजमहल के वाहरी 
“मैदान में नाचो। कौन मना करता है। मुझे तो ठीक नहीं लगी, वह अवितय की 
भूति* जब 

“अविनय ! न ने, यह कैसा अश्चान ? भैयाजी, उस अम्माजी की एक-एक 
बात बहुत स्पष्ट थी, बहुत गम्भीर और विनय से भरी ।” 

“मन में चाह रही तो सब अच्छा ।/ वलल्‍्लाल ने कहा । 

"हाँ, हाँ, चाह न हो तो सभी बुरा ही लगेगा ।” विट्टिदेव ने कहा ! 

बात को बढ़ने न देने के उद्देश्य से युवरानी ने कहां, “तुम लोग आपस में 
क्‍यों झगड़ते हो---सुंदोपसुंदों की तरह” 

“मैं तो सुंदीपसुदों की तरह उस लड़की को चाहता नहीं ।” बल्लाल कुमार 
ने कहा । 

“अच्छा, अब इस वात को बन्द करो। जाओ, अपना-अपना काम करो ।/ 
आुवरानी ने कहा । 

वल्ताल कुमार यही चाहता था, वह वहाँ से चला गया । 

“माँ, आप कुछ भी कहें। वह लड़की बहुत बुद्धिमान है, बहुत संयमी और 
विनयशील है !” विद्विदेव ने कहा १ 

“हाँ बेटा ! हम भी तो यही कहतो हैं। उसके माँ-बाप साधारण हेग्यड़े- 
हेग्गडती न हुए होते तो कितना मच्छा होता !” 

“माँ, कल हमारे गरुदजी ने पढ़ाते समय एक वात कही । समस्त सृप्टि के 
प्रमरजनहार उस कारणमृत परात्पर सर्वेधक्तिमान्‌ परमेश्वर की इच्छा के अनुन 


पट्टमहादेवी दान्तता / 35 


सार ही समस्त कार्य चलते हैं। यदि उसकी इच्छा न हो तो एक तिनका भी नहीं 
हिल सकता। उस घर में ही उस अम्माजी का जन्म यदि हुआ है तो वह भी उस 
सर्वेशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा ही है न? उसे छोटा या कम समझनेवाल हम 
कौन होते हैं?” है 

“छोटा या कम नहीं समझ रही हूँ, अप्पाजी ! जैसे तुमने चाहा है वैसे हीः 
हमने भी चाहा है, इसलिए उसके प्रति अनुकम्पा के भाव हमारे मन में हैं। यदि 
वह कुछ और ऊँचे घराने में जन्मी होती: ** 

वीच में ही बिट्विदेव वोल' उठा, “याने हमारा घराना ऊँचा है, यही है न 
आपका विचार ?* 

“तुम्हारा मतलव है कि हमारा घराना ऊँचा नहीं ?” चकित होकर युवरानी: 
नेपूछा । 

“व्याहारिक दृष्टि से हमारा घराना अवश्य ऊँचा है। नहीं कौन कहता है ? 
परल्तु बड़प्पन और जन्म इन दोनों का ग्रठवन्धन उचित नहीं होगा, माँ । हमारे 
पूर्वेज क्या थे ? हमारे पास राज्य कहाँ था ? हम भी तो साधारण पहाड़ी लोग थे 
न? श्रीमुनिजी की करुणा से हमें एक राज्य निर्माण करने की सामर्थ्य प्राप्त हुई 
गुरुवर्य के द्वारा प्रणीत सत-सम्प्रदाय में हम पले और बढ़े । उन्हीं के बल से, प्रजा- 
हित की दृष्टि से हमने राज्य को विस्तृत किया । अभी होय्सलवंश के बारे में लोग 
समझने लगे हैं। उन महात्मा श्रीमुनि ने हमारे पूर्वज 'सल' को 'पोय' कहकर 
सूचना क्‍यों दी थी ? हो सकता हैँ साधारण पहाड़ प्रान्त के निवासी सलराय में- 
किसी दैवी शक्ति के अस्तित्व को पहचानकर उनको ऐसा आदेश दिया था। उनका 
बह आदेश हमारे वंश का अंकित नाम हुआ, माँ। इससे भली-भाँति मालूम होता 
है कि छोटापन या वड़प्पन हमारे व्यवहार के अनुरूप होता है, उसका जन्म से 
कोई सम्बन्ध नहीं ।” 

“क्या ये सब तुम्हारे गुरु ने सिखाया ?” 

“हाँ, माँ ।”! 

“तुम्हारे बड़े भैया का ऐसा विशाल हृदय क्यों नहीं ? दोनों के गुरु तो एक ही 
हैँंन १! 

“वे जितना सिखाते हैं और कहते हैं उतना सुनकर चुप बैठे रहने से ज्ञान- 
वृद्धि नहीं होती । उनकी उस सीख में, कथन में तत्व की खोज हमें करनी चाहिए । 
उनकी उस उपदेश-वाणी में निहित ज्ञान और तत्त्व को खोजना और समझना ह्दीः 
तो शिष्य का काम है। इसी में शिक्षा की सार्थकता है।” 

“उस अम्माजी के गुरु ने भी यही कहा जो तुमने बताया ।” 

“माँ, आपने उन्हें कव देखा ?” 

-“वे यहाँ. आये हैं। अम्माजी (की . पढ़ाई में विघ्त न पड़े इसलिए, हेगाड़ेजी... 


36. / पट्टमहादेवी. शान्तला 


उसके गुरु को भी साय लेते आये हैं। मैंने एक दिन कवि वीकिमय्या को बुलवाया 
था और उनसे वातचीत की थी। उन्होंने कहा, “कभी-कभी अम्माजी के सवालों 
का उत्तर देना मुश्किल हो जाता है।' ऐसी प्रतिभा है। उस जैसा एक भी विद्यार्थी 
उन्हें अभी तक प्राप्त नही हुआ। वे कहते हैं कि ऐसी शिष्या को पढ़ाने से हमारी 
विद्या सार्थक होती है--प्रही उन ग्ुस्वर्य का विचार है।” 

"माँ, मैं भी एक वार उन गुरुवर्थ को देखना चाहता हूँ।" 

“वे अब बलिपुर लौटने की तैयारी में लगे होंगे । फिर भी देखेंगे, रेविमय्या 
से सबर भेजूंगी ।” 

बातें हो ही रही थी कि इतने मे दासी वोम्मले आयी और युवरानीजी की 
आजा की प्रतीक्षा में खड़ी हो गयी । 

“ब्ोम्मले, जाकर देखो रेविमय्या लौटा है या नहीं । वह हेग्गड़ती 
माचिकब्बेजी को उनके मुकाम पर छोड आते के लिए साय गया था // युवरानी 
ने कहा । 

द्वामी बोम्मले परदा हटाकर बाहर गयी और तुरन्त लौट आयी । 

+'क्या है वोम्मते २! 

“'रेविमस्या लौट आया है, उत्के साय बलियुर के कविजी भी आये हैं ।” 

“अच्छा हुआ । दोनो को अन्दर बुला लाओ |” 

आओम्मले चली गयी । 

“बेटा ! तुम्हारी इच्छा अपने आप पूरी हो गयी ।” युव रानी ने कहा । 

बह कुछ कहनेवाला था कि इतने में रेविमय्या और उसके पीछे कवि 
शोकिमय्या दोनो ने प्रवेश किया । 

बोकिमसय्या ने झुककर हाथ जोड प्रणाम किया । 

“बैठिए कविजी ! इस भीड़-भाड में पता नही आपको कितनी असुविधाएँ 
हुई होगी ?” घुवरानी ने कहा । 

“सब तरह की सुविधाएँ रही, युवरानीजी; रेविमय्या के नेतृत्व भे सारी 
व्यवस्था ठीक ही रहो ।” कहते हुएं कवि वोकिमस्या बैठ गये । 

“आप आये, अच्छा हुआ | मैं खुद बुलवाना चाहती थी। हाँ, तो अब आपके 
पधारने का कारण जान सकती हूँ ?” युव रानी ने पूछा । 

“कोई ऐसी बात नद्ी। कल प्रात काल ही चलने का निश्चय हेंग्गडेजी ने 
किया है | अम्माजी के कारण आप लोगों के दर्शन का सौमाग्य मिला । हमारी 
वापसी की खबर सुनकर आपसे आजा लेने के लिए आया हूँ ।” 

"क्या सीधे वलिपुर हो जाएँगे ?” 

“नहीं, बलिपुर से निकलते समय ही यह निश्चय कर चुके थे कि बेलुगोल 
होते हुए बाहुबलि के दर्शन करके लौटेंगे ! वहाँ जाकर फिर वलिपुर जाएँगे ।” 


पट्टमहादेवो ्ान्तला / 37 


. “बहुत अच्छा विचार है। भाप हमारी तरफ से हेग्गड़तीजी से एक वात 
“कहेंगे १” | ; | 

“आज्ञा कीजिए, क्या कहना है? 

युवरानी थोड़ी देर मौन रही, फिर कुछ सोचकर वोली, “नहीं, हम ही खुद 
उन्हें बुलवा लेंगे और कह लेंगे ।” ह 

"तो मुझे आज्ञा दीजिए ।” 

“अच्छा ।* 

बोकिमय्या उठ खड़े हुए और बोले, “क्षमा करें, भूल गया था। मुझे वुल- 
'वाने का विचार सन्निधान ने किया था न? कहिए, क्या आज्ञा है?” 

“कुछ नहीं, यह हमारा छोटा कुमार विट्टिदेव है; यह आपसे मिलना चाहता 
-था। इसीलिए अवकाश हो तो कल पधारने के लिए कहला भेजने की बात सोच 
रही थी । अब तो वह काम हो ही गया । अप्पाजी दर्शन तो हो गये न ? मगर 
तुम्हारी अभिलापा अव पूर्ण नहीं हो सकेगी। क्‍योंकि ये वापसी यात्रा की तैयारी 
में हैं। अच्छा, कविजी, अब आप जा सकते हैं।” युवरानी ने कहा । ह 

कवि बोकिमय्या चले गये। रेविभय्या ने उनका अनुगमन किया । विद्विदेव कुछ 
असन्तुष्ट हो माँ को ओर देखने लगा। 

“क्यों, अप्पाजी, क्या हो गया ? क द्ध हो गये ? बातें करने के लिए अवकाश 
न मिल सका, इसलिए ?” 

“माँ, दर्शन मात्र मैं कहाँ चाहता था ? क्या आपने समझा कि मैंने उन्हें पहले 
देखा नहीं ?” 

“तुमने भी देखा था, और उन्होंने भी देखा था। फिर भी नजदीक की मुला- 
कात तो नहीं हुई न ? आज वह हो गयी । तुम्हारी जिज्ञासा के लिए आज कहाँ 
समय था ? इसलिए उन्हें विदा कर दिया ।” ; 

“ठीक है, तब मुझे भी आज्ञा दीजिएगा। मैं चलूंगा ।” 

“ठहरो तो, रेविसय्या को आने दो |” 

“पता नहीं, वह कव तक आयेगा। उन्हें मुकाम पर छोड़ आना होगा।” 

“वह उनके मुकाम तक नहीं जायेगा । किसी दूसरे को उनके साथ करके वह 
लौट आयेगा। उसे मालूम है कि उसके लिए दूसरा भी काम है।” वात अभी पूरी 
हुई नहीं थी कि इतने में रेविमय्या लौट आया। 

“किसे साथ कर दिया रेविमय्या ?” युवरानी ने पूछा । 

“गोंक को भेज दिया । क्या अब हेग्गड़ती माचिकव्बे जी को.बुला . लाना 
होगा ? रेविमय्या ने पूछा । 

“अभी बुलवा लाने की ज़रूरत नहीं। कह देना कि कल की यात्रा को स्थगित 
कर दें | इसका कारण कल* भोजन के समय, युवरात्तीजी' खुद वताएँगी, इतनए 


'38 / प्रद्टमहादेवी शान्तला 


कहकर आओ 7” ः 
रेविमय्या चला गया | युवरानीजी की इस आज्ञा से उन्हें वहुत सन्‍्तोय 
_ हुआ था। कारण इतना हो था कि अम्माजी शान्तला कम-से-कम कल तो नही 


जायेगी। 
“इस बात के लिए मुझे यहाँ क्‍यों पकड़ रखा, माँ ?” बिट्टिदेव ने कहा । 
“इतनी जल्दवाजी क्यों अप्पाजी ? तुम्हारे बड़े भाई का स्वास्थ्य पहले मे भी 
“ ठीक नही रहता। इसलिए वह जल्दी गुस्मे मे आ जाता है। कम-मे-कम तुम शात 
रहने का अभ्यास करो । तुम्हारी सहायता के बिना वह कुछ भी नही कर सकेगा। 
बह वड़ा है, इस कारण से वही महाराजा बनेगा ! छोटा होने पर भी सारा राज- 
काज तुम ही को सेभालना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें अभी से शान्‍्त रहने का अभ्यास 
* करना हीगा। माँ होकर मुझे ऐसा सोचना भी नही चाहिए ! फिर भी ऐसी चिन्ता 
हो आयी है। क्‍या करूं? पहले तुम्हारा जन्म होकर बाद को उसका जन्म हुआ 
' होता तो भच्छा होता ॥” युवराती ने कहा ! 
“मुन्ने सिंहासन पर बैठने की तनिक भी चाह नही) भैया कुछ स्वभाव से 
* जल्दवाज हैं, फिर भी उनका हृदय बड़ा कोमल है | आपकी आज्ञा को मैं 
* कदापि न भूलूँगा। भैया का स्वभाव मैं अच्छी तरह समझता हूँ । उनके और 
' मिहासन के रक्षा-कार्य के लिए यह मेरे प्राण घरोहर हैं । प्राणपण से उनकी रक्षा 
! करूँगा) आपके चरणों की कसम; यह सत्य है ।7 
भ्रुवरानी एचलदेवी ने बेटे को प्रेम से खीचकर, अपनी बाँहों में उप कमकर 
' आलिगन कर लिया और कहा, “सुनो, वेटा, अब सुनाती हूँ । जो आये हैं वे सभी 
" कल-परसों तक चले जाएँगे! महाराजा से आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हारे बड़े 
भैया को साथ लेकर हमे दोरसमुद्र जाना ही है। हम त्रयोदशी थ्रुरवार के दिन 
* रवाना होंगे। वे लोग बेलुगोल जानेवाले हैं न? उन्हे हम अपने साथ दोरमसमुद्र ले 
» जाएँगे वहाँ से वेनुगोल नजदीक भी है । वहाँ से उन्हे विदा करेंगे। यह मैंने सोच 
! रखा है। उस समय तुम्हें कविजों से मिलकर बातें करने के लिए बहुत समय 
 मिलेगा। ठीक है ने ?/ 
माँ ने उसके लिए कितना और क्या सोच रखा है, यह जानकर बेटा विट्विदेव 
। चकित हो गया । और कहा, “माँ, मेरी, मैं समझ न सका, अब ठीक हो गया ।” 
“तुमको जो पसन्द आये, वही करूँगी । अब तुम अपने काम पर जा सकते 
+'हो ४! आज्ञा पाते हो विट्विदिव मे नयी जान आ गयी और वह चला गया । 





“पट्टमहादेवी शान्तता /:39 


युवराज की आज्ञा होने पर हेग्गड़े मारसिगय्या को अपनी यात्रा स्थगित करने 
के सिवाय दूसरा कोई चारा न था। श्रीमान्‌ युवराज के परिवार के साथ ही इन 
लोगों ने दोरसमुद्र की यात्रा की | सोसेऊर में रहते वक्‍त रात की निद्रा और दिन 
के स्तान-पान मात्र के लिए हेग्गड़ती माचिकव्वे और अम्माजी शान्तला अपने 
मुकाम पर रहतीं; शेप सारा समय वे राजमहल में हो व्यतीत करतीं ! शान्तला 
* के पाठ-प्रवचन के लिए बाधा न हो, ऐसी अन्नग ही व्यवस्था राजमहल में की गयी 
थी। दोनों दिन राजकुमार विद्ठिदेव पढ़ाते समय वहीं रहा । शान्‍्तला अपनी पढ़ाई 
में ऐसी मगन रहती कि उसे किसी के रहने न रहने की परवाह न थी । उसका इस 
“ तरह रहना विट्विदेव को अच्छा लगा। कभी-कभी तो उसे भान होता था कि 
* शान्तला उससे भी ज्यादा बुद्धिमान और सृक्ष्मग्राही है! दोनों दित वह भी मूक- 
प्रेक्षक वनकर त्‌ रहा | वीच-बीच में सवाल करता रहता था। कवि वोकिंमय्या 
सन्‍्तोपषजनक उत्त र भी देते रहते । कविजी ने पढ़ाने के नये तरीके का आविप्का र कर 
लिया था, इन दो वर्षों की अवधि में । शान्तला को पढ़ाने के लिए वह आविष्कार 
' आवश्यक हो गया था। चाहे छात्र कितना ही प्रतिभावान्‌ हो उस्तकी उम्र अपने 
अस्तित्व को प्रदर्शित करेगी हो । कुछ क्लिप्ट विपयों को समंझाते समय संक्षेप में 
' जिक्र कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती तो शान्तला रोक देती और उसे समझाने की 
जिद कर बैठती । प्रारम्भिक दशा में उत्तकी वय के अनुसार विपय समज्नाना बड़ा 
मुश्किल होता था, और वह कठिन कार्य था भी । परन्तु उन्होंने केवल उस छोटी 
अहणशील मेधावी छात्रा को समझाने के लिए एक नया ही तरीका अपनाया था। 
वास्तव में उनके पढ़ाने का वह नया तरीका बिट्टिदिव को भी बहुत अच्छा लगा । 
* बह चाह रहा था कि उनके अध्यापक भी इसी मार्ग का अनुसरण करते तो क्या 
ही अच्छा होता ! परन्तु वह अपनी इस इच्छा को खुलकर नहीं कह सकता था । 
कवि वोकिमय्या ने आरम्भ में ही जान लिया था कि विट्विदेव की मेधाशक्ति 
' उसकी उम्र के लिए अपरिमित है। परन्तु वोकिमय्या का यह निश्चित मत था कि 
' अम्माजी की प्रतिभा असामान्य है। .उन दो दिनों में उनके अन्दर एक नया 
आशांकुर प्रस्फुटित हुआ था। उनकी आशा थी कि यदि राजकुमार को पढ़ाने का 
सुयोग मिला होता तो कितना अच्छा था ! परन्तु उन्होंने सोचा, वह कहाँ, राज- 
. महल कहाँ : कुछ पू्वे-पुण्यवश शान्तला के कारण यह प्रवेश मिला । इतना ही नहीं, 
- उसकी अपेक्षा से भी अधिक गौरव भी उसे प्राप्त हुआ । 
दूसरे दिन पढ़ाते वक्‍त एक घटना घटी | उसका कारण था, बेलुगोल यात्रा 
का विपय। वाहुवलि के सम्बन्ध में बताने के लिए आरम्भ करते तो वोकिमय्या 
हक बे 26 दस अप । उनके चताये विषय सुनते में शान्तला की वड़ी 
हर पाना को बल वोकिमय्या से सुनने के वाद विट्टिदेव 
हैं। उरच्तु एक वात“ यह कहते-कहते उसने अपने को रोक लिया। इस 


४40 /#पटहुमहादेवी-शान्तला 


न्तरह बात रोकने का कारण था कि शान्तला उसी को टकटकी लगाकर देख रही 
ची। 
वोकिमस्या ने पूछा, “क्यों राजकुमार, वात कहते-कहते रुक क्यों गये ? क्या 
चात है २” 
विद्विंदेव ने प्रश्त किया, “वाहुबलि स्वामि की भव्यता, त्याग आदि सबकुछ 
प्रशंसवीय है। परन्तु वे विलकुल नग्न क्यों खड़े हैं? क्या यह परम्परागत संस्कृति 
"के प्रतिकूल नही है ?” 
“मानवातीत, देवतुल्य के लिए साधारण मनुष्यों की तरह के रीसिनरिवाजों 
नका बन्धन नही, थे अतिमानव हैं ।” बोकिमय्या ने जवाब दिया । 
“क्या वे अपने जैन बन्धुओं को ही धरोहर हैं?” फिर दूसरा प्रश्त किया 
'बिद्ठिदेव ने । 
“उमका धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। निरहभाव की चरमावधि की 
प्रतीक है यह नग्तता । सुन्दर वस्त्रों मे हम अपने शरीर को आच्छादित क्यों करते 
हैं? केवल पसन्द करने के लिए ही न २?” बोकिमय्या ने सवाल किया । 
विद्विदेव मौन रहा । 
बोकिमय्या ने पूछा, “क्यों ? कहिए राजकुमार, मौद क्यो हो गये ?” 
बिद्विदेव कुछ कहना तो चाहता था, परन्तु शास्तला की उपस्थिति ने उसे 
मौन रखा। 
आखिर बोकिमय्या ने समझाया, “वस्त्राच्छादन से उत्पल्त सुन्दरता और 
नग्ता से लगनेवाली अमुन्दरता और असह्य भावना--इन दोनो के मूल में एक हो 
वस्तु है शरीराभिमान | एक को सुन्दर मानते हैं और दूसरे को असुन्दर। उसको 
सशक्त समझकर गरव करते हैं। यह सब दृग्गोचर है। इसलिए ही बस्त्र-विहीन 
होने पर वह संतोप की भावना क्षीण हो जाती हैं और अमह्य की भावना हो बत्ती 
है। यह भी वाह्म चन्नु से ही ग्राह्म ज्ञान है। दृश्यमान स्थूल शरीर को भेदकर 
अस्तश्चमु से शुद्ध अन्त:करण को परखने पर वहाँ मुन्दर-असुन्दर, सहाय-अस॒ह्य 
आदि भावनाओं के लिए कोई गुजायश ही नहीं । एक तादात्म्य भावना की स्थिति 
का भान होने लगता है। इसीलिए वाहुबलि की नग्नता में अस॒ह्य को भावना 
झत्पन्न नहीं होती । उसमे एक निविकल्प वाल-सोन्दय सक्षित होता है।” 
विध्टिदेव ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, “परन्तु ऐसे रहना मुझसे 
दुस्साध्य है ।” 
“महज ही है । उस स्तर की साधना होने से हो वह सम्मव हो सकता है। 
साधना से वह अनुभव साध्य है ।/ वोकिमय्या ने बतलाया । 
' “हमारे गुरुवर्य ने एक बार सत्य हरिश्चन्द्र को कया बताते हुए कहा था, 
* वर्तिप्ठ ने यह प्रतिज्ञा की यी कि यदि विश्वामित्र हरिश्चन्द्र को सत्यपथ से डिया 


““पट्टमहादेवी शाल्तला | 4 


दें तो मैं दिगम्बर हो जाऊँगा ।' अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में वह दिगम्बर' हो जाना 
यहाँ की इस दिगम्बरता में निहित भावना के विरुद्ध ही लगता है न ? 2५ ० 

“वैदिक सम्प्रदाय के अनुसार यह माना जाता है कि. दिगस्वर होना अपनी: 
संस्कृति से बाहर होता हैं ।” 

“क्ारतीय धर्म का मूल वही है न?” 

“मुल कुछ भी रहे वह समय-समय पर बदलता आया है । अग्नि पूजा से जिस , 
संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ वह अनेक रूपों में परिवर्तित होती आयी। अपने को 
ब्रह्मा कहा। जिमूर्तियों की कल्पना की उद्भावना हुईं। सृप्टि-स्थिति-लय का 
अधिकार त्िमृत्तियों को सौंपा गया। इन तीनों मूत्तियों में से सूष्टि के अधिकारी 
और लयाधिकारी के लिए अवता र-कल्पना नहीं की गयी। स्थितिकर्ता विष्णु में” 
अवतारों की कल्पना की 

“मतलब क्या यह सव झूठ है ?” 

“कल्पना-विल्ञास जब सत्य को अलंकृत करता है तब सत्य उस सम्भावित 
अलंकार के आधिक्य से अपत्य-सा लगने लगता है, यह सम्भव है । 

“तो क्या अवतार केवल कल्पना-विलास मात्र है ?/ 

“यह बिलिप्ट प्रष्न है। इसका उत्तर देना इतना सहल नहीं ।” 

“सत्य को सत्य कहने में, असत्य को असत्य बताने में, कल्पना को कल्पना 
कहने में क्या दिक्कत होती है ?” 

“सत्य-असत्य-कल्पना---इन तीनों शब्दों के एक निश्चित अर्थ हैं। परन्तु जो 
' दृष्टिगोचर नहीं और जितत पर हमारा अडिग विश्वास है--ऐसे विपयों को इस' 

« मानदण्ड से मापना और तदनुपार निर्णय करना कठिन है।” 

/हम इस विपय को लेकर दुनिया में वाद-विवाद कराने, शास्त्रार्थ करवाने 
' लगे तो चलनेवाला नहीं | विपय-ज्ञान से अनभिज्ञ हम जैसे छोटों को इन विपयों के 
“बारे में आप जैसे अभिन्नों के दृष्टिकोण समझने की जिज्ञासा होती है। इतना 

' समझाइये | इससे हमारी त्कंबुद्धि और जिज्ञासा का समाधान न हो सके तो भी 
: हज नहीं ।” * 
“राजकुमार का कहना ठीक है। एक धर्मावलम्बी का दूसरे धर्मावलम्बी-को' 
समझने का दृष्टिकोण क्‍या हो सकता है, इस बात की जानकारी अलवत्ता हो' 
: सकती है। मगर जिज्ञासा का समाधान नहीं हो सकता। . क्योंकि वह विपय ही 
चर्चास्पद है ।” 


“यहाँ उपस्थित हम सब एक ही विश्वास के अनुगामी हैं। इसलिए आपः 
निस्संकोच अपना विचार .बतला सकते हैं ।” 


..._ “राजकुमार गलत न समझें। यह सही है कि हम तीनों का विश्वास एक 
' है| फिर :भी हर विश्वास उतना ही दृढ़ नहीं. होता है।'तीनों में विश्वास-का 


' 42 / पट्टमहादेवी शान्तला 


परिमाण मिल्न-भिन्‍न स्तरों का है। इसके अलावा वड़े-वडे मेधावी विद्वानों के बीच 
! तक और शास्त्रार्थ इस कठिन विषय पर चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। ऐसे” 
* क्लिप्ट विचार को मस्तिष्क में भर लेने योग्य आयु आपकी नहीं; अतः मेरी राय में 
5 ऐसे क्लिप्ट विपयो को अभी से दिमाग में भर लेना उतना समीचीन नहीं होगा । 
क्योकि अभी विश्वास के वीज अंकुरित होने का यह समय है। उस बीज से अंकुर 
प्रस्फुटित हुआ है या नही इसकी जाँच करने उगते वीज को निकालकर देखना 
नहीं चाहिए । वीज अंकुरित होकर पौधा जब अच्छो तरह जड़ जमा ले तव 
* उसकी शाखा-प्रशाखाओं को हिला-डुलाकर जड़ कितनी गहराई तक जाकर जम 
गयी है, इम वात की परीक्षा की जाय तो ठीक होगा । विश्वास का बीज उत्तम 
ओऔर अच्छा रहा तो जर्ढें गहराई तक पहुँच सकती हैं। बीज साधारण स्तर का 
- होगा तो हिलाने-दुलाने से ही जड़ें उखड़ जाएँगी । जो भी हो, विश्वास की जड़ 
जमने तक प्रतीक्षा करना ही उत्तम हैं ।/ 

बिट्टविदेव और बोकिमस्या के वीच हो रही इस चर्चा को तत्मय होकर 

' शान्तला भुनती रही। यह चर्चा आगे बढे--यही बहू चाह रही थी। बोकिमय्या 

* ने इस चर्चा को अपने उत्तर से समाप्त कर दिया था । इससे वह निराश हुई। वह 
प्रतीक्षा करती रही कि राजकुमार कुछ पूछेंगे। इसी आशय से उसने राजकुमार 
को देखा । 

राजकुमार कुछ न कहकर उठ खड़ा हुआ और हाथ जोडकर बोला, “तो 

आज्ञा दीजिए, अब शाम हो गयी। मेरा घुडसवारी के लिए जाने का समय हो 
"गया ।/ 

शान्तला ने सहज ही पूछ लिया, “क्या मैं भी सवारी पर आ सकेती हूँ ?” 

“उसमे क्या है? आ सकती हैं। आज बडे भैया नही आएँगे । उनका धोड़ा 
मैं लूँगा, मेरा घोड़ा तुम ले लेना । मगर तुमको अपने माता-पिता की अनुमत्ति 
लेकर आता पड़ेगा ।” 

“प्रा अशोक है ।” 

“मतलब उत्ते भी साथ लेदी आयीं हैं? रेविमय्या ने कहा था, वह बडा ही 
सुलक्षणोंदाला सुन्दर ट्ट्ू, है। मैं जल्दी तैयार होकर प्रतीक्षा करूँगा।" कहकर 
बिद्विदेव चला गया । 

गुरु का चरणस्पर्श कर शान्तला भी चली गयी। 

उस दिन के अश्वारोहियो की यह जोडी दोस्समुद्र की यात्रा के लिए भी 
अपने-अपने घोड़ों पर चल्ली । 

पहले से दोरममुद्र के लोगों को विदित था कि युवराज सपरिवार पधारने- 
“बाते हैं। बहाँ राजमहल, के द्वार पर आरतो उतारकर लिवा ले जाने के लिए 
चामव्वा तैयार खडी थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसकी वेटियाँ भी 


+ पट्टभहादेवी 'शान्तला / 45 


“सालंकृत उसके साथ खड़ी थीं । 
सबसे पहले रेविमय्या, रायण और छोटे राजकुमार विट्विदेव और अम्माजी 
“शान्तला पहुँचे और राजमहल के सामने के सजे मण्डप में उतरे। इसे देख चामव्वा 
ऊँगली काटने लगी । घोड़े पर से उतरे विट्टिदिव को चामव्वा ने तिलक लगाया 
और आरती उतारी । 
राजकुमार विट्टिदेव ने दूर खड़ी शान्तला के पास पहुंचकर, “चलो शान्तला, 
“अन्दर चलें ।” कहकर कदम बढ़ाया । 
वहाँ उपस्थित सभी प्रमुख व्यक्तियों ने सोसेऊर में शान्तला को देखा ही था। 
“उनमें से किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया यह वात वह समझ गयी । उन 
लोगों के वास्ते तो वह नहीं आयी थी। यदि घिट्टिदेव उसे न बुलाता तो दुःख 
होता अवश्य । परिस्थिति से परिचित राजकुमार ने ओचित्य के अनुसार समझ- 
दारी से काम लिया | शान्तला उसके साथ अन्दर गयी। 
विद्विदेव सीधा उस जगह पहुँचा जहाँ महाराजा का खास दीवानखाना था। 
'उसने सुखासन पर आसीन महाराजा के चरण छूकर साप्टांग प्रणाम किया । 
शान्तला जो उसके साथ थी, उसने भी महाराजा के चरण छुए और प्रणाम किया । 
महाराजा विनयादित्य ने दोनों के सिर सहलाये और कहा, “बंठो ! इस पलंग 
'पर ही वैंठो । क्या सब लोग आ गये ? यह अम्माजी कौन है ?” महाराज ने 
पूछा । 
विट्विदेव दादा के पास पलंग पर ही बैठा । शान्तला वहाँ रखे दूसरे एक 
आसन पर बेठी । “उनके आने में थोड़ा समय और लगेगा । सव भोजन के बाद 
वेलापुरी से साथ ही निकले । हम घोड़ों पर चले आये। यह वलिपुर के हेग्गड़े 
आरसिगय्याजी की पुत्री है।” विद्विदेव ने कहा । 
“तुम्हारा नाम क्या है, अम्माजी ?” विनयादित्य ने पूछा । 
“शान्तला ।” 
“शान्तला, बहुत सुन्दर । परल्तु तुम्हें इस छोटी वय में घोड़े पर सवारी करना 
आता है, यह बड़े ही आश्चर्य का विपय है । क्‍या तुम दोनों ही आये ?” विनयादित्य 
ने पूछा । 


नहीं, हमारा रेविमय्या और वलिपुर का इनका रायण--दोनों हमारे सांथ 
आये हैं । 


आराम करो |” 
दोनों चले गये । 


उन दोनों. ने वाहर निकलने के लिए देहली पार की ही थी कि इत्तने .में 
मरियाने दण्डनायक वहाँ पहुँचे । | 


“अच्छा, यात्रा से थके.हैँ । इस अम्माजी को अस्तःपुर में ले' जाओ । दोनों 


:44 / पहुमहादेवी शास्तला 


दण्डनायक को बैठने के लिए कहकर महाराजा ने पूछा, “अभी हमारे छोटे 
अप्पाजी के साय जो अम्माजी गयी उसे आपने सोसेऊरु मे देखा था न? उप्का 
तो एक बार आपने जिकर भी किया था ।” 

“जी हाँ, वह तो हेग्गडे मार्रसिगय्या की वेटी है ।” मरियाने दण्डनायकः 
ने कहा। 

“हेसा लगता है कि हेग्गडेजी ने अपनी वेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है ।” 

“इकलौती बेटी है, राजघराने से उसे किस वात की कमी है २” 

“मैंने यह नहीं कहा। उसकी व्यवहार-कुशलता के बारे में बताया | छोटे 
अप्पाजी और बह अम्माजी दोनों ने आकर नमस्कार किया। दोनो से अपने पलग 
पर बैठने को कहा । परन्तु वह लडकी दूर पर रखे आसन पर जा बैठी । उस छोटी 
उम्र की बालिका मे इस ओचित्य-ज्ञान को देखकर सन्तोष हुआ । सुना है कि वह 
छोटे अप्पाजी वेः साथ अपने घोड़े पर ही आयी है ।” 

“उस हेगाड़े को अपनी बच्ची से बहुत प्रेम है। शायद यह सोचकर कि अपनी 
लडकी रानी बनेगी, उसने अश्वारोहण सिखाया हो |” भरियाने दण्डनायक 
ने कुछ ब्यग्य से कहा । 

“जिस किसी ने धोडे की सवारी करना सीखा हो वह सब राजा या रानी 
नहीं वन सकते, है न? दण्डनायकजी, आपके मुंह से यह वात सुतकर मुझे वड़ा 
आश्चर्य होता है। आप खुद अपने वाल्यजीवन को याद कीजिए । कोई पूर्व-सुकृत 
थां, हमारी महारानी ने आप पर अपने सगे भाई जैसा प्रेम और विश्वास रखा । 
आपका विवाह स्वयं उन्होंने कराया। आपकी हैसियत वढायी । आज आप महाराजा 
ओर प्रधानमन्त्री के निकट हैं। यह सव हम ही ने तो वाँट लिया है न ? सगे भाई 
मे होने पर भी महारानी ने आपको प्रेम से पाला-पोसा तो औरस पुत्री को प्रेम- 
ममता और वात्सल्य से पाल-पोसने में क्यों दिलचस्पी न ले ? उस अम्माजी का 
भाग्य क्या है--सो हम-आप कैसे जान सकेंगे ? अच्छे को अच्छा समझकर उसे 
स्वीकार करने की उदारता हो तो वही पर्याप्त है। अब हम एक वात सोच रहे हैं। 
अभी युवराज तो आ ही रहे हैं। हमारा भी स्वास्थ्य उतना अच्छा भही रहता । 
अबकी वार युवराज को सिंहासन देकर एवं उपनीत वटु को युवराज पद देकर 
विधिवत्‌ पट्टाभिषेक कर लें और हम निश्चिन्त हो जायें। इस बारे मे आपकी क्या 

राय है ?” 

“हमारे साले गंगराज इस विधय भे क्‍या राय रखते है ?” झुके सिर को 
उठाते हुए मरियाने दण्डनायक ने कहा । 

“प्रधानमस्त्री से हमने अभी नही कहा है ।” 

“युवराज की भी स्वीकृति होनी है न?” 

"स्वीकार करेंगे, जब हमारी आज्ञा होगी तो वे उसका उल्लघन क्‍यों 


पट्टमहादेवी शञान्तलां / 45« 


गे ह। 8 े कर 
“ऐसी.-वात नहीं, सन्निधान के रहते सन्निधान के समक्ष ही सिंहासन पर 
विराजने के लिए उन्हें राजी होना चाहिए न ?* 

“आप सब लोग हैं न? अगर राजी न हो तो समझा-बुआकर आप लोगों को 
उन्हें राजी कराना होगा । 

“तुरन्त राय देना कठिन कार्य है। सम्बन्धित सभी मिलकर विचार-विनिमय 

करने के वाद इसका निर्णय करना अच्छा होगा । 

“ठीक है, वैसा ही करेंगे ।” 

- इसके बाद मरियाने आज्ञा लेने के इरादे से उठ खड़े हुए । 

“बलिपुर के हेग्गड़े दक्ष हैं ?” 

“युवराज ने बता ही दिया होगा व ?* 

“मतलब यह कि आप जवाव देना नहीं चाहते। है न ?* 

“ऐसा कुछ नहीं । मेरा उत्से सीधा सम्पर्क उतना विशेष रूप से नहीं हो पाया 
है । मैंने इतना अवश्य सुना है कि विश्वासपात्र हैं और वलिपुर की जनता उन्हें 
बहुत चाहती है। हमारे युवराज उन्हें वहुत पसन्द करते हैं और चाहते भी हैं । 
इससे यह माना जा सकता है कि वे दक्ष भी हैं । 

“बहुत अच्छा ।” महाराजा ने कहा । 

इसके वाद मरियाने ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और .चला गया । 

महाराजा विनयादित्य को लगा कि दण्डनायक सदा की तरह सहज रीति से ' 


आज व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी चिन्ता में वे पतंग पर तकिये के सहारे 
“पैर पसारकर लेट गये | है 


नूतन वदु कुमार वललाल के साथ राजपरिवार दोरसमुद्र पहुँचा। नवोपनीत वदु 
का भव्य स्वागत हुआ | चामव्वा के उत्साह का कोई ठिकाना ही नहीं था। वर- 
'पूजा करने के लिए सन्‍्नद्ध वधू को माता की-सी कल्पना से वह अभिभूत हो गयी : 
थी; इससे उसका मन-मुकुल खुशी से विकसित हो रहा था। सोसेऊरु से लौटने के 
पर दण्डनायक और उनकी पत्नी ने परस्पर विचार-विनिमय के वाद खूब सोच- : 
समझकर यह निर्णय किया था कि राजघराने के समधी-समधिन बनें और अपनी 
बेटी को पट्टमहिपी बनावें | यह निर्णय तो किया परन्तु उस निर्णय को कार्यान्वित 
करने का विधि-विधान क्या हो--इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया था । 


46 / पटमहादेवी शान्तला: 


हि 





शुवराज, युवरानो बदु के साथ आने ही बाते थे; तव प्रधानमन्त्रो दंदयाद से आप्त- 
भमालोचना करने और कुछ युक्ति निकालने को बात मन में सोचते 
परन्तु शान्तला को जब से देखा तद से चामव्वा के मन में दर काटा बन गयी 
थी। उसने समझा था कि बला टल ग्रयो--मगर यहाँ भी शास्तला को देयकर 
“उमकी धारणा गलत भावित हुई। वास्तव में चामव्वा ने यह मोचा न था फि 
हेग्गडे का परिवार दोरममुद्र भी आयेगा। वह ऐसा महसूस करने सगी कि 
ह्ेग्गडती ने युवरानी पर कुछ जादू कर दिया है। उसने मोचा कि हेग्गड्ती फे मन 
मे कुछ दूर भविष्य की कोई आशा अंकुरित हो रही है। कोई आशा वया ? वही 
उस इकलौती वेटी को सजा-धजाकर खुद राजघराने की समधिन बन जानो 
अाहती है । मेरी कोख से तीन लडकियाँ जो जन्मी हैं, तदनुमार युवरानी के भी 
तीन लडके पैदा हुए हैं, तो हित्ताव बरावर है; ऐमी हालत मे यह हेग्गडती हमारे 
बीच कूद पडनेवाली कौन है? चामब्वा क्‍या ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देगी ? एस- 
लिए उसने पहले से ही सोच रखा था कि परिस्थिति पर काबू लाने के लिए शोई 
चुक्ति निकालनी ही चाहिए । 
हुँसी-खुशी से स्वागत करने पर भी चामव्वा के हृदयातराल मे बुरी भावना 
के जहरीले कीड़े पैदा होकर बढ़ने लगे थे। वदु को युवरानी-युवराज की आरती 
उतारने के बाद वे जद अन्दर चलने लगे तव मौका पाकर अपनी बडी देटो पयता 
को ढकेलकर उनके साथ कर दिया। इन सवके पीछे चामब्वा घी। साथ हो 
हेग्गड़े मारसिगय्या और हेग्यड़्ती माचिकब्वे भी थे। उन्हे देखकर दामब्या मे 
आचिकब्बे से पूछा, “हेग्गडतीजी ने सोसेऊर में यह नहीं बताया कि यहाँ 
आएँगी ।/ पूछने में एक आक्षेप ध्वनित हो रहा था। 

हेग्यडती माचिकब्बे ने सहज भाव से विनीत हो बताया, “हमने यहाँ जाने रूप 
“विचार ही नही किया था । युवरानीजी की आज्ञा हुई, इसलिए आये ।” 

“हेग्गड्तीजी ! आपमे कोई जादू भरा है। नहीं तो युवरानोगों » 
साधारण हेग्गड़ती के साथ इतना लगाव कंसे सम्भव है ?” दण्डनायक को एच्ने ने 
कहा। 

कितना व्यंग्य ! इस हेठो के भाव से अतमिन्न हेग्गड़ती ने सहज भाद कह घजप 
“हाँ चामच्वाजी, मैं एक साधारण हेगउती हूँ। पर युवरानीजो को उझरूत के 
मुझे भी चकित कर दिया है।” 

“आपके गुन ही ऐसे हैं।” चामब्वा ने दुछ पत्रोक्ति भरो घ्वारि रे 
कही 

“यह सव हम क्या जानें, चामखाजी | बड़े के दशये माने पर स्पक्‍्-लोर 
चलनेवाले हैं, हम । यदि हमारा व्यवहार दूमगे को पसन्द आर अर 


टूसरां दे 
उसे अच्छा समझा तो वह हमें मार्यदयनिवाने उन बच्चे की अप्टदा बप हो परिचर ' 





रे बात ' 


दट्महादेशो शा 


देता है। वह उन बड़ों के वड़प्पन का साक्षी है ।* ! 4 5 - 

“्वड़ों का नाम लेकर खिसक जाने की बात छोडिए, हेग्गड़तीजी; खुद आपने 
अपनी तरफ से अपने पर लादे बड़प्पन की यह बड़ाई है। यह उसी का अतीक है । 
आप मामूली थोड़े ही हैं।” चामव्या ने व्यंग्य भरा तीर मारा । 

माचिकब्ये ने बात बदलते के इरादे से कहा, धुवरानीजी शायद भेरीः 
प्रतीक्षा करती होंगी ।” 

“नहीं, अभी तो वे आपकी प्रतीक्षा नहीं करेंगी। उन्हें भी विश्वांति चाहिए. 
ने ? ठहरिए, नौकर को साथ कर दूंगी। वह आपको ठहरने के मुकाम पर ले” 
जाकर छोड़ आयेगा ।” कहती हुई चामव्वा झटपट चली गयी । 

औरतों के बीच मारसिगय्या मौन खड़े रहे। उतके लिए राजमहल नया नहीं ' 
था । वहाँ की गतिविधियाँ भी नयी नहीं थीं। वे चुप रहे । 

दो-एक क्षणों में ही राजमहल का नौकर आया । साथ शान्तला भी आयी ' 
थी । 'चलिए' कहते हुए वह आगे बढ़ा । शान्तला, माचिकव्बे और मारसिगय्या 
तीनों उसके पीछे चले । राजमहल के दक्षिण-पूर्व के कोने के एक. अतिथि-भवन में 
उन्हें छोड़कर यह कहते हुए “आपके सभी अन्य लोगों को भिजवा दूँगा, आप लोग 
आराम करें”---नौकर चला गया । सभी वहाँ विछे कालीन पर बैठ गये | नौकर 
अर्ध्य-पाद्य, पान-पट्टी आदि की व्यवस्था कर चले गये। 

माचिकव्वे ने पूछा, “जब से आयी, तुम कहाँ रही अम्माजी ?” 

“महाराजा के दर्शन के वाद मैं और राजकुमार उनके अस्तःपुर में रहे ।” 
शान्तला ने कहा । 

“तुम लोग वहुत समय पहले आ यये होगे ?” 

हाँ माँ, एक प्रहर हो गया होगा !” शान्तला ने कहा । 

(अब तक क्या कर रही थी ?” 

“बातचीत करते बैठे रहे ।” 

“वया किसी राक्षस की कहानी कहते रहे ?” ; 

री “हाँ तो, हम दोनों अभी छोटे बच्चे हैं न ? मनगढ़ंत कहानियाँ कहते-हँसते - 
-कूदते रहे ।” कहती. हुई शान्तला के चेहरे पर क्रोध की रेखा खिच गयी। 

“लो, देख लो ! नाक की नोक पर ही गुस्सा उतर आया; देखो, नाक कैसी 
चढ़ी हुई है। कुछ हँंसी-खुशी की वात भी सह न सके--ऐसे बुढ़ापे की शिकार - 
इस छोटी उम्र में ही? अम्माजी, एक वात समझ लो। तुम्हारे युरुजी ने भी कहा 
हक हम हर अनुभव की ६ चताती हूँ। हमेशा हँसमुख रहना .. 

है 3 045 8 चाह ॥ इसलिए कभी चेहरे पर गुस्से से 
सिकुड़न ने आने देना । 

“मन में जो पोड़ा हुई उसे भी कहें नहीं ?” 


48 / पट्टमहादेवी शान्तला - 


“मत मे पीड़ा हो, चाहे अमह्य वेदना रहे, फिर भी हँसते रहना चाहिए ॥ 
अम्माजी, अभी वेलुगोल में स्थित वाहुबलि में भी तुम देखोगी । उन्होंने कितना 
दुख सहा; कितनी कसक रही, जब कमक की पीड़ा अधिक हुई तो धीरज के 
साथ किस तरह अभिमानपूर्वक मुकाविला किया; उस छिडी हुईं दशा में कितना 
दर्द सहता पड़ा। एकवारगी उस अभिमान-अहंंकार से छुट्टी पायी तो वहाँ उस 
कसक या दर्द के लिए स्थान ही न रह गया। यों वहाँ हेसमुख वाहुबलि की मूर्ति 
स्थायी रूप से स्थित हो गयी। वहाँ जाकर देखोगी तो यह सब समझ में आ 
जायेगा | तुम अभी छोटी बच्ची हो । पर होशियार ओर प्रतिभाशाली हो । फिर 
भी अभी अनुभव नही हैं । अभी से मानसिक दु ख-दई के कारणभूत इस अभिमान 
को दूर कर चाहिए। समझी अम्माजी । अव बताओ, तुम लोग क्या-क्या वात 
कर १ ४ 

अत नमार ने पूछा, “तुम्हारा गांव कैसा है और वहाँ क्या-क्या है ?! मैंने जो 
जाना था सो सब बता दिया ।” 

“क्या उन्हें हमारा गाँव पसन्द आया ?” 

“ब्या-क्या अच्छा लगा--सो तो मैं वता नहीं सकती। परल्तु जव मैंने 
भानवाकार में स्थित उस गण्डभेरुण्ड के बारे में बताया तो उसके विधय में उनका 
उत्साह लक्षित हुआ ॥” 

“उसके बारे में राजकुमार ने कुछ बातें की ?” 

“मैने बताया, 'उस मूर्ति का शरीर, हाथ और पैर तो फोलाद जैसे मजबूत 
लगते हैं। मगर देखने में वडी सुन्दर है।” तव राजकुमार ने कहा, “मर्द को तो ऐसा 
ही होना चाहिए ।' उन्होंने कहा कि उस मूति को एक वार देखना चाहिए ।” 

“तुमने बुलाया २” 

“मैं वुलाऊं तो यजकुमारजी आएंगे ?” 

“बुलाना हमारा धर्म है। आना, न आना उनकी इच्छा ।” 

“भूल हुई माँ । तब तो उन्हें निमन्त्रित करूंगी ।” 

“अब बुलाने न जाना। जब बुलाने का मौका था तब नहीं बुलाया; अब 
बुलाना संगत न होगा । राजकुमार की इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरा कुछ 
और उपाय सोचेंगे।” 

इतने मे रेविमय्या हाँफता हुआ आया और कहने लगा, “बड़ा गरड़वड़ 
हो गया हेग्गडतीजी ! राजमहल के अन्तः:पुर के पास उससे लगे उस दीवानखाने 
में जिप्तमे महा शानीजी रहा क रतो हैं, वही ठहराने की युवराज की बाज्ञा थी। 
आप लोगों को यहाँ कौन लिवा लाया ? उठिएं, उठिए, युवरानीजी वहुत गुस्ता 

कर रही हैं।” 

“हमें क्या मालूम, रेविमय्या । हम सहज रीति से युवरावीजी का ही अनुसरण 


पट्टमहादेदो चान्तला / 49 


कर रहे थे। चामब्वा ने हमें यहाँ भेज दिया। यहाँ भी अच्छा है। यहाँ रहने में 
क्या हर्ज है ?" हेग्गड़ती माचिकव्बे ने कहा । शि हि 

“जो भी हो, अब तो मुझे यह सब करना है । आप कृपा कर मेरे साथ चलें, 
नहीं तो में जीवित नहीं रहूँगा। मेरा चमड़ा उधेड़कर उसका संडा फट्टरा दिया 
जायेगा ।” 

“तुम्हारी इसमें क्या गलती है, रेविमय्या ? जब यह सब हुआ तब तुम बहा 
थे ही नहीं ।” ड़ 

“बह मेरी गलती है। वहां रहकर आप लोगों को उनके साथ राजमहल में 
ले जाना चाहिए था। उन्होंने खुद सोसेऊर में ही ऐसी आजा दी थी । पहले यहाँ 
आगे रहकर मुझे अपना कत्तंव्य करना था। नहीं किया। इसीसे यह साटी गड़- 
बड़ पैदा हो गयी है। एक शुभकार्य समाप्त कर आये, अब इस व्यवहार से मुझे 
सन मारकर रहना पड़ा है। मुझे इस संकट से बचाइए । आपके पैरों पड़ता हूँ ।" 

कहते हुए रेविमय्या उनके पैरों पर पड़ा 

“उठछो रेविमय्या, यह सब क्या ? चलो, हम जहाँ भी रहें, एक जैसा है। हम 

किसी को दुःखी करना पसन्द नहीं करते 


सते ।/ हेगाड़े मारसिगब्या ने फहा। और 
सबने रेविमय्या का अनुस रण किया। 


युवरानी एचलदेवी को जितना जल्दी गुस्सा चढ़ता उतना ही शीघ्र वह उतर भी 
जाता है। सहज ही वह्‌ विशालहृदया है । उसका ध्येय हैं कि अपनी बजह से किसी 
को कोई दुःख न हो। उसके वुलाव पर अतिथि वनकर जो आये उनकी देखभाल 
की व्यवस्था उसकी इच्छानुसार होनी चाहिए; यदि वह न हुआ तो सहज ही क्रोध 
आता ही हैं। अब की स्थिति यही थी। इसी वजह से उसे गुस्सा आया था। 
हेग्गड़े के सारे परिवार के अन्त:पुर में जा जाने के बाद शान्त होकर सोचने पर 
पता चला कि इसके पीछे क्या कारण था| ऐसा क्यों हुआ था । फिर भी उसने 
प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बात नहीं सोची । इसके 
निश्चित निर्णय भी हुआ पद का मोह 
अनुगमन करता है--.इस वात से परिचित युवरानी ने अबको वार क्षमा कर देने 
३243 2 अलकअ हि त में रहते समय के चामव्वा ने शान्तजा 
के बारे में का 7 लत बहू असन्तुप्द हुई थी। मगर तेव उसने 
उस काई महत्त्व नहीं दिया था। यहाँ जो घटना घटी उसने उसके मन में एक 


0 / पट्टमहादेवी शान्तला 


साथ ही उसके मन में एक 
किस तरह से स्वार्य-साधन के मार्य का 


ू 


सुस्पष्ट ही चित्र प्रस्तुत कर दिया था; साथ ही उसके हृदयातराल पर विपाद की 
गहरी रेखा भो खिच गयी थी । 

यह सव क्या है ? युवरानी एचलदेवी के मन में तरह-तरह के प्रश्न उठ खड़े 
हुएं। निष्कल्मव दृष्टि से एक दूसरे से प्रेम करना क्‍या असह्य नहीं ? मानव ऐसे 
शुद्ध प्रेम को भी यदि सह नहीं सकता और असूया से नीच भावना का शिकार 
होकर हीनवृत्तियों का आश्रय ले तो वह पशु से भी बदतर न होगा ? पशु इस ऐसे 
मानव-पशु से कुछ बेहतर मालूम होता है| उमसे प्यार के बदले प्यार मिलता 
है। वह प्रेम करनेवाले की हस्ती-हैमियत, मान-प्रतिप्ठा का ख्याल भी नहीं 
करता | उसे उम्र की भी परवाह नही । एक छोटा वालक उसे प्रेम से खिलाए या 
बड़े अथवा गरीब या धनी कोई भी प्रेम से खिलाएँ तो वह कुत्ता भी सबको बरा- 
बर के प्रेम भाव से देखता है। पर हम कितनी भेंद-मावना रखते हैं। क्या यह 
ईश्वर के वरप्रसाद के रूप में प्राप्त बुद्धि के दुस्पघयोग की चरमसीमा नही है? 
उमर ईश्वरदत्त बुद्धि के सदुययोग को छोडकर उसका अन्यथा उपयोग नीचता 
की परिसीमा नहीं? जन्म, अधिकार और ऐश्वर्य आदि न जाने कौन-कौन से 
मानदण्डों का ढेर लगाकर मापते-मापते थक न जाएँगे ? अहिंसा, त्याग आदि के 
बहानो का सहारा लेकर ब्रत-नियमों की आड मे स्वगं-माधना करने के बदले 
मानवता की नीव पर शुद्ध मानव-जीवन जीने का प्रयत्न मानव क्यों नहीं 
करता ? ऐसा अगर हो तो यह भूलोक ही स्वर्ग वत जाए । इसे स्वर्ग बनाने 
के लिए ही समय-समय पर अलग-अलग रूप धारण कर सच्चे मानव के रूप 
में ईश्वर अवतरित होकर मानवता के धर्म का उपदेश देता आया है, स्वयं 
मानवता का आदर्श बनकर उदाहरण देकर मानव-धर्म का अवुप्ठान करके 
दिखाया है। एक बार उमने जो मार्ग दर्शाया उसमे केटीले पौधे, झाड-झखाड 
जो पैदा हो गये तो कालान्तर में वे विकृत हो जाते हैं। हम जब उसी टेडे-मेढे 
“रास्ते को अपना विश्वस्त मार्ग मानकर जिह पकड़कर चलना आरम्भ कर 
देते है तो वह एक नया ही रूप धारण कर लेता है भौर तव इसी को एक नया 
नाम देकर पूर्वोषदिप्ट मानव-घर्मे का सुसस्कृत नवीन रूप कहकर मानव अपने 
उद्धार करने की कोशिश करने लगता है। फिर भी मानव मानव ही है। 
उस सहज मानव-धर्म का तथाकथित टेढे-्टेढे मार्ग के निर्माण के प्रयत्न में ही 
उसकी बौद्धिक शक्तियों का अपव्यय होता है! यह मेरे द्वारा प्रणीत नवीन मार्ग 
है, यह उन सवसते उत्तम मार्ग है--कहते हुए अहकार से आगे बढ़ने का उपक्रम 
करने लगता है। यह अहकार उत्त पीठ पर के विस्फोटक फोडे की तरह बढकर 
उसी के सर्ववाश का कारण वनता है! असली मूल वस्तु को छोड़गदर इस तथा- 
कथित नवीनता के अहंकार से ऊँच-नीच के भेद-भाव उपजाने से मानव-मानव में 
मंद पैदा हो जाता हैं; और मानवता की एकता के उदात्त भाव नप्ट हो जाते हैं। 


पट्टमहादेवी चान्तला | 54 


मानव के साथ मानव वनकर रहने में अड़चन पैदा हो जाती ह। मानवता हाः 
खण्डित हो जाती है। कभी मानव को मानव बनकर जीना सम्मत्र होगा था नहां 
भगवान्‌ जिनेश्वर ही जानें।. ५ मु 
ड्स तरह युवरानी एचलदेवी का कोमल मन उद्विग्न हो रहा 222 उस, 
मन की गहराई में तारतम्थ की इस विपम परिस्थिति ने कशमकश पैदा कर दी: 
थी। मन के उस तराजू के एक पलड़े में चामव्वा थी और दूसरे में हेग्गउ़ती 
माचिकव्वे । पद और शिप्टाचार इनमें किसका वजन ज्यादा है, किसका प्रूल्य 
अधिक ? तराजू झूलता ही रहा, कोई निश्चित निर्णय नहीं हो पाया। क्योंकि 
मन की गहराई में उस तराजू को जिस अन्तरग के हाथ ने पकड़ रखा था वह 
काप रहा था। उस हाथ का कम्पन अभी रुफा न था। हृदय की भावना कितनी 
ही विशाल क्‍यों न हो उस भावना की विशालता को व्यावहारिक जीवन में जब तक 
समन्वित न करें और वास्तविक जीवन में कार्यान्वित न कर व्यवहार्य न बनायें 
तो उससे फायदा ही क्‍या? कार्यानवित करने के लिए एक प्रतिज्नाबद्ध दृढ़ता की 
जरूरत है। यह दृढ़ता न हो तो कोई काम साध नहीं सकते | क्योंकि उस सहज 
मार्ग में आगे बढ़ने का यह पहला कदम है। इस सीधे मार्ग पर चले तो ठीक है 
चलते-चलते आड़े-तिरछे और चासें ओर घेरे रहकर चहनेवाले चण्डमारुत का 
शिकार वने और आगे का कदम और आगे चलने को उद्यत हो जाय तो बहुत 
सम्भव है कि वहीं अटक जाएँ। इससे वचने के लिए मानसिक दृढ़ता चाहिए। 
एचलदेवी सोचने लगी कि ऐसे बवण्डर से वचकर चलने की दृढ़ता उसमें कितनी 
है। फिर वह स्वयं सर्वेस्र्त तो है नहीं । युवराज इन सद्भावनाओं को पुरस्कृत 
करें भी, पर महाराजा की बात का तो वे प्रतिरोध नहीं कर सकते, यह सब 
वह जानती थी। इसके अलावा अहाराजा का मुंह-लगा दण्डनायक राजमहल के 
वात्तावरण में पलकर-बढ़कर पहां के सुख-सन्तोप में पनया है और उप्त पर महा- 
राजा की विशेष कृपा भी है---इस बात से वह परिचित तो थी ही । चामव्वा के 
भत्‌ में क्या-क्या विचार होंगे--इसका अनुमान भी वह कर चुकी थी। 
चह जिसे अपनी वह चनाना चाहेगी, इसके लिए यह सारा वातावरण सह- 
योगी वनकर नहीं रहेगा--इस बात को भी वह समझती थी। इस सबके 
अलावः एक और मुख्य बात यह थी कि अपने बड़े बेटे का मन चामच्या की बडी 
लड़की के प्रति विशेष आकपित यह भी उससे छिपा न था। अपनी अभि- 
भीपा कौ पूर्ति के लिए एक दूसरी लड़की को वलिवेदी पर चढ़ाना उचित नही--- 
इस बात को नह अच्छी तरह समझती थी | 'ह सब ठीक है। परन्तु चामव्वा को 
.हैग्गड़ती और उसकी उस मासूम बालिका पर विद्वेप की भावना क्‍यों है? शायद 
उसके न में यह शंका हो कि हेग्गड़ती की लड़की की उसकी लड़को के साथ स्पर्धा 
हो रही है। हो सकता है। इसी "जह से चामव्वा यह सब खेल सेल रही हो | 


४4 / पहमहादेवी शान्तला 


चैसे लोग हैं? मैंने खुद भी यह नहीं सोचा था । हेग्यड़ती तो इस तरह की वात 
सोचने तक का साहस नहीं कर सकती। अपने स्थान-मान का उसे बोध नही ? 
ऐसी हालत में इतनी ईर्प्या क्‍यों ? सम्भवतः चामव्या मन में अपने पद को हमसे 
अधिक समझती होगी । इसीलिए हेग्यडती और उसकी वेंटी का अस्तित्व सहन 
नही कर पाती | उसके विचार में राजमहल का आदर, प्रीति और विश्वास्त आदि 
सब उमी का स्वत्व है, उतपर दूसरे का अधिकार उसे सह्य नही | हम उसके इन' 
विचारों के अनुमार कँसे रह सकेंगे? प्रजा ही हमारा धन है। प्रजाजन का 
आदर-प्रेम ही तो हमारा जीवन है। अगर हम अपने प्रजा-जन के प्रति आदर- 
प्रेम-विश्वास न रखें तो हमको जो वटप्पन उनसे मिला है, वह अयोग्य और अपात्र 
को दिये दान के समाते अवादरणीय ही होगा ! प्रजा-जन हमपर जो प्रेम-विश्वास 
और आदर रपते हैं उसके योग्य हम हैँ---इस वात को साधित करता होगा, इसके 
लिए उनके साथ सद॒व्यवरहार कर उन्हीं से प्राप्त बडप्पत को सार्वक करना ही 
हमारा ध्येय होना चाहिए । दे भगवत्‌ जिननाथ । ऐसा अनुग्रह करो कि हमारे मत 
में ऐसी दुर्भावना, ईपर्पा पैदा न हो । हमारा प्रत्येक व्यवहार प्रजा-जन के मन्‍्तोप 
के लिए ही वना रहें, यह आशीर्वाद हमे दो, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। 
अगवन्‌ ! हमे वल दो | उपतने भगवान्‌ के सामने यो निवेदन किया | इस तरह 
मानसिक सधर्ष से सुक्‍्त होकर मन में उत्पन्त शभी विकारों को दूर करके 
युवरानी निरचल भाव से अपने ध्येय-धर्म पर अटल बतो रही । 

चामवब्या के व्यवहार से हेग्यडती माचिकब्ये के मन मे कशमकश पैदा हो गयी 
'थी। परन्तु युवरानी एचलदेवी के उदार व्यवहार से चामव्या के व्यवहार के बारे 
में लापरवाह हो रहो । शान्तला का घ्यान तो इस ओर गया ही नहीं। बलिपुर 
में जिस ढंग से उत्तके कार्यकम चलते थे उप्त क्रम मे कोई बाधा नहीं आयी यथा- 
बत्‌ सव चतता रहा | एक विशेष वात यह थी कि यहाँ के कार्यक्रमों मे राजकुमार 
बिट्टिदेव का साथ रहा | युवरानी के आग्रह से उत लोगों को कुछ अधिक समय 
तक दठहरनता पडा था। इसके वाद हेग्गड़ेजी का परिवार महाराजा, युवराज 
और युवरानी, प्रधान गगराज, बड़े दण्डनायक मरियाने और छोटे दण्डनायक 
माचण, डाकरस आदि सभी से विदा लेकर वेलुगोल की यात्रा के लिए तैयार हो 
गया। आखरी वक्‍त विट्टविदेव ने उतके साथ बेलुगोल जाने की इच्छा प्रकट 
करते हुए माँ से अनुमति माँगी । 

“वहाँ से वे सीधा बलिपुर जाएँगे, अप्पाजी; तब तुम्हे अकेले लौटता पडेगा। 
इसके अतिरिकत्र तुम तो वेलुगील हो आये ही न ? अब क्या काम है ?” एचलदेवी 
ने अपनी वात कही । 

“लौटते समय मेरे साथ रेविमस्या रहेगा! अगर चाहे सो दो-एक और मेरे 
साथ चलें ।” कहकर विद्टिदेव मे यह सूचित किया कि अपने मन की इस इच्छा 


पट्टमहादेषी ज्ञान्तज़ा [ 53 


को बदलना नहीं चाहता । हे 
"छोटे अप्पाजी ! महाराज इसे स्वीकार नहीं कर सकेंगे।” एचलदेवी ने 
अपने इस बेटे के मन की इच्छा को बदलने के इरादे से कहा । 

“क्यों नहीं स्वीकार करेंगे ?” हिल 

“राजकुमार यदि साधारण हेग्यड़े के परिवार के साथ चलेंगे तो लोग तरह- 

तरह की बातें करने लगेंगे । इस वजह से वे स्वीकार नहीं करेंगे ।” 

“क्या महाराज के मन में ऐसे विचार हैं ?” 

“न ने, कभी नहीं। उनमें अगर ऐसी भावना होती तो बड़े दण्डनायक 
मरियानेजी का आज इतना ऊँचा स्थान न होता ।” 

“यदि ऐसा है तो मेरे जाने में क्या बाधा है ? 

“निम्न स्तर के लोगों को ऊपर उठाना ठीक होने पर भी ऊपर के स्तरवालों 
को नीचे उततरना ठीक नहीं, अप्पाजी ।” 

“अगर ऊपरवाले नीचे नहीं उतरें तो नीचेवालों को ऊपर उठावा सम्भव 
कैसे हो सकेगा, माँ ?” 

“इसीलिए ऐसे लोगों को जो ऊपर उठाने योग्य सब तरह से हैं, उन्हें चुन- 
कर हम अपने पास बुलवाते हैं---ऊपर उठने के लिए मौका देना हमारा धर्म है). 
इस काम के लिए हमें नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं ।* 

“तो आपके कहने का मत्तलव यह्‌ कि उन्हें हम अपने साथ ले आ सकते हैं, 
परन्तु हमें उनके साथ होना ठीक नहीं; यही न माँ ?” 

“लोग हमसे यही अपेक्षा करते हैं।” 

“लोगों को हम ही ने अपने व्यवहार से ऐसा वनाया है ।” 

“जो भी हो, अप्पाजी, मैं इस विपय में निश्वय कर अपना निर्णय नहीं दे 
सकती । मैं केवल माँ हूँ । मैं केवल प्रेम करना ही जानती हूँ । ऐसी जिज्ञासा मैं नहीं 
कर सकती ।” 

“मतलब, क्या मैं प्रभु से पूछे या महाराज से ?” 

“महाराज से ही पूछो, अप्पाजी ।” 

“क्या पूछता है ?” एरेयंग प्रभु जो तभी वहाँ आये थे, पूछा । परिस्थिति 
को जानकारी हुईं। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने कहा, “अप्पाजी, क्‍या कुछ 
दिन ठहरकर पीछे वलिपुर हो आना त हो सकेगा ?” 

“बलिपुर में मेरा क्या काम है ?” 

“उस हेगड़े की लड़की के साथ घोड़े की सवारी, इधर-उधर घूमना-फिरना 
यह सब वेरोकटोक चल सकेगा न ?” है 

“उसके लिए मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता। एक दिन बाहुबलि के 

/ बारे में कवि महोदय के साथ काफी चर्चा हुई थी। उनके साथ बेलुगोल में बाहु- 


$4 / पट्टमहादेवी शान्तला 


बलि का दर्शन कर लूँ तो वह अधूरी बात पूर्ण हो सकेगी; इसी आशा से मैं जाने 
की अनुमति चाहता था।” 

“यदि ऐसा है तो हो आओ अप्पाजी ! पर तुम्हारे साथ***”/ 

“रेविमय्या आयेगा।” 

“ओह -ओह, तब तो सारी तैयारी हो गयी है। सो भी स्वीकृति के पहले 
ही।! 

“प्रभु से अच्छे काम मे कभी वाघा ही नही हुई ।'” कहते हुए आगे बात के 
लिए मौका न देकर बिट्टिदेव वहाँ से चल पड़ा । 

ग्रुवरानी एचलदेवी अपने वेटे की उत्साह-भरी दृष्टि को देखकर मन-ही-मन 
कुछ सोचती हुई खडी रही । 

“क्या, युवरानीजी बहुत सोचती हुई-सी लग रही हैं!” 

“कुछ भी तो नही ।/ कहती हुई युवराज वी तरफ देखने लगी । 

“हमसे छिपाती क्‍यों हैं ? छोटे अप्पाजी और हेग्गडेजी की बेटी की जोडी 
बहुत सुन्दर है--यही सोच रही थी न २” 

“न न, ऐसा कुछ नही । हमारी सभी इच्छाओ और आकाक्षाओं के लिए राज- 
महल की स्वीकृति मिलती चाहिए न ? लोगो की भी स्वीकृति होती चाहिए न ?” 

“राजपरिवार और प्रजाजन स्वीकार कर लें तो युवरानी की भी स्वीकृति 
है। यही न?” युवराज ने स्पप्ट किया 

“क्या युवरानी की स्वीकृति पर्याप्त है? मुझे अगर स्वातन्त्रता हो तो मैं स्पष्ट 
रूप से कहूँगी कि इसमें कोई एतराज नही ।” 

“यदि बडा बेटा होता तो प्रश्न कुछ जटिल होता । लेकिन अब ऐसी समस्या 
के लिए कोई कारण नही है।” 

“वास्तव मे मैंने इस दिशा में कुछ सोचा ही नही । हेग्गड़ेजी की लडकी का 
पाणिग्रहण जो भी करेगा वह महाभाग्यवान्‌ होगा । परन्तु इस सम्वन्ध मे जिसने 
जन्म दिया उसी ने जेव सोच-विचार नही किया हो तो हम क्यो इस पर जिज्ञासा 
करें 2! 

“'रेविमस्या कहता है कि हमारे अप्पाजी का उस लड़की के साथ गाढा स्नेह 
हो गया है। वह मैत्री--पता नही कि इन दोनो को कहाँ ले जायेगी ?” 

"इतना सब सोचने जैसी उन बच्चो की उम्र ही कहाँ है? उन दोनो मे जो 
प्रेम अकुरित हुआ है वह परिशुद्ध है। दोनो में ज्ञानाजेन को पिपासा बराबर- 
बरावर है। यही उनके वीच इस मँत्री सम्बन्ध का कारण है। इतना ही ।” 

“अब तो इतना हो है, परन्तु वह ऐसे ही आगे वढा तो उसका क्या रुख होगा, 
कौन जाते ।” 

“यदि प्रभु को यह वात आतंक पैदा करनेवाली लगती है तो अभी प्रभु ने 


पट्टमहादेवों श्ञान्तता / 55 


जाने की अनुमति ही क्यों दी ?” युवरानी एचलदेवी ने दुविधाग्रस्त मन से पूछा । 

“इसके लिए कारण है ।” 

“दया है वह ?* 

"फिर कभी आराम से कहँगा । अब इस वात को लेकर दिमाग खराब करने 
की जरूरत नहीं । अधिकार-सुख मिलने पर मनुप्य अपनी पूर्वस्थिति को भूल 
जाता है, यह बात यहाँ आने के वाद, प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित ही गयी। यें सब 
बातें सोसेकह में बताऊँगा। हमें भी कल सोसेऊछ की यात्रा करनी है) अप्पाजी 
यहीं महाराजा के साथ रहेंगे। छोटे अप्पाजी से कहना है कि वह वेलुगोल से सीधे 
सोसेऊरु पहुँचें ।/ इतना कहकर युवराज वहाँ से चल पढ़े । 

अपने पतिदेव कुछ परेशान हो गये हैं, इस बात को बुवरानी एचलदेवी ने 
समझ लिया । परन्तु इस परेशानी का कारण जानने के लिए उन्हें सोसेऊद पहुँचने 
तक प्रतीक्षा करनी ही होगी ! 


हेग्गड़े मारसिगय्या के परिवार के साथ कुमार बिट्टिदेव, रेविमय्या और राज- 
घराने के चार रक्षकभट भी चले | 

दो दिनों में ही चार कोस की यात्रा पूरी कर वे बेलुगोल क्षेत्र जा पहुँचे ! 
शान्तला और बिट्विदेव ने अपने-अपने घोड़ों पर ही पूरी यात्रा की थी। उन दोनों 
के अंगरक्षक वतकर रेविमय्या उनके साथ रहा । सबसे आगे हेग्गड़े का रक्षक-दल, 
संबसे पीछे राजमहल के रक्षा-दल थे। आराम से यात्रा करते हुए उन लोगों ने 
गोम्मटराय नाम से प्रसिद्ध चाममुंडराय से नव-निर्मित बेलुगोल ग्राम में मुकाम 
किया । न्‍ 

धूसरे दिन प्रात:काल उठकर कटवप्र और इन्द्रगिरि के दीच नवनिर्भित ग्राम 
से लगे सुन्दर पुष्करणी दैेवरं-वेलुगोल में नंहा-धोकर वाहुवलि स्वामी के दर्शन 
करने के लिए सबने इन्द्रगिरि पहाड़ का आरोहण किया । अधिक उम्र होने पर भी 
मारसिगंय्या-माचिकव्दे कहीं वैठकर सुस्ताये बिना ही पहाड़ पर चढ़ चले | हँस- 
मुख, स्वागत करने के लिए तैयार खड़े विराट्‌ रूप बाहुवलि स्वामी के प्रभावलय 
से राजित विशाल मुखमण्डल को स्मरण करते हुएं आरोहण क रनेवालों को थका- 
चंद कहां ? 

वाहुवलि की परिक्रमा कर उनके चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम समपित 
कियां।: इस विरोटू-पूर्ति को चामूंडरायः द्वारा मिभित कराये एक सदी .वीत 'चुकी 


| पंद्महादेवी ज्ॉन्तर्लो 


थी। इस मूर्ति ने इस अवधि में उतने ही भ्रीप्प विताये, फिर भी ऐसा लग रहां 
था कि मानो अभी हाल प्रतिष्ठित हुई है, उसकी चमक में किचिस्मात्र भी कमी 
नही हुई है। मूर्ति के चरणों के अंगूठे देखते हुए वे दोनों छोटे बच्चे हाथ जोडे खडे- 
खड़े सोचते रहे कि वह अँगूठा उनके शरीर का कितना अंश है, इस परिमाण के 
अनुसार मूति को ऊँचाई कितनी होगी । उत्त ऊँचाई तक पहुंचकर उस मुस्कुराहट 
से युक्त सुन्दर मुखड़ा देखकर उसकी मुस्कुराहट के आनतद का अनुभव कर 
सकेंगे ? आदि-आदि ये बच्चे सोचते रहें होंगे। बहुत समय तक हाथ जोड़े खडे रह- 
कर पीछे की ओर खिसकते-खिसकते कुछ दूर जाकर मूर्ति के पैरों से मस्तक तक 
नजर दौड़ायी | हाँ, यह तो नग्न मूति है। फिर भी असह्य भावना नहीं आयी, 
एकटक देखते ही रहे । 
बडे बुजुर्ग इन बच्चों को देखते हुए दूर बैठे रहे । 
शान्तला ने हाथ जोड़े, आँखें बन्द की | गाने लगी-- 
“ग्रोम्मट जिनने नरनागरामर दितिज चरपति पूजितने । 
योगाग्ति हत स्मरन योगिध्येयननमेयर्न स्तृतियिसु्वे ॥/ 
इस पद को भूपाली राग में गाया, भगवान्‌ की स्तुति की । वैठे हुए सब उठ खडे 
'हुए और हाथ जोडकर प्रणाम किया | विट्विदेव भी हाथ जोडे आँख मूंदे रहा। थुति- 
बद्ध और स्वरयुक्त मुब॒त कंठ से शान्तला ने गाना गाया; उस गान-लहरी से दसों 
दिशाएँ गूंज उठीं। गिरि-शियर पर भक्ति-परवणश हो तादात्म्य भाव से गाये 
उम गान ने, उस स्तुति ने, मानो भगवान्‌ के हृदय मे एक अनुर्कप उत्पन्न कर दिया 
हो, ऐसा भान हो रहा या । वास्तव मे वहाँ जितने जन उपस्थित थे वे सभी एक 
अनिर्वचनीय आनन्द से पुलकित हो रहे थे। 
बाहुवलि के चरणपूजक पुजारो ने स्त्रोत-पाठ के बाद घारतला के पास आकर 
कहा, “संगीत शारदा ने तुम पर प्रसन्‍त होकर पूर्ण अनुग्रह किया है, अम्माजी; 
आज तुमने बाहुबलि के हृदय को जीत लिया है।” फिर उन्होंने उस वच्ची के सिर 
पर आशीर्वादपूर्ण हाथ रखते हुए उसके माता-पिता हेग्गड़े दम्पति की ओर मुड- 
कर कहा, “आपके और आपके पूर्वजों के पुण्य प्रभाव के कारण यह अम्माजी 
आपकी वेटी होकर जन्मी है । देश-विदेशों से अनेक प्रख्यात गायक आये, उन्होंने 
स्वामी वाहुब॒लि को सन्तुप्ट करने के अनेक प्रयत्व किये । अपनी विद्या-प्रौढिमा का 
प्रदर्शन भी किया। लोगों के प्रशस्ता-पात्र भी बने। मैंने भी बहुतों के स्तुतिपरक 
गायन सुने हैं और आनन्द भी पायां। मगर इस अम्माजी के स्वर-माघुर्य मे एक 
दैवी शक्ति है जो अन्यत्र दुर्लभ है। आप भाग्यवान 'हैं। वाहुबलि को कृपा से 
अम्माजी एक योग्य घर की गृहिणी होकर पितृकुल और श्वसुर-कुल दोनों की 
कीति को बढाने लायक बनेगी, इसमे कोई सदेह नही । बैरो से प्रेम कर सकनेवाले 
हमारे बाहुबलि स्वामी इस मामूम वच्ची को उठाकर अपने सिर पर वैठाकर नाच 


पट्टमहादेवी झान्तला / 57 


उ्ेंगें । उनकी कृपा रही तो असाध्य भी आसानी से साध्य हो जायेगा । राजदृष्टि 
भी आप पर विशेष रूप से कृपालु है। ऐसी दशा में कहता ही क्या है ? 

हेगड़े मारसिंगय्या ने कहा, “हमारे महाराज प्रजावत्सल हैं। वे सभी से 
प्रेम करते हैं। हमपर विशेष प्रेम है, यह कहना ज्यादती होगी। उनकी कृपा 
और प्रेम के हम पात्र हैं, और उस कृपा ओऔर प्रेम का हम निर्वेहण करने याग्य 
बने रहें, यही हमारा करतंव्य है। 

“तो क्या महाराज जिस-तिस के साथ राजकुमार को भेजेंगे?” पुजारी के 
सवाल का उत्तर हेग्गड़ेजी से क्या मिल सकेगा ? वे मौन रहे । 

परिस्थिति से परिचित राजकुमार विट्विदिव ने कहा, “इसमें महाराज की 
और हेग्गड़ेजी की इच्छा-अनिच्छा नहीं; मैं स्वयं अपनी इच्छा से आज्ञा लेकर , - 
इनके साथ आया हूँ ।” उसे अपनी माता की बात याद जा गयी । 

“बात तो वही ही हुई न ।” पुजारी ने बात को टाल दिया । 

बाहुबलि के प्रसाद को सवमें वाट दिया गया। उसे प्रसाद के बदले भोजन 
ही कहना ज्यादा संगत होगा । प्रसाद स्वीकार करते वक्‍त भी विद्विंदेव की आँखें 
उस भव्य वाहुवलि की मूर्ति पर ही लगी थीं | वोकिमय्या राजकुमार की उस दृष्टि , 
को पहचान चुका था | उसे उस दिन की चर्चा याद आयी । उन्होंने पूछा, “आज 
राजकुमार के मन में बाहुबवलि की इस नग्नता के कौन-से भाव का स्फुरण हुआ 

१० + 

हे अन्य सभी लोगों की उपस्थिति में इस प्रश्न के कारण राजकुमार के मन में. 
कुछ कशमक्कंश पैदा हो गयी । उत्त र त देकर वोकिमय्या की ओर और अन्य उप- 
स्थित जनों की ओर भी नजर दौड़ायी । 

शान्तला ने परिस्थिति को समझा, और कहा, “ग्रुरुवर्य | इस विपय पर दोपहर 
के पाठ के समय चर्चा की जा सकेगी न ? स्वामी की सन्तिधि में नहीं, । यह्‌ चर्चा करने 
का स्थान नहीं । भगवान्‌ की सल्निधि में अपने आपको अपित किये बिता फंल- 
प्राप्ति नहीं होगी, यह आप ही ने कहा था। अब जाप ही चर्चा का आरम्भ 
करें?” 

शान्तला का यह सवाल वाहुवलि के चरणसेवी पुजारी के मन में काँटे की 
तरह चुभ गया। उसने कुतूहल से वोकिमय्या और शान्तला की ओर देखा । उसने 
सोचा कुछ गरमी पैदा होगी। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ । 

“अम्माजी, तुम्हारा कहना सच है। आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ न? नई वात 
याद आती है तो पुरानी वात पिछड़ जाती है। तुम्हारा कहना ठीक है। यहाँ चर्चा 
करना ठीक नहीं ।”* कहकर वोकिमय्या ने अपनी सम्मति प्रकट की। प्रसाद 


स्वीकार करने के वाद सभी वहाँ से चले और पहाड़ पर से उतरकर अपने मुकाम 
पर पहुंचे । 


शान्ततां 


दोपहर को पाठ-प्रवचन के पश्चात्‌ विद्टविदेव ने ही वात शुरू की । 

“गुरुजी, मैं वाहुबलि का दर्शन अब दूसरी वार कर रहा हूँ। कभी पहले 
एक बार देखा जरूर था परन्तु उस समय मुझपर कया प्रभाव हुआ था, सो तो 
याद नही । परन्तु मेरी माताजी कभी-कभी उस सम्बन्ध में कहती रहती हैं कि 
सव जाने को तैयार होकर खड़े थे तो भी मैं और थोडी देर देखने के इरादे से जिद 
पकड़कर वही खडा रहा था । वे मुझे वहाँ से जबरदस्ती लाये ये । तव शायद मेरी उम्र 
चार-पाँच साल की रही होगी। मैंने ऐसा हठ क्यों किया सो मुझे मालूम नही। 
जैसे-जैसे उम्र वढती आयी, ओर तदनुसार ज्ञान भी बढ़ने लगा तो बार-वार 
नग्नता की बात सुन-सुतकर एक अमह्य भावना उत्पन्न हुई थी। इसीलिए उमर 
दिन मैंने आपसे प्रश्न किया था | परन्तु आज बाहुवलि की वह नग्नता सहा मालूम 
पड़ी । बह नग्नता असंस्कृत नही लगी /” खुले दिल से विद्टिदेव ने कहा । 

“इस भाव के उत्पन्न होने का क्या करण है ?” 

“कारण मालूम नही; परन्तु जो भावना उत्पन्न हुई उसे प्रकट किया ।” 

“वह सान्निध्य का प्रभाव है। इसीलिए हमारे यहां क्षेत्र-दर्शन श्रेष्ठ माना 
गया है। हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वातर्यामी है। उसकी खोज मे हमें क्षेत्रो में क्यो 
जाना चाहिए ? जहाँ हम हैं वही हमे वह नही मिलेगा ? यो कहकर व्यग्य करने- 
वालों की कमी नही है । अब राजकुमार समझ गये होंगे कि सार्लिष्य से उत्पन्न 
भावना और दूर रहकर अनुभूत भावना, इन दोनों में अन्तर क्या है ?” 

“अन्तर तो है; परन्तु क्या जहाँ रहे वही भगवान्‌ को जानना न हो 
सकेगा ?” 

/हो सकेगा । व्यंग्य वचन कहनेवालों को, कही भी रहे, ईश्वरीय ज्ञान का 
बोध नही होगा। कुतर्क करनेवालो में निष्ठा ओर विश्वास का अभाव होता है। 
जहाँ निष्ठा और विश्वास हो वहाँ ज्ञानवोध अवश्य होता है। परन्तु इसके लिए 
सयम और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। सबमे दोनों भाव नहीं रहते। 
इसीलिए क्षेत्र की महत्ता है। ज्ञान के लिए यह सुगम मार्ग है।” 

“अनुभव से आज यह तथ्य विदित हुआ ।” 

शान्तला दत्तचित्त होकर गुरुदेव और विट्विदेव के इस सभापण को सुन रहो 
थी | उसने कहा, “गुरुदेव फूडली क्षेत्र में जब हम शारदा माई के दर्शन करने गये 
थे ठव वहाँ के पुजारीजी ने जो कहा था, उसे सुनने के बाद मेरे मन मे एक शका 
दैंदा हो गयी । आप सव लोग जब चुप रहे तो वोलना उचित नही है, यह सोचकर 
मैं बुप रही । अब लगता है कि उप्त विपय के बारे मे पूछकर समझने का मौका 
आया है। क्या मैं पूछ सकती हूं ?" 

“यूछो अम्माजी, किसी भी तरह को शका को मन मे नही रहने देना घाहिए। 
अगर शका रह जाती है तो वह विश्वास को जड़ को ही उयाड देती है।” 


पट्टमहादेवी श्ञास्तला / 59 


“ब्रह्मल्लोंक जाने के लिए उच्यत सरस्वती को शंकर भगवत्पाद ने नवदुर्गा मंत्र 
से अपने वश में कर लेने की वात पुजारीजी ने कह्दी थी । क्‍या इस फ्क््‌ देवी को 
वश में कर लेना सम्भव हो सकता है? लगाम कसकर अपनी इच्छा के | 
जहाँ चाहे चलाये जानेवाले घोड़े को तरह देवताओं को ले जाना सम्भव है? 
शान्तला ने पूछा । 5 

“अपरोक्ष ज्ञानियों की शक्ति ही ऐसी होती है | ड्ुनकी उस शक्ति से ध्आ। 
आधा जा सकता है, यह कहना कठिन है । जो दुःसाध्य है और जिसे साधा ही नहीं 
जा सकता बह ऐसे महात्माओं से साधा जा सकता है। वह सांकेतिक भी हो सकता 
है। शंकर भगवत्पाद महान्‌ ज्ञानी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उनका वशवर्ती जाम 
ही सरस्वती का संकेत हो सकता है । यों समझना भी गलत नहीं होगा । वशीकरण 

को जाननेवाले जिसे वश में कर लिया है उसे, सुना है, चाहे जैसे नचा सकते है 
ऐसी हालत में सात्विक शक्तिसम्पन्त ज्ञानी के वशवर्तिनी होकर ज्ञान की 
अधिदेवी शारदा रही तो इसमें कोई आज्चर्य की बात नहीं | साधारण लोग जिसे 
स्थूल चक्षु से नहीं देख सकते ऐसी मानवातीत अनेक वस्तुओं का जान-चक्षुओं से 
दर्शव हो सकता है। इसलिए ऐसे विषयों में शंकित नहीं होना चाहिए । इन चमे- 
चक्षुओं के लिए जो गोचर होता है उतना ही सत्य नहीं है। इन चर्मचक्षुओं से 
हम जितना जो कुछ देखते है वह दूसरों से देखा जा सकता है। इससे जो परे हे 
वह अविश्वसनीय है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। दैवी शक्तियों का विश्लेषण, 
लौकिक अथवा भौतिक दृष्टि से करना ही उचित नहीं । इसके अलवा इस वियय 
के लिए कोई आंधिकारिक सूत्र नहीं, यह भक्ति का ही फल है, विश्वास का 
निरूपण है। इसलिए लगाम कसे घोड़े का साम्य यहाँ उचित नहीं । मैंने पहले भी 
एक वार तुमसे कहा था। मानव-देवताओं की पंक्ति में जैसे हमारे वाहुबलि हैं वैसे 
ही मावव-देवताओं में शंकर भगवत्याद भी एक हैं। तुम्हें याद होगा न ?” 
“हाँ, याद है ।” डे 
“तो फिर तुम्हें संदेह क्यों हुआ?” . 
“मंत्र बल से देवी वशवर्तिनी न हो सकेगी, इस भावना से ।” 
“मंत्र निमित्त मात्र है। यहाँ मन अधान है। सदुद्देश्यपूर्ण निस्वार्थ लोक- 
वत्याण भावना से प्रेरित सभी कार्यों के लिए देवता 
कारण से देवी शंकर भगवत्पाद 


तता वशवर्ती ही रहते हैं। इसी' 

हू द के वशवतिनी होकर उनके साथ चली आयी 
। 7) 22 5 ि 

4 


“आपकी बात सत्य ही होगी, गुरुवर्य । उस दिन वहां देवी के सम्मुख जब 
मैंने नृत्य किया था तथ मेरे जुबुरू के नाद के साथ एक कौर घुंचुरू का नाद मिल- 
कर गतिलीन-हो गया था ) शौरदा देवी जब भगवत्पाद के साथ आती रही; तव 
चुना है, घुँघुरू का नाद. सुनायी पढ़ा था। पुंजारीजी ने उसे दिन जो यह वात कही 


60 | पहुंसहांदेवी 'ज्षान्तलो' 


वहसत्य प्रतीत हो रही है। परन्तु तत अयर यह बात कहती तो लोग हेसेंग यह 
सोचकर चुप रही । 

“देवी के गले से खिसककर जो माला तब नीचे खिसकती आयी उसका 
कारण अब समझ में आबा ! पुजारीजी ने जो बात कही वह सत्य है, अम्माजी। 
देवों तुमपर कृपालु है। तुम्हे बरदान दिया है ।” 

“बलिपुर से वह स्थान कितनी दूर पर है ?” बविद्विदेव ने पूछा । 

“तीन-चार कोम होगा । क्यो ?” बोकिमय्या ने पूछा । 

“कभी अगर बलिपुर आना होगा तो में भी वहाँ हो आ सकूँगा और देवी 
का दर्शनलाभ पा सकूंगा, इस इरादे से पूछा।” विट्विदेव ने कहा । 

“अभी हमारे साथ चल सकेंगे न ?” शान्तला ने उत्साह से पूछा। 

"अब सम्भव नहीं । मुझे आज्ञा नही है | मुझे सोसेऊर लौट जाना है, यह 
पिताजी की आज्ञा है ।” 

“तो कब आएंगे ?” शान्तला ने दूसरा प्रश्त किया । 

“दम हमको राजमहल से अकेले कही नहीं भेजेंगे। हमारे गुदुजनी का 
कभी इस तरफ आने का कार्यक्रम बनेगा तब उनके साथ आने की सहूलियत हो 
सकेगी। 

ये छोटे, बड़ो के प्रवास के कार्यक्रमों का निर्णय करेंगे भी कैसे ? अन रीक्षित 
ही अंकुरित इस दर्शनाभिलापा का अब तो उपसहार ही करना होगा । बात का 
आरम्भ कही हुआ और अव जा पहुँचे और कही। अपने से सीधा सम्बन्ध इस 
बात से न होने के कारण बोकिमय्याजी इसमे दखल नहीं करता चाहते थे। 

इसलिए वे मौन रहे । उन लोगो ने भी मौत धारण किया। पता नहीं और कितनी 
देर वे वहाँ बैठे रहे या किसी अन्य विपय को लेकर चर्चा करते रहे कि इतने मे 
रेविमय्या उघर पहुँचा ओर बोला, “उठिए, उस छोटे पहाड़ पर भी जाता है ।” 
उस मौनावृत स्थान में एक नये उत्साह ने जन्म लिया | सव उठ खड़े हुए । 


इन्द्रगिरि से भी अधिक आसानी से सव केटवरप्र पहाड पर चढ गये । वहाँ के मन्दिर 
“चन्रगुप्त बसदि', चन्द्रभरभ' और “चामुण्डशय बसदि” को देखने के बाद सव 
आकर एक प्रस्तर पर विश्वाम करने बैठे । तब सूर्यास्त का समय हो गया था। 
सूर्य की लाल सुनहली किरणों की आभा बाहुवलि के मुखारविन्द पर पड़ रही थी 
ओर इस आशा ने मूति के मुखारविन्द के चाये ओर एक प्रभावत्रय का सृजन 


पट्टमहादेवो शान्तता / 62 


किया था। शास्तला ने इस प्रभावलय में प्रकाशमान वाहुवलि के सुखारविन्द को 
पहुले पहल देखा । उसने कहा, “देखिए गुरुजी, बाहुबलि स्वामी के मुखारविन्द पर 
एक नयी ही प्रभा का उदय हुआ है।* 

“हाँ अम्माजी, प्रभा से सदा द्यूतिमान वाहुवलि स्वामी के मुखारविन्द पर 
प्रतिदिन सुबह इस तरह की नयी ज्योति उत्पत्न होती है। दिग्रम्बर इस बाहुवलि 
स्वामी के प्रतिदिन की इस नित्यसत्य प्रभा के कारण यह निष्ठावान्‌ प्रभावाहक 
अग॒वान्‌ सूर्य हैं। आवरण रहित इस विराट्‌ रूप के लिए कभी अन्ध्रकार ने आवृत 
नहीं किया है । चाहे कहीं से तुम स्वामी का दर्शन कर लो वही भव्यता उभरकर 
दिखायी देगी । धर बतारे को देखते हुए खड़े स्वयं ध्र्‌ वतारे की तरह प्रकाशमान 
इन स्वामी का यह रूप अब जिधर खड़ा है, उसी प्रस्तर में से उदित यही रूप, 
आपमुण्डराय को दिखायी पड़ा था।” वोकिमय्या का ध्यान यों ही सहज भाव से 
भूतकाल की ओर सरक गया। 

“तब क्या इस मूर्ति को उसी स्थान पर गढ़ा गया है १” विट्टिदेव ने पूछा । 

“हाँ तो, नीचे गढ़कर मूर्ति को ऊपर ले जाकर रखी गयी है---ऐसा आप 
समझते हैं ?” बोकिमय्या ने पूछा । 

“मान भी लें कि, नीचे गढ़ी ही तो, उसे विना विक्ृत्त किये ऊपर ले जाना 
सम्भव हो सकता था १?” शास्तला ने गुरु की वात का समर्थन करते हुए 
कहा । 

“सम्भवत्त: चामुण्डराय को अपने नाम से निमित करवाये उस मन्दिर के उसी 
स्थान से इन्द्रभिरि की उस चट्टान पर वाहुबलि की मूर्ति का दशेन हुआ होगा, । 
इसीलिए यह मूति और यह मन्दिर जहाँ निर्मित हैं वह स्थान वहुत॑ ही पवित्र 
है। अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के इरादे से पोदनपुर की यात्रा पर 
निकले चामुण्डराय को मध्यवर्गे में ही यहीं, इसी स्थान पर भगवान्‌ ने दर्शन 
दिये, इसी से यहीं मूर्ति की स्थापना: हुई । वहाँ शंकर विद्याशंकर हुए, यहाँ 
चामुण्डराय गोम्मटराय बने ।” वोकिमय्या ने कहा । 

___“चाहे सम्प्रदाय कोई भी हो भक्ति का फल इसी तरह से मिलता है । क्या 
ये दोनों स्थान इस वात की गवाही नहीं दे रहे हैं ?” शान्तला ने कहा | 

म्झूँ अम्माजी, इस सबके लिए मूल कारण निश्चल विश्वास है । इस निश्चल 
2 रे नींव पर ही भक्त की सव कल्पनाएँ ईश्वर की कृपा से साकार हो 


है “मतलव यह कि सभी धर्म एक ही आदर्श कौ ओर संकेत करते हैं--हैं 
न? ॥ 


ल धर्मो का लक्ष्य एक ही है। परच्तु मार्य भिन्‍त-शिन्‍न हैं।” ' 
यदि ऐसा है तो 'मेरा धर्मे श्रेष्ठ है--मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है'--कह- 


62 / पट्टमहादेवी झान्तला 


कर वाद-विवाद कपरीं करता चाहिए ? इस बाद-विवाद के फलस्वरूप एक मान- 
सिक अशान्ति क्यो मोल लो जाय ? धर्म का आदर्श मन को शान्ति और तृप्ति 
देना है। उप्ते अशान्ति और अतृप्ति का कारण नहीं वनना चाहिए | है न?” 
आस्तला ने पूछा ! 

“मच है अम्माजी [ परन्तु मानव का मन बहुत कमजोर है ! इसलिए वह 
बहुत जल्दी चचल हो जाता है। बह बहुत जत्दी स्वार्थ के वशीभूत हो जाता 
है। माय ही “मैं मेरा' के सोमित दायरे में वह बेध जाता है । उस हालत में 
उम्र मन को कुछ और दिखायी ही नही देता और कुछ सुनायी भी नहीं पडता । 
उसके लिए दुनिया वही और उतनी ही प्रतीत होती है। यदि नया कुछ दिखायी 
'पड़ा या सुनायी पड्ा तो वह उसके लिए क्षुद्र प्रतीत होने लगता है। तव बाद- 
“विवाद की गुजाइश निकल आती है। इन सवका का रण यह है कि हम ऐसी कच्ची 
नींव पर अपने विश्वास को रूपित करने लगते हैं ।/ बोकिमय्या ने कहा । 

“तो आपका अभिमत है कि मजबूत नीव पर स्थित विश्वाम यदि रुपित 
हो तो यह वाद-विवाद नही रहेगा ?” विद्विदेव बीच मे पृष्ठ बैठा । 

“वाद-विवाद हो सकते है । वह गलत भी नहीं । परन्तु जब विश्वास सुदृढ़ 
होता है तब उमसे प्राप्त होनेवाला फल और है। उमसे तृप्ति मिलती है और 
इस तृप्ति में एक विशाल मनोभाव निहित रहता है। तात्यय यह कि वाद-विवाद 
“कितना भी हो उससे कडुवापत यथा अतृप्ति पैदा नहीं होती । अब उदाहरण के 
लिए अपने हेग्गडेजी के परिवार को ही देखिए । हेग्गडे शिवभवन है, हेग्गडती 
जिन भक्त हैं। एक दूसरे के लिए अपने विश्वास को त्याग देने की झरूरत ही 
नहीं पडी है। भिन्न-भिन्न मार्गावलम्वी होने के कारण पारिवारिक स्थिति में 
अमस्तोप या अशान्ति के उत्पन्न होने को सम्भावना तक नहीं पैदा हुई है । है न 
हेग्गड़जी 2” 

“कविजी का कयन एक तरह से सही है। परन्तु हमे इस स्थिति तक 
पहुँचने के लिए कई कड्‌ आहट के दिन गुजारते पडे ।” मारसिगय्पा ने कहा । 

“कड आहट आये बिना रहे भी कंसे ? वे कहते हैं, वह धर्म जिस पर उठका 
विश्वास है वही भारत का मूल धर्म है, हम जिस पर विश्वास रखते ह वह 
परिवतित घर्म है। ऐसा कहेंगे तो क्या हमारे मन को बात चुभेगी नहीं ?” 
किसी पुराने प्रसय को बात स्मृति-पटल पर उठ खडी हुई-मी अभिमूत माचि- 
कब्बे ने कहा | 

यह देखकर कि वडे भी इस चर्चा मे टिस्सा ले रहे हैं, उन छोटो में 
रुचि वढी और वे भी कान खोलकर ध्यान से सुनते लगे । 

“कविजी, आप ही कहिए, जिन ध॒र्मे का आगमन बाद में हुआ न?” 
आरपिगय्या ने पूछा । 


परह्महादेवोीं झान्तला / 63 


“कौन इन्कार करता है । बोकिमय्या ने उत्तर दिया । 

“जिन धर्म बाद में आया ठीक; परन्तु क्या इसी वजह से वह निम्न-स्तरीय 
है ? आप ही कहिए !” माचिकव्तरे ने फिर सवाल किया । 

“कौन ऊँचा, कौन नीचा--इस ऊँच-तीच की दृष्टि को लेकर धर्म-जिज्ञासा' 
करवा ही हमारी पहली और मुख्य गलती है। भारतीय मूल धर्म जैसे उद्भूत' 
हुआ वह उसी रूप में कभी स्थिर नहीं रहा । जैसे-जैसे मानव के भाव और 
विश्वास बदलते गये तैसे-तैसे वह भी बदलता आया है। मानवधर्म ही सब 
धर्मों का लक्ष्य है और आधार है । हम धर्मों को जो भिन्न-भिन्न नाम देते हैं 
वे उस लक्ष्य की साधना के लिए अनुसरण करने के अलग-अलग मागगे-मान्र हैं 
जिनाराधना और शिवाराधना दोनों का लक्ष्य एक ही है। सत्य॑, शिवं, सुन्दर की 
आराधना ने शक्ति की आराधना का रूप जब धारण किया तब वह मानव के 
स्वार्थ की ओर अनजाने ही अपने-आप परिवर्तित हो गया। इसके फलस्वरूप 
हिंसा व्यापक रूप से फैल गयी। हिंसा मानवधम की विरोधी है। इसीलिए 
अहिसा तत्त्व प्रधान न धर्म का आविर्भाव हुआ और मानवधर्म की साधना 
के लिए एक नये मार्ग का सूत्रपात हुआ। जानते हुए भी हिंसा नहीं करनी' 
चाहिए---इतना ही नहीं, अनजाने में भी हिसा अगर हो तो उसके लिए 
प्रायश्चित करके उस हिंसा से उत्पन्न पाप से मुक्त होने का उपदेश दिया। 
आशा और स्वार्थ दोनों मानव के परम शत्रु हैं। इन्हें जीतने का मार्ग व्याग' मात्र 
है। यही श्रेष्ठ मार्ग है। यह कोई नया मार्ग तहीं । हमने भारतीय-धर्म की. 
भव्य परम्परा में त्याग' को बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान इसीलिए दिया है। अतएव 
सब कुछ त्याग करनेवाले हमारे ऋषि-मुनि एवं तपस्वी हमारे.लिए पृज्य हैं एवं: 
अनुकरणीय हैं । वेद ने भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया कि हमें किसका अनुसरण या 
अनुगमन करना चाहिए । लेकिन यह कहा--अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा 
वृत्ति विचिकित्सा वा स्थात्‌, ये तत्र ब्राह्मणाः संमदर्शिन, युक्‍ता आयुक्‍्ता:,. 
अलूझा धमकामा स्पु,, यथा ते तत्र वर्तेरन, तथा तत्र वर्तेथा: । बताया ।” 

“इसका अर्थ बताइए, कविजी ।” मारसिंगय्या ने पूछा। 

“हम जिन कर्मों का आचरण करते हैं, जिस तरह के व्यवहार करते हैं, 
3५ 2 में यदि कोई सन्देह उत्पन्न हो तो युकतायुक्त ज्ञान सम्पन्न, सदा 
77774 

सह जानी महात्मा जैसे बरतते हैं, वैसा व्यवहार. 
करा, यह इसका भाव है ।” कवि बोकिमय्या ने कहा | 
हा है इस यात की सूचना देती है कि हमें किनका अनुकरण करना चाहिए 
है न गुरुजी ?” शान्तला ने पूछा। 


64 । पट्टमहादेदी शान्तला 


“ही, अम्माजी, जब वे जो अनुकरणीय हैं, युक्तायुक्त भाव रहित होकर 
सत्कार्य करना छोड देते हैं और ऋरर कर्म एवं हिसा मार्ग का आचरण करने लगते 
हैं, तब वे अनुकरणीय कैसे बनेंगे ? उनके ऐसे वन जाने पर मानव धर्म का वह राज- 
मार्ग गलत रास्ता पकडता है । तव फिर अन्य सही मार्ग की आवश्यकता 
प्रतीत होने लगती है। उस मार्ग को दर्शानेवाले महापुरुष के नाम से लोग उस 
धर्म को पुकारते हैं, वह नया धर्म बनता है ।” 

“ये धर्म के नाम से जो ऊधम मचता है वही आपसी संघर्ष का कारण 
बनता है न?” मारसिंगय्या ने प्रश्त किया । 

“हाँ, अब देखिए, चोल राज्य में ऐसा संघर्ष हो रहा है सुनते हैं। वहाँ के 
राजा शैव हैं। जो शिवभक्‍त नहीं उन्हें वहुत तंग किया जा रहा है । शैवधर्म को 
छोडकर भन्‍्य धर्म के अनुसरण करनेवालो को भ्रुप्त रीति से अपने घरो में अपने 
धर्म का आचरण करना पड़ रहा है।” बोकिमय्या ने बताया । 

“यह हमारा सौमाग्य है कि हमारे होगूसल राज्य मे उस त रह का वन्धन नही । 
किसी से डरे बिना निश्चिन्त होकर हम अपने धर्म का पालन कर सकते है । जैन 
प्रभुओ ने शैव भक्तो को कभी सन्देह की दृष्टि से नहीं देखा । जब उनमे किसी तरह 
का सन्‍्देह ही नहीं तो हम अपनी निष्ठा को छोड़कर क्‍यों चलने लगे ?” 
मारसिगय्या ने कहा । 

“धर्म भिन्न-भिन्न होने पर भी परस्पर निष्ठा-विश्वास ही मानव का 
लष्य है; इस लक्ष्य की साधना ही मानवन्समाज का घ्येय बनता चाहिए। 
ईश्वर एक है । हम अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार मूति की कल्पना कर लेते 
हैं। भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में कल्पित अपनी भावना के अनुरूप मूतियों की पूजा तिडर 
होकर अपनी आयाध्य मुति को साक्षात्‌ करते का मौका सवको समान रूप से 
मिलना चाहिए। यदि राजाओं के मनोभाव विशाल न हो तो भ्रजा सुखी नही होगी । 
जिस राज्य की प्रजा सुखी न हो वह राज्य बहुत दित नही रहेगा। यह सारा राज्य 
प्रजा का है। मैं इसका रक्षक हूँ, मैं सर्वाधिकारी नही हूँ, मैं प्रजा का प्रतिनिधि 
मात्र हूँ, ऐसा मावकर जो राजा राज्य करता है उसका राज्य आचन्द्वार्क स्थामी 
रहेगा । जी राजा यह समझता है कि मैं सर्वाधिकारी हूँ, प्रजा मेरी सेवक मात्र है, 
जैसा मैं कहूँगा वैसा उन्हें करना होगा, ऐसी स्थिति में तो वह खुद अपने पैरी 
में आप कुल्हाड़ी मार लेता है। “मैं केवल प्रतिनिधि मात्र हूँ, प्रजा की घरोहर 
का रक्षक मात्र हूँ, राज्य प्रजा का है! ऐसा मानकर जो राजा राज करता है वह 
नि्लिप्त रहकर जब चाहे तब उसका त्याग कर सकता है। अब हम जिस पहाड़ 
पर बैठे हैं उसका नाम चन्द्रगिरि है। यह इसका दूसरा नाम है। यह नाम इसे 
इसलिए मिला है कि यह उस महान्‌ चकवर्ती राजा के त्याग का प्रतीक है। हिंमा- 
जय से लेकर कुस्तल राज्य तक फैले इस विशाल साम्राज्य का त्याग करके यहाँ 


पट्टमहादेवी शान्तला / 65 


लिए अवुकरगीय हो जाता है। चन्द्रगुप्त के इस महान त्याग से यहाँ ठतकी महत्‌ 
साधना ने स्थायी रूप धारण किया। उन्होंने यहाँ आत्मोन्‍लति पाकर सायुज्य 
प्राप्त किया, इतना स्पप्ट रूप से विश्वसनीय हो सकता है।” 

“उन्होंने आत्मोल्लति प्राप्त की होगी; परन्तु इससे क्या उनका कर्तव्य-्लोप 
नहीं हुआ ?” याजकुमार तिद्विदेव सहसा पूछ बैठा । 

#इसप्रे कर्वव्य-वोप क्या है, राजकुमार !” बोकिमय्या ने जवाब में पूछा । 

“अपना रशक मानकर उनपर इतना बड़ा विश्वास रखतेवालों समस्त प्रजा 
को क्षणमर में छोड़ आते से कर्तव्य-्तोप नही होता ? कर्तव्य निर्देहण ने करने में 
उनको कमजोरी का परिचय नहीं मिलता ? राजा का पूरा जीवन आखिरी दम तक 
प्रजा-हित के ही लिए घरोदर है न?” 

“आपके कयन का भी मसहत्त्ववूर्ण अय॑ है। परन्तु हमे एक बात नहीं भूलनी 
चाहिए | जो जन्मता है उत्ते मरना भी होता है, है न? 

"है।" 

“मरण कव होता है, इस बात की सूचना पहले से तो नहीं मिलती ?” 

“नही ।/ 

“क्या सभी मानव अयनी इच्छा के अनुमार मरते हैं ?” 

“नही ।! 

“ऐसी हालत से जब अचानक राजा की मृत्यु हो जाय तो उसकी रक्षा से 
रहनेवाली प्रजा की देखभाल कौत करेगा | जो मरता है उस पर कतंब्य-तोप का 
आरोप लगाया जा सकता है ?” 

“मरण हमारा वशवर्ती नही। परन्तु प्रस्तुत विषय तो (ऐसा नहीं है। यह 
स्वयं्रत है। जो वशवर्तो नहीं उसको तुलना इस स्वयंहते के! साय करना ठीक 
है?” 

४“दोनों परिम्यितियों का परिणाम तो एक ही है न । अतएव निष्कर्ष यह है कि 
कर्तव्य-निर्वदग के लिए भी कुछ सीमा निर्धारित है। इस निर्धारित सोमा में यहने 
न रहने का स्वातस्थ्य हर व्यक्ति को होता चाहिए। दस व्यक्तिस्वानन्ध्य को 
छीतने का अधिकार किसी को नहीं । तिम पर भी आत्मोल्लति के संकल्प से किये 
जानेवाले सर्वंसग परित्याग पर कर्तेब्य-छ्युति का दोप नहीं सगता । क्योकि कर्तव्य 
लिपरेहण की उचित व्यवस्था करके ही दे सर्वंसग परित्याग करने हैं। वे कायरों की 
तरह कर्तव्य में भागते नही । मौर्य चक्रवर्ती चस्दगप्त भी योग्य व्यवस्था करके हो 
इधर दक्षिण को ओर आये होगे ।”* 

नहीं, सुनते मे आया कि उनके गुर भद्ववाहु मुत्रि में मगध राज्य में बारह 
यर्ष तक भयंकर अकाल के पडनते को सूचता दी थी जिससे डरक र बटुत-सें लोगो 
यो साथ लेकर वह चक्रद्ती दक्षिय की ओर चने आये ।” 





“लोग कैसी-कैसी कहानियाँ गढ़ते हैं ! यह तो ठीक है कि भद्रवाह मुनिवर्य 
जिकाल ज्ञानी थे। उन्होंने कहा भी होगा | उनके उस कथन पर विश्वास रखने 
वालों को उन पर दया करके उन्होंने साथ चलने के लिए कहा भी होगा । उस 
विश्वास के कारण कई लोग आये भी होंगे। परन्तु इस भय का आवरण क्या 
दें? वास्तविक विपय को तो कोई नहीं जानता। इस तरह भाग आनेवाला प्रभा- 
चन्द्र नामक मुनि हो सकता है। वह तो भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त से आठ सी वर्ष 
बाद का व्यक्ति है। उसने भी इसी कटवग्न पहाड़ पर 'सल्लेखनत्रत' किया, सुनते 
हैं। त्रिकाल ज्ञानी भद्ववाहु और चन्द्रगुप्त को उनके द्वारा दीक्षित होने के बारे 
में अनेकों ते लिखा है। परन्तु कथा के निरूपण विधान में अन्तर हैं। इसलिए, 
चत्दरगुप्त की दीक्षा का लक्ष्य जब त्याग ही है तो इन कही-सुनी कथाओं का 
कोई मूल्य न भी दें तो कोई हर्ज नहों । इसी पहाड़ में भद्रवाहु गुफा भी हैं। उस- 
में उस महामुनि का पदछाप भी है । उस चरणछाप की पूजा चन्धयगुप्त ने को: 
थी, ऐसी भी एक कहानी है। भद्गवाहु यहाँ आये ही नहीं । अकाल पीड़ित 
राज्य में खुद रहकर अपने शिप्याग्रणी चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में शिप्यों को पुस्वाट 
राज्य में भेजकर स्वयं उज्जयिनी में रहकर वहाँ सायुज्य प्राप्ति की, ऐसी भी 
एक कथा है। इसलिए उनकी साधना की उपलब्धि मात्र की ओर ध्यान देना 
सही है । ऐसा समझने पर कि गुरु की आज्ञा पालन करने के इरादे से दर्षिण की 
ओर प्रस्थान किया, उसमें कायरता की बात कहाँ उठती है ?” 

“आपके इस कथन से यह विदित हुआ कि लिखनेवाले के कल्पना-विलास 
के कारण वस्तुस्थिति बदल; जाती है। इसके आधार पर किसी वात का निर्णय 
करना ठीक नहीं, उचित भी नहीं ।” विट्विदेव ने कहा । 

“यों विचार कर सवकुछ को त्यागने की आवश्यकता नही । हमें भी अपने 
अनुभव के आधार पर इन कथानकों में से उत्तम विययों को ग्रहण कर उन्हें 
अपने जीवन में समन्वित कर उत्तम जीवन व्यतीत करने में कोई आपत्ति नहीं। 
दूसरों के अनुभवों से उत्तम अंशों का ग्रहण करना उचित होने पर भी सच प्रसंगों' 
में उनका यथावत्त्‌ अनुकरण ठीक नहीं । समय और प्रसंग तथा परिस्थिति के अन- 
सार जिसे हम सही समझते है--उसके अनुसार चलना उत्तम है ।” कर 

“आपका यह कथव स्थितिकर्ता के समय-समय के अवतारों के लिए भी लाग 
हो सकता है न गुरुजी ?” अब तक केवल सुनती बैठी शान्तला ने पूछा । कक 

“कहाँ-से-कहाँ पहुँची अम्माजी ?” 

“धमेग्लानि जब होगी और अधम, का वोलवाला अधिकाधिक व्याप्त जब हो 


जायेगा तब स्वयं अवतरित होकर धर्म का उद्धार करने का वचन भगवान्‌- कृष्ण 
से गीता में स्पप्ट कहा है न ?” ला 


म्ज्ल्रे झा है 
“हाँ, कहा है ।* 


68 / पट्टमहादेवी जान्तला 


“उन्होंने पहने मत्स्यावतार लिया, फिर कूमे, वराह और नरततिह के रूप में 
ऋमशः अवतरित हुए । बामन, त्रिविक्रम का अवतार लेकर फिर जवतरित हुए, 
ही; परशुराम और राम बनकर पुनः अवतरित हुए। फिर कृष्ण के रूप में 
भी अवतरिन हुए अर्थात्‌ एक जलचर मत्स्य के रूप से आरम्भ होकर उनके अब» 
तार ज्ञानयोगी कृष्णवतार तक क्रमशः बदलते ही आये | इस क्रमशः अवतार 
क्रिया पर ध्यान दिया जाय तो यह विदित होता है कि परिस्थिति को समझकर 
समय के अनुसार धर्म-पंस्थायत को ही लक्ष्य वनाकर अवतरित इन अवतारों में 
“कितना रूउास्तर है। है न गुरुजी ?” शास्तला ने कहा । 

"तो मतलब यह हुआ कि छोटी हेग्गइती अवतारों पर विश्वाम रखती है, 
यही न ?” बोच में विद्विदेव ने कहां । 

“हम विश्वास करते हैं--प्रह कहने से भी यों कहना अधिक उचित होगा 
कि दूसरों का जिमपर दूइ विश्वास है उप्ते हम योग्य मूल्य देते हैं ।” 

“अम्माजी, आपका यह दृष्टिकोण बहुत ही उत्तम है। हममें रूढ़ भूल 
विश्वास जो है उसमे भिन्‍त किसी और विश्वास रखनेवालों के दृढ़ विश्वास पर 
छीटाकशी न करने उदार दृष्टि से परवना वास्तव मे सही मानवधर्म है। यदि 
प्रत्येक व्यक्ति इसी नीति कय अनुसरण करे तो धर्म द्वेप का रूप न धरेगा ओर 
अनावश्पक दु थ बनेश आदि के लिए भी स्थान नहीं रहेगा। खासकर राज्य- 
निर्बेहृण करनेवाले राजाओं के लिए यह अत्यन्त आवश्यक ओर अनुकरणीय नीति 
है | हम जिस पर विश्वास रखते हैं ओर हम जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं 
बद्ी सही है--ऐसा मानकर चलें तो वे राज्य के पतन के लिए निश्चित आधार 
यत जाते है। इधोलिए मैंने पहने ही कहा कि इन हमारे हेग्गडेजी का परिवाद 
एंक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। दसी तरह की प्रवृत्ति के कारण उतके परिवार 
भे शान्ति विराज रही है। हेग्गडेजी को विशाल दृष्टि के कारण हेग्यडतीजो को 
अपने विश्वास के अनुसार चलते में कोई बाधा नहीं हो पायी है। इसी तरह से 
राजा की नोनि ओर कर्वव्य बड़े पैमाने पर व्यापक है। जब भी मैं हेगगठेजी के 
विषय में सोचता हूँ तो मुझे वे सदा धूजनीय ही लगते हैं। यह उनके समक्ष उनकी 
प्रयमा करने की बात नहीं। यदि उनकी इच्छा होती तो हमें यहाँ भेजकर वे 
सीधे जा सकते थे। ऐसा न करके हेग्गडती के एवं हमारे विश्वास को प्रोत्माहन 
देवार साय घने आये। इतना हो नही, हम जहाँ भी गये वहाँ साय रहकर हमारी 
पूजा-मर्चा में भाग लेते रहे | सम्भवत. जहाँ हम जिनताय के दर्गन करने हैं वही 
ये अपने आराष्य शिव का दर्शन भो करते होंगे। यो राज्य सचालन में निरत 
राजाओं के मन में भो विशाल भावना का उद्गम होना चाहिए । हेग्यहेजी से यह 
विशासता है, दसे मैंने कई थार अनुमव किया है ४ 

तो आपका ततात्पये है कि दाटुबलि में, चन्डप्रभ स्वामो में, पारवेनाथ स्वामी 














हा पट्टमहादेयो चान्तला / 69 


में उन्होंने शिव को ही देखा, यही न १" बिट्टिदेव ने सीधा सवाल किया । हे 

“यदि हम विश्वास रखते हैं कि चामुण्डरायजी ने कठिन अस्तर उण्ड मे 
वाहुवलि का दर्शन किया तो इसे भी सानना ही चाहिए ।” वोकिमय्या ने कहा । 

अब तक हेग्गड़े मारसिगय्या मौन रहे, अब बोल उठे, “कविजी, हमारी जो 
प्रशंसा को वह आपके बड़प्पन का सूचक है। एक वात तो सत्य है, शिवजी को 
हमने मानव के आकार में गढ़वाया हीं, इसका कारण यही है कि वह निराकार, 
स्वेब्यापी है। अतएवं हम उतकी आराधना लिय के रूप में करते हैं शिव के 
आराधक हम जन्म से ही विशालहृदयी हैं। इसी वजह से शेष अनेक धर्म भार्गो 
का उदय तथा उनका विकास हमारे इस पवित्र देश में हो सका। परन्तु हम, हम 
ही रह गये हैं। हमारी वह मूल कल्पना स्वत्र सबमें जिसे जैसा चाहे प्राप्त करने 
में समर्थ है। यदि कुछ भी प्रतीक न हो तो हम तात्कालिक रूप से बालुका-लिग 
बनाकर पूजा करते हैं और उसी में तृप्ति पाते हैं। उस ईश्वर का वह छोटा गोला- 
कार रूप हो बहुत बड़ा दिखायी दे सकेगा। क्योंकि यह सब हमारे विश्वास के 
परिणामस्वरूप जो कल्पना करते हैं उस.पर निर्भर करता है । इसी कारण से 
हरि, हर और ब्रह्मा, महासती अनुसूया को छोटे-छोटे बच्चों जैसे दिख़े। प्रवृद्ध 
आशान्युवत्त कलुपित सन के लिए नग्तता अत्तिरंजित अथवा असह्य होकर दीखती 
है। परन्तु परिशुद्ध वाल-मन के लिए नग्तता सुत्दर एवं सह्य लगती है । दिगम्बर 
तत्त्व में यह वाल-मन निहित होने के कारण बाहुबलि की यह मूर्ति वालोचित 
सुन्दरता से विराजती हुई सह्य लगती है। अनुसूया ने जैसे भगवान को देखा और 
अपने को दर्शाया उसी तरह बाहुवलि स्वामी हमें दिखायी पड़ते है। नाम अलग है, 
सस्तिवेश भी भिन्न है। परन्तु इनकी तह में निहित निप्कल्मण भावना नित्य-सत्य 
है; अनुकरणीय भी है। ऐसी हालत में पृथक्‌ दृष्टि से देखने का अवसर कहाँ ?” 

“सच है। निष्कल्मप भावना ही मूल है। आज आपके कारण हम लोगों में 

एक नवीन भावना उत्पत्न हुई। हेग्यड़ेजी, मात्सयें-रहित निप्कल्मप भावना ही के 
कारण आपके पारिवारिक जीवन के सुख-सन्‍्तोप की नींव पड़ी है। यदि सव लोग 
आप जैसे हो जायें तो चोल राजा जैसे लोगों के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। धर्म के 
नाम से हिसा करने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। सुनते हैं वे भो आप ही की 
तरह शिव भक्त हैं। फिर भी कितना अन्तर है ?” वोकिमय्या ने कहा । 

“इस तरह के अन्तर का कारण यह समझना है कि हमारा धर्म ही बड़ा है। 
हमारा विश्वास दूसरों के विश्वास से कम नहीं है, इस तरह का विश्वास होने पर 
समानता, सहिष्णुता की भावना विकसित होतो जायेगी। आज हमें उत्त तरह की 
ही भावना को आवश्यकता है।” मार्रासयय्या ने कहा । 


“इस तरह की भाववा सबमें हो, इसके लिए ईश्वर की कृपा होनी चाहिए ।” 
वोकिसय्या ने कहा । 


70 / पहुमहादेवी शास्तला 


बातचीत के इस उत्साह में किसी को समय का पता ही नही चल्ला । कृष्ण पक्ष 
की राधि का समय था । सारा आकाश त्तारामय होकर विराज रहा था। शिशिर 
को ठण्डी हवा के झोंके कमश- अधिकाधिक तीत्र होने लगे | तपा हुआ प्रस्तर शीतल 

, होने लगा । और उस पर बैठे हुए उन लोगो को सरदी का अनुभव होने लगा। 

#*कविजी, बातों की घुत में समय का पता ही नहीं चला । आज हेग्गड़तो को 
और आप लोगों को निराद्दार ही रहता पड़ा ।/ 

“क्षेत्रोपवास भी महान्‌ श्षेयस्कर है। यह कटवप्र पर्वत उपवास द्रत से सायुज्य 
प्राप्ति करानेवाला स्थान है। इसलिए चिन्ता को कोई वात नही | यह अच्छा ही 
हुआ । परन्तु अब और देर करने से आपके भोजन का समय भी बीत जायेगा ! भव 
चलें।” बोकिमस्या ने कहा । 

“आज सोमवार है न? हमे भी भोजन नही करना है ।” 

“मंतलव हमे भी सोमवार के निराहार ब्रत का फल मिलेगा न, अप्याजी २! 
शास्तला ने प्रश्न किया । 

“हाँ अम्माजी, तुम्हे सदा दोनों तरफ से भी फल मिलता है। जैन-शैव धर्मो 
का सगम बनी हो। मेरी और हेग्गडती की समस्त पूजा-आराधता का फल तुम्हारे 
लिए धरोहर है! राजकुमार जी क्या करेंगे पठा नही ।” कहते हुए मारसिगस्या ते 
उनकी ओर देखा । 

“अजा को सुद्ध पहुँचाने का मार्ग ही पोय्सल वश का अनुसरणीय मार्ग है, 
हेगगड़ेजी । राजकुमार होने मात्र से मैं उसमे भिन्‍न पृथक्‌ मार्ग का अनुसरण कैसे 
कर सकता हूँ ? मुझे भी आप लोगों के पुण्य का थोडा फल मिलना चाहिए ।” 

“प्रजा के हित के लिए हम सबके पुण्य का फल पोय्सल वंश के लिए घरोहर 
है। इसके लिए हम तैयार हैं।” मारसिगय्या ने कहा । 

कही से घण्टानाद सुन पडा। बिट्टिदेव ओर शान्तला में एक तरह का 
कम्पनयुक्त रोमांच हुआ। उनकी दृष्टि वाहुबलि की ओर लगी थी। अंधेरी रात मे 
चमकते तारों के प्रकाश से बाहुबलि का मुखारविद चमक उठा था। वहाँ प्रशान्त 

मुद्रा दृष्टिगोचर हो रही थी । किसी आन्तरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर दोनों ने 
दीघदण्ड प्रणाम किया । 

द्वारपाल रेविमय्या ने उनको कुतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा । कुछ क्षण बाद 
दोनों उठे । 

“अब चलें ।” कहते हुए सारसियव्याजी भी उठ खड़े हुए । क्या यह कहता 
होगा कि सबने सम्मति दी ? एक प्रशान्त मनौमाव के भाय सब अपने-अपने शिविर 
पर वापस आ गये । 


पट्टमहादेदी शान्तता / मर 


यह निश्चय हुआ था कि दूसरे दिन बेलुगोल से प्रस्थान किया जाये। बिट्विदेव को 
सोसेऊर लौटना था, अतः निर्णय किया गया कि वाणऊछ तक वह इन लोगों के 
साथ चलें, फिर जावगल्लु से होकर सोसेऊर जायें। इस निश्चय के बाद आखिरी 
वक्त शाग्तला ने कहा, “अप्पा जी, सुनते हैं कि शिवगंगा शवों के लिए एक महान्‌ 
पुष्यक्षेत्र है। यह बात गुरुजी ने कही थी। वहाँ होते हुए बलिपुर जाया जा 
सकेगा न ?” हे 

“पहले ही सोचा होता तो अच्छा था न, अम्माजी ! हमारे साथ राजकुमार 
भी तो आये हैं।” कहकर यह बात जताई कि भव नजाय॑ त्ता अच्छा हु। 
मारसिगय्या ने अपना अभिमत स्पप्ट किया, सलाह का निराकरण नहीं किया 
था। है 

“आप लोग शिवगंगा जायेंगे तो मैं भी साथ चलूंगा ।/ विट्विदेव ने कहा । 

“युवराज को वताकर नहीं आये हैँ । यदि आपको सोसेऊरु पहुँचने में विलम्ब 
हो गया तो हमें उनका कोपभाजन बनना पड़ेगा । 

“रक्षक दल से किसी एक आदमी द्वारा चिट्ठी लिख भेजी जाय वह उसे पहुँचा- 
कर सीधा शिवगंगा को ही पहुँच जायेगा ।” विट्टिदेव ने कहा । 

मारसिगय्या ने रेविमय्या की ओर देखा । 

परिस्थिति को समझकर उसने कहा, “हेग्गड़ेजी, आप चिन्ता न करें; में 
खुद हो आऊँगा । युवरानी जी से कहकर उनसे पहले स्वीकृति पा लें तो बाद 
को कोई अड़चन नहीं रहेगी ।/ रेविमय्या के इस कथन में माररसिगय्या और 
विट्विदेव की सहायता मात्र की नहीं, शान्तला की सलाह की मान्यता भी थी । अब 
यात्रा का मार्ग बदल दिया गया। रेविमस्या सोसेऊर की तरफ रवाना हुआ । 
इन लोगों ने शिवंगा की ओर प्रस्थान किया । 

हिरेसावे, यडियूर, सोलूरु होते हुए वे शिवगंगा जा पहुँचे । चारों दिशाओं 
से चार अलग-अलग रूपों में दिखनेवाले शिवगंगा के इस पहाड़ को देखकर 
विट्टिदेव और शान्तला सोचने लगे कि इसे किसी शिल्पी ने गढ़ा होगा। इस्द्रगिरि 
चद्वान में वाहुबलि के रूप को गढ़नेवाले उस शिल्पी ने यहाँ भी चारों दिशाओं 
से दर्शनीय चार रूपों में गढ़कर निर्माण किया है, उसमें उस महान्‌ शिव-शक्ति 
की विशिष्ट महिमा की प्रतीति इन दोनों बच्चों के मन में होने लगी। पूरब 
की ओर से देखने पर शिव जी के वाहन नन्दी का दर्शन होता है, उत्तर की 
तरफ से लिग रूप में, पश्चिम दिशा से कुमार गणपति जैसा और दक्षिण से 
शिव जी के आभूषण नागराज जैसा दिखनेवाला वह पर्वत शिव जी का एक 
अपूर्व संदेशनन्‍सा लगा उस दोनों को। वे प्रातःकाल उठकर नहा-धोकर 
पहाड़ पर चढ़े। माँ-बेटी ने अन्तरगंगा की पूजा की । फिर भगवान के दर्शन 
किये। पहाड़ की सीधी चढ़ाई और शरीर की स्थूलता के कारण हेग्गड़ती 


72 / पह्महादेवी शान्तला 


खड़े न होकर वह जैसे विट्टिदेव के हाथों में लटक गयी | पास खड़े सारसिंगय्या त्ते 
तुरन्त दोनों को अपने वाहुओं में सेभाल लिया | यदि ऐसा न करते तो दोनों लुढ़क 
जाते और घायल हो जाते। माचिकव्य्रे ने स्थिति को देखां और कहा, मैंने पहले 
ही मना किया था, मेरी वात किसी ने नहीं मानी ।” 

“अब क्या हुआ ?” मार्रासगय्या ने पूछा । 

“देखिए, दोनों कैसे काँप रहे हैं।” व्यग्र होकर माचिकव्वे ने कहा । 

“नहीं तो ।” दोनों ने एक साथ कह उठे। 

कहा तो सही । परन्तु उन दोनों में पुलकित कम्पन जो हुआ उसने, भय का 
नहीं, किस्ती अपरिचित सनन्‍्तोष का आनन्द पैदा कर दिया था। उसका आभास 
माचिकव्ये को नहीं हुआ था । ' 

सभी सेवक-वृन्द परिक्रमा कर आये । इस क्षेत्र दर्शन का पुण्य फल प्राप्त करना 
हो तो यहाँ इस नन्‍्दी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, सो भी प्राणों का मोह 
त्यागकर | यह आस्था सभी भक्तों में हो गयी थी और सभी इस विधान को 
आचरण में लाते थे । 

शान्तला के मन में यह भावना बनी रही कि माँ को क्षेत्र-दर्शन का वह 
भाग्य नहीं मिल सका । इसलिए उसने माँ से कहा, “माँ, आप भी इस नन्‍्दी की 
परिक्रमा करतीं तो क्षेत्र-दर्शन के पुण्य को प्राप्त कर सकती थीं ।” 

“बह तो वेलुगोल में ही मिल चुका है।” माचिकब्बे ते कहा । 

“यहाँ भी मिले तो अच्छा ही होगा न?” शान्तला ने फिर सवाल किया। , 

“उसकी तरफ से उसके लिए मैं ही एक वार और परिक्रमा कर आऊँगा।” 
कहते हुए मारसिगय्या किसी की सम्मंति की प्रतीक्षा किये बिना ही चले गये 
'और एक परिक्रमा के वाद लौटकर बेटी के पास खड़े हो गये और वोले, “अम्माजी, 
अव तो समाधान हुआ न? तुम्हारी माँ को भी उतना ही पुण्य मिला जितना 
हमें । . 

“सो कैसे अप्पाजी, आपने जो पुण्य अर्जन किया वह 
अम्मा को कैसे मिलेगा ?” शान्तला ने पूछा । 


“पाप का फल बेटता नहीं, अम्माजी | वह अजित स्वत्व है । परन्तु पुण्य ऐसा 
'नहीं, वह पत्ति-पत्नी में वरावर वँट जाता है। यह हमारा विश्वास है।” ड 

“माँ को यहाँ पुण्पाजंन-जव नहीं चाहिए तव उसे आजित करके देने की आपको 
क्या आवश्यकता है ?” शान्तला ने प्रश्न किया । 

“यही तो दाम्पत्य जीवन का रहस्य है । जो माँगा जाय उसे प्राप्त करा दें तो 


वह सुख देता है। परन्तु वांछा को समझ, माँगने से पूर्व ही यदि प्राप्त करा दिया 


जाय तो उससे सुख-संतोप अधिक मिलेगा। यही तो है एक दूसरे को समझना और 
परस्पर अटल विश्वास [” 


हु आपका । वह वाँटकर 


74 / पट्टमहादेदी शान्तला 


/पुरुप और र्त्दी दोनों जब पृथकू-पृथक्‌ है तद एक-दूजे को सम्पूर्ण रूप से 
समझना कंस सम्भव ? अनेक विचार अन्तरग में ही, एक दूसरे की समझ में न 
आकर, टकराकर रह जाते है।” 

“जब तक पृयकत्व की भावना वनो रहेगी तव तक यही हाल रहता है । अलग- 
अलग होने पर भी पुरुष और स्त्री एक है, अभिन्‍न है, एक दूसरे के पूरक हैं। 
अर्धनारीश्वर की यही मघुर कल्पना है । शरीर का आधा हिंस्सा पुरुष और शेप 
आधा स्त्री रूप होता है। ये जब एक भाव मे संयुक्त हो जायें तो अभिन्‍न होकर 
दिखते है। यही अधंनारीश्वरत्व का प्रतीक दाम्पत्य है । इसी मे जीवन का सार 

' है। क्यो कबिजी, मेरा कथन ठीक है न?” 

“सभी दम्पतियों को ऐसा अभिन्न भाव प्राप्त करना सम्भव है, हेग्गडेजी ?” 

“प्रयत्न करने पर ही तो दाम्पत्य सुख मिलता है। पृथक्‌थूथक्‌ का, एक 
बनना ही तो दाम्पत्य है। पृथक्‌ पृथक्‌ ही रह गया तो उस दाम्पत्य कहना ही नहीं 
चाहिए । उसे स्त्री-पुरुप का समागम कह सकते है ।” 

“यह बहुत बडा आदर्श है। परन्तु ऐसी मानसिकता अभी संसार को नही हुई 
है ॥ 

“हमारी अयोग्यता इस बुनियादी तत्व को गलत अर्थ देने का साधन नही 
होना चाहिए।" 

“हाँ ठीक है; इसीलिए लक्ष्मीनारायण, सीता-राम, उप्ताःशकर कहते है 
हैन?"” 

“दुनिया का सिरजनहार परमात्मा अपना कार्य, यह सृष्टि, करके उसकी इस 
विविधता ओर विचित्रता को देखकर सन्‍्तोष पाता होगा ।” 

“हम सब जब उसकी संतान हैं तव उसे सन्‍्तोप ही होगा। मुझे एक नया 
अनुभव आज हुआ है, हेग्गडेजी ।” वोकिमय्या ने कहा । 

दोनो शिप्य गुरुजी की वात सुनकर उनकी ओर देखने लगे । उनकी उस दृष्टि 
में उस नये अनुभव की वात सुनने का कुलतूहल था। बोकिमस्या को इसका 
भान हुआ तो उन्होंने कहा, “नन्दी के सीगो के बीच से वहाँ के शिवलिंग को क्यों 
देखना ही चाहिए, यह मेरे मन मे एक समस्या है ।” 

“आपने भी देखा था ?” मारफसिंगय्या ने प्रश्न किया । 

“इसके पहले नही देखा था । यहाँ नन्‍दी के सामने तो लिग है नहीं । फिर भी 
परिक्रमा के बाद आपने सीगो पर उँगलियाँ रखकर उनके बीच में से क्या देखा, 
सो तो मालूम नही पडा । आपकी यह क्रिया भी मुझे विचित्र लगी। इसीलिए मैंने 
भी देखा ।/ 

“आश्चयें की वात यह है। आँखो को चकचौंधया देनेवाला प्रकाश दिखायी 
पड़ा मुझे !” 


पट्टमहादेवी शान्तला / 75 


"तब तो आप धन्य हुए, कविजी ? शिव से आपको तेजोरूप में दर्शन 
दिया । 

“पेजोरूप या ज्वालाझूप ?ै ६ 

“मस्मय कामदेव के लिए यह ज्वाला है। भक्तों के लिए वह तेजोरूप है। इस- 
लिए ईश्वर आपसे प्रसन्‍न है।” मारसिगय्या ने कहा । , 

“जिनभक्त को शिव साक्षात्कार ?” 

“यही तो है भिन्‍नता में एकता । इसके ज्ञान के न होने से ही हम गड़बड़ 
में पड़े हुए हैं। जिन, शिव, विष्णु, बुद्ध, सव एक हैं। आपको जो साक्षात्कार हुमा 
वह केवल मानव मात्र को हो सकनेवाला देव साक्षात्कार है, वह जिनभवत को 
प्राप्त शिव साक्षात्कार नहीं ।* 

“बहुत बड़ी बात है। मैं आज का यह दिन आजीवन नहीं भूल सकता, 
हेग्गड़ेजी । आपकी इस अम्माजी के कारण मुझे महान्‌ सौभाग्य प्राप्त हुआ। 

“असूया-रहित आपके विशाल मन की यह उपलब्धि है। इसमें और किसी 
का कुछ भी नहीं । चलें, अब उतर चलें।” मारसिगय्या-ने सूचित किया । 

“अप्पाजी, मैंने नन्‍दी के सींगों के बीच से नहीं देखा । यों ही चली आयी । 
एक वार फिर परिक्रमा कर देख आऊँ?” शास्तला ने पूछा । 

“आज नहीं, अम्माजी। भाग्य की वात है कि कल ही शिवरात्रि है| यहाँ 
रहेंगे ही। फिर अमावस्या है, उस दिन प्रस्थान नहीं। तात्पयं यह कि अभी तीन- 
चार दिन यहाँ रहेंगे ही । और एक वार हो आयेंगे ।” 

सव उतर आये। इस वीच रेविमय्या भी आ पहुँचा था। सवको आश्चर्य हुआ । 

मारसिगय्या ने पूछा, “रेविभय्या, यह क्या, विता विश्वाम किये ही चले 
आये ? राजकुमार की रक्षा क्या हमसे नहीं हो सकेगी, इसलिए इतनी जल्दी 
लौट जाये ?! 

“राजकुमार और अम्माजी को सदा देखता ही रहें, यही मेरी आशा-आकांक्षा 
है हेग्गड़ेजी । मेरी इस अभिलापा का पोषण कौन करेगा ? और फिर इन दोनों 
को देखते रहने का जो मौका अब मिला है, इसका भरपूर उपयोग करने की 
मेरी अपनी आकांक्षा थी, इसी कारण भाग आया। आप लोगों के पहाड़ पर 
चढ़ने से पहले ही आना चाहता था। पर न हो सका। वह सौका चूक गया।” 
रेविमय्या ने कहा । 

“कुछ भी नहीं चूका । यहाँ तीन-चार दिन रहना तो है ही। यहाँ दूसरा क्या 
काम है। पहाड़ पर चढ़ आयेंगे एक और वार ।” माररसगय्या ने कहा । 

. “युवराज और युवरानी ने तो कोई आपत्ति नहीं की रेविमय्या ?” माचिकव्चे 
ने पूछा । : . 
“राजकुमार को अभी यहाँ से आप लोग वलिपुर ले जायेंगे तो भी वे आपत्ति 


76 | पट्टमहादेवी शान्तला 


नहीं करेंगे ।” 

तुरन्त शान्तला बोली, “वैसा हो करेंगे।” 

बिट्ठिदेव ने उत्माह से उसकी ओर देखा । हि 

“परन्तु अब की बार ऐसा कर नही सकेंगे । शिवगंगा से राजकुमार को मुझे 
सीधा सोसेऊर ले जाना है। अब आपके साथ इधर आने में उनको कोई आपत्ति 
नही होगी ।/ 

“'रेविमय्या, यह क्‍या ऐसी वातें कर रहे हो ? अभी हमारे साथ आये तो आपत्ति 
नहीं की और अब यहाँ से बलिपुर ले जायें तो आपत्ति नही करेंगे। दोनो बातें कहते 
हो। उसी मुँह से यह भी कहते हो कि अब ऐसा नहीं हो सकता | कथन और क्रिया 
में इतना अन्तर क्यो ?” शान्तला ने सीधा सवाल किया । 

“अम्माजी, आपका कहना सच है। कथन और क्रिया दोनो अलग-अलग हैं। 
कुछ प्रसंगो के कारण ऐमा हुआ है | राजकुमार आप लोगों के साथ कही भी जायें, 
उन्हे कोई आक्षेप नहीं। परन्तु अभी कुछ राजनैतिक कारणों से राजजुमार 
को सोमेऊद लौटना ही होगा । और हाँ, राजकुमार के आप लोगो के साथ यहाँ आने 
की खबर तक दोरसमुद्रवालो को मालूम नहीं होनी चाहिए ।” रेविमय्या ने 
कहा। 

बात को बइने न देने के इरादे से मारमसिगय्या बोले, “प्रभु संयमी हैं, वहुत 
दूर की सोचते हैं । उनके इस आदेश के पीछे कोई विशेष कारण ही होगा; इसलिए 
आदेशानुसार वही करो।” 

“ठोक है, हेग्गड़ेजी। पता नही क्यो अब की वार दोरसमुद्र से लौटने के वाद 
प्रभुजी स्फूतिहीन से हो गये हैँ। इसका रहस्य मालूम नही हुआ ।” रेविमय्या ने 
कहा । 

“तुम्हारा स्तान आदि हुआ ।” 

“नहीं, अभी आधा धण्टा ही तो हुआ है।” 

“जल्दी जाकर नहा आओ। भोजन आदि की तैयारी कराकर प्रतीक्षा 
करेंगे।” कहकर मारफसिंगय्या अन्दर चले गये | साथ ही और सव लोग चले गये । 


शिवभक्त मारसिंगय्या, शिवभक्त शिल्पी गगाचारी, और उनके साथ के जिनभक्तो 
के दल ने शिवरात्रि के भुभ-पर्व पर निर्जेल उपवास कर जागरण किया, ग्रंगा- 
धरेश्वर के मन्दिर मे चारो प्रहरों की पूजा-अर्चा मे शामिल हुए, उस दिन प्रात - 


पट्टमहादेवी शान्तता / 77 


काल रेविमय्या, शान्तला, विट्विदिव और वोकिमस्या ने पर्वतारोहण किया, और 
उस चोटी पर चढ़कर नन्‍दी की परिक्रमा की। नन्‍दी के सींगों के बीच से पर्वत 
शिखर को देखा । शान्तला और विट्टिदेव को सींगों तक पहुँच पाता न हो सकने 
के कारण रेविमय्या ने उत दोनों को उठाकर उतकी मदद की । 

चारों प्रहर की पूजा के अवसर पर शान्तला की नृत्य-गान-सेवा शिवापित 
हुई। नृत्य सिखानेवाले गंगाचारी वहुत प्रसन्न हुए। अपनी शिष्या को जो नृत्य 
सिखाया था वह नादब्रह्म नटराज को समर्पण करने से अधिक संतोप की वात और 
क्या हो सकती है ? गंगाचारी ने कहा, ' अम्माजी, ज्ञानाधिदेवी शारदा तुम पर 
प्रसन्‍त हैं। तुम्हारे इप्टदेव वाहुबलि भी प्रसत्न हैं और अब यह नादब्ह्मय नटराज 
भी तुम पर प्रसन्‍्त हो गये । शिवमंगा में प्रादुर्भ त शुद्ध तिर्मेल अन्तरगंगा की तरह 
तुम्हारी निर्मल आत्मा की अधिकाधिक प्रगति के लिए एक सुदृढ़ नींव बन गयी | 

है न कविजी ?” गंगाचारी ते कहा । 

“हाँ आचाये, इस वार की यात्रा के लिए प्रस्थान एक बहुत अच्छे मुह्ू्त में 
हुआ है । इस सवका कारण यह रेविमय्या है ।” वोकिमय्या ने कहा । 

“हूँ एक साधारण सेवक, वलिपुर भेजना मेरा अहोभाग्य था। मेरे सन मे 
हो सड़े पुराने दुःख को बहाकर उसके स्थान पर पवित्र और नयी प्रेमवाहिनी 
बहाने में यह सब सहायक हुआ । यह किसी जन्म के पुष्य का फल है। भिन्‍न-सिस्न 
स्तरों के अमेक लोगों को इस प्रेम-सूत्र ने एक ही लड़ी में पिरो रखा है। राजमहल 
के दौवारिक मुझ जैसे छोटे साधारण सेवक से लेकर हम सबसे ऊपरी स्तर प- 
रहनेवाले प्रभु तक--सभी वर्गों के लोग इस प्रेम-सूत्र में एक हो चुके हैं। क्या यह 
महान्‌ सौभाग्य की वात नहीं ? परन्तु अब शीक्ष ही अलग-अलग हो जाने क 
समय आ गया लगता है, इससे मैं चहुत चिन्तित हूँ ।” रेविमय्या ने कहा । 

“दूर रहते हुए भी निकट रहने की भावना रखना बहुत कठिन नहीं, रेविमय्या 
ईण्वर दृग्गोचर न होने पर भी वह है, सर्वत्र व्याप्त है, ऐसी भावना क्या हमे 
नहीं है ? वैसे ही **।/ 

“वह कैसे सम्भव है, कविजी !” 

“तुम्हें कौन-सा पक्‍वान्न इष्ट है ?” 

“तेल से भुना बैगन का शाक ।/ 

“इस शाक को खाते समय यदि रेविमय्या की याद आ जाय और यह तुम्हारे 
लिए अत्वन्त प्रिय है, इसकी कल्पना ही से यह तुम्हारे पास ही है, ऐसा लगेगा 
"अल तुम आस्वादन करोगे और सोचोगे कि यह अम्मार्ज 
हम 5 कम हु हैं तो में और अम्माजी तुम्हारे ही पास रहने के वरावः 
हुए न? ऐसा होगा। क्या यह आसान नहीं ?” 

“प्रयत्त करूँगा । सफल हुआ तो बताऊँगा ।” रेविमय्या ने कहा । 


78 / पट्ुमहादेवो ज्ञान्तला 


“बैमा ही करो। मेरा अनुमव बताता है कि वह साध्य है।” 

शिवार्चन का कार्य सम्पूर्ण कर सत्र लोग चरणामृत और प्रसाद लेकर गंगा- 
धरेश्वर को सन्तिधि से अपने मुकाम पर पहुँचे । थोडी देर में सूर्योदय हो गया । 

फिर सब लोगो ने स्तानादि समाप्त कर अपना-अपना पूजा-पाठ करके शिवरात्रि 
के दिन के ब्रत को तोड़ा । भोजन आदि किया । उसके वाद वे वहां दो दिन जो रहे, 
आस्तला और बिट्टिदेव दोनों आग्रह करके पहाड़ पर पुनः गये, यगोद्धूब स्तम्भ, 
नन्‍्दी की परिक्रमा आदि करके आये। रेविमय्या की सरक्षकता मे यह काम 
सुरक्षित रूप मे सम्पन्न हुआ। दूसरे दिन हो वहाँ से प्रस्थान निश्चित था, 
इसलिए विट्टिदेव और शान्तला ने नन्‍्दी के शू गों के बीच से बहुत देर तक देखा | 
रेविमय्या ने भी सवकी तरफ देखा 

जब उतरने लगे तव शान्तला ने राजऊुमार से पूछा, “आपकी क्‍या दिखायी 
दिया ?” 

“मुमने क्‍या देखा ?” राजकुमार ने पूछा । 

“पहले आप बतावें ।" 

“न, तुम ही बताओ।” 

“नही, आप ही वतावें। मैंने पहले पूछा था ।” 

“मुझे पहले नोलाकाश में एक विजली की चमक-सी आभा दिखायी पड़ी ।"” 
'रेविमय्या ने बीच से ही बोल उठा । 

“मैने तुमसे नही पूछा; पहले राजकुमार वतावे ।” शान्तला ने कहा । 

“बताना ही होगा ?” 

“हाँ तो, इसीलिए तो पूछा ॥” 

“विश्वास न आये तो ?” 

“मुझपर अविश्वास ?” शान्तला ने तुरन्त कहा । 

“तुमपर अविश्वास नहीं । मैंने जो देखा वह बहुत विचित्र विषय है। मैं स्वय 
अपनी ही आँखों पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए कहा । बाहुवलि स्वामी 
चीनाबरालकृत हो वैजयन्तीमाला धारण किये किरीट शोभित हो हायो में गदा 
चक्र घरे से दिखायी पड़े ।7 

“सच 0 

“झूठ क्‍यों कहूँ ? परन्तु मुझे यह मालूम नहीं पडा कि ऐसा क्‍यों दिखाथी 
पडा | वाहुबलि और चीनाँवर ? सब असगत ।” विट्विदेव ने कहा । 

“गुझजी से पूछेंगे, वे कया बताते है !” शान्तला ने सलाह दी । 

“'कुछ नही । अब तुम वताओ, क्या दिखायी पडा ?? 

“प्रकाश, केवल प्रकाश । दूर से वह प्रकाश-विन्दु कमश- पास आता हुआ बढते- 
ढ़ते सर्वव्यापी होकर फल गया । इस प्रकाश हे अलावा और कुछ नही दी खा 4/ 


पट्टमहादेवी झान्तला / 79 


“यहाँ विराजमान शिव ने दर्शन नहीं दिया शा 

प्ध्व हर ल्‍ 

“देता चाहिए था न? नटराज तुमसे प्रसन्‍्त हैं, कहा न नादुयाचार्य 
ने? 

“भावुकतावश कहा होगा । वह शिष्य-प्रेम का संकेत है; उचकी असच्तता का 
प्रदर्शव, इतना ही ।” * 

“जिस प्रकाश को देखा उसका क्या माने हैं ?” विद्दिदेव ने पूछा । 

“मुझे मालूम नही। गुरुजी से ही पूछना पड़ेगा । वह सब बाद की वात है। 
कल चलने पर वाणऊरु तक ही तो राजकुमार का साथ है । वाद को हम हम हूँ 
और आप आप ही । जब से सोसेऊरु में आये तब से समय--करीब-करीव एक 
महीने का यह समय क्षणों में वीत गया-सा लगता है। फिर ऐसा मौका कब 
मिलेगा, कौन जाने ।/ 

“मुझे भी वैसा ही लगता है। वाणऊरु पहुँचने का दिन क्योंकर तिकट 
आता जा रहा है?” बिट्विदेव ने कहा । 

“युवरानीजी और युवराज को मेरे प्रणाम कहें। आपके छोटे भाई 
को मेरी याद दिलावें । आपके बड़े भाई जी तो दोससमुद्र में हैं, उन्हें प्रणाम 
पहुँचाने का कोई साधन नहीं । रेविमय्या ! राजकुमार को शीघ्र बलिपुर लाने 
की तैयारी करेंगे ?” 

“अम्माजी, यह मेरे हाथ की वात नहों। फिर भी प्रयत्न करूँगा । यहाँ 
कोई और नहीं । मैं और आप दोनों । और वह अदृश्य क्षेत्रवाथ ईश्वर, इतना 
ही । अच्यत्र कहीं और किसी से कहने का साहस मुझमें नहीं है। अगर कहूँ तो लोग 
मुझे पागल समझेंगे। परन्तु कहे बिना अपने ही मन में दवाकर रख सकने की 
शवित सुझमें नहीं है।आप लोग भी किसी से न कहें । अपने मन के बोझ को 
उतारवे के लिए मैं कह देता हूँ । यदि आप लोग भी मुझे पागल कहें तो भी कोई 
चिन्ता नहीं । उस दिन रात को कठ्वष्र पहाड़ पर आप दोनों ने माथा टेककर 
वाहुवलि को प्रणास किया था, याद है ?” 

“हाँ है।” दोनों ने एकसाथ कहा । कहते हुए दोनों उत्तरना बन्द कर खड़े 
हो गये । तव तक वे मन्दिर के द्वार तक नीचे उतर चुके थे । | 

दे तभी मैंने एक अदभुत दृश्य देखा। इन्द्रगिरि के वाहुबलि स्वामी की सचेतन 
मूर्ति अलंकृत होकर जैसे अभी यहाँ चिक्कप्पाजी को जिस रूप में दर्शन हुआ, 
ठीक वैसे ही दिखायी पड़े और उन्होंने अपने दीघे बाहुओं को पसारकर आप 
हि 00242 क00 हर । कक हक ५8 आप दोनों का जीवन 
भाकांक्षा है। में एक साधारण व्यक्ति राजमहल 83% 05 06.57 

हल का द्वारपाल 


रपाल मात्र हूँ । मेरी इस 
80 / पहुमहादेवी झ्ञान्तला 


आकांक्षा का मूल्य अँकेगा कौन ? इस तरह से आप लोगों के विषय में आशा 
भरी आकाक्षा रफने का मुझे क्‍या अधिकार है ? खैर; इस वात को रहने दें । 
यह जो मैंने कहा इसे आप लोग अपने तक ही सीमित रखें । किसो से न कहे ।” 
यह कहकर चकित हो सुनते पड़े उन वच्चों को अपलक देखने लगा। 

फिर सर्वत्र मौन व्याप गया। शान्तला और विद्टविदेव का अन्तरग क्या 
कहता था सो अन्तर्यामी ही जाने । परन्तु दोनो की आँखें मिली । मुंह पर स्नेह के 
लघु हास्य की एक रेखा खिच गयी । कोई कुछ न बोला । ज्यो-के-त्यो मौन खड़े 
रहे। 

“किमी से नही कहेंगे न ? वचन दीजिए !” कहते हुए रेविमय्या ने अपनी 
दायी हयेली आगे बढायी | शान्तला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। विट्टि- 
देव ने भी अपना हाथ रखा । रेविमय्या ने उन दोनों के छोटे शुद्ध हाथो को 
अपने दूसरे हाथ से ढेंक लिया और उन्हे वैसे ही छाती से लगाकर कहने लगा, 
“हे परमेश्वर ! ये दोनों हाथ ऐसे ही सदा के लिए ही जुडकर रहे, यह 
आश्वासन दें ।” कहते-कहते आँखें डवडवा आयी । 

तुरत हाथ छुड़ाकर विट्विदेव ने पूछा-- 

“क्यों, क्या हुआ, रेविमय्या ?” 

“कुछ नही हुआ । रेविमय्या का हृदय बहुत कोमल है। उसे जब बहुत 
आनन्द होता है तब उसकी स्थिति ऐसी ही होती है । अब चलें, देर हुई जा रही 
है। कोई फिर खोजता हुआ इधर आ जायेगा ।” शान्तला ने कहा । 

तीनो नीचे उतरे। कोई किसी से बोला नहीं। मौन रहे। वाणऊरु तक 
दोनों के अलग-अलग होने तक यह मौन बना रहा हेब्वूर, कडब, तुरुवेकेरे होते 
हुए बाणऊर पहुँचने में तीन दिन लगे | तीनो दिन सबको मौन रहते देख 
रेविमय्या ने पूछ ही लिया-- 

“यह मोन क्यो ?” 

“जब एक दूसरे के अलगाव का समय निकट होने लगता है तब ऐसा ही 
हुआ करता है!” मारस्िंगग्या ने कहा। विट्टिदेद और शान्तला मौन भाषा 
में ही एक दूसरे से विदा हुए। शेष लोगो ने युवराज और युवरानी के पास 
अपनी कृतज्ञतापूर्वक वन्दना पहुँचाने को कहा। विदा के समय माचिकब्वे की 
आँखें आँसुओ से भरी थी। सोसेऊर और बलिपुर जानेवाले दोनो दल पथक्‌- 
पृथक्‌ अपने-अपने गन्तव्य स्थान पहुँचे । 

दिन व्यतीत होने लगे। 


पट्टमहादेवी शान्तला / 89 


वाणऊरु से विदा होने के वाद विट्टिदेव, रेविमय्या वगैरह, यदि चाहते तो 
जावगल्लु, दोरसमुद्र और वेलापुरी से होकर पतोसेऊरु पहुँच सकते थे। परन्तु 
रेविमय्या ने प्रभु से जो आदेश पाया था उसके कारण इस रास्ते से जाना नहीं 
हो सका था। इसलिए वे जावगल्लु, वयुधारा से होकर सोसेऊरु पहुँचे । वास्तव 
जे वे रास्ते में कहीं नहीं ठहरें। वाणऊरु से सुबह का नाश्ता कर रवाना होने के 
बाद एकदम सीधा शाम तक सोसेऊरु ही पहुँचे | 

युवरानी जी राजकुमार के.सकुशल पहुँचने पर वहुत खुश थीं। उनको इसमें 
कोई सन्देह नहीं था कि राजकुमार की सुरक्षा व्यवस्था में कमी न रहेगी। 
फिर भी मन. में एक आतंक छाया रहा । खासकर दोरसमुद्र में अपने पतिदेव' 
के मत को परेशान करनेवाली घटना जो घटी, उसका परिचय होने के बाद 
युवरानी के मन में, पता नहीं क्‍यों, एक तरह का आतंक अपने-आप पैदा हो गया 
था । जिस वात से प्रभु परेशान थे उसका इस आतंक भावना से कोई सरोकार न 
था। फिर भी सदा कल्पनाशील मन को समेझाना भी सम्भव नहीं । 

राजकुमार, जो सकुशल लौटा था, कुशल समाचार और कुछ इधर-उधर की 
बातें जानने के बाद, विदा होकर युवराज के दर्शन करने उनके पास गया। 
विट्विदेव से वातें करने के वाद माँ एचलदेवी अनुभव करने लगी कि स्वभाव से 
परिणुद्ध हृदय और अधिक परिशुद्ध हुआ। वह उसके विशाल से विशालतर 
मनोभाव को जानकर - बहुत सन्तुष्ट हुई | वह सोचने लगी कि इस तरह का 
विशाल मन और शुद्ध हृदय सिहासनारुढ़ होनेवाले में हो तो प्रजा के लिए और 
उसकी उन्नति के लिए कितना अच्छा रहेगा। सोसेऊरु लौटने के बाद रात को 
अपने पतिदेव युवराज .एरेयंग प्रभु ने जो वातें बतायी थीं वे सारी बातें एक-एक 
कर स्मरण हो आयीं। 

“इसका तात्पय यह कि मेरे स्वामी एरेयंग प्रभु का महाराजा बनता इस 
मरियाने दण्डनायक को वांछनीय नहीं । कैसी विचित्र बात है। खुद महाराजा ने 
इस वात की स्वयं इच्छा प्रकट की, उसी बात को एक पेचीदगी में उलझाकर 
थुवराजा के ही मुँह से.नाहीं कहलाना हो तो इस कुतन्त्र के पीछे कोई बहत बड़ा 
स्वार्य निहित होना चाहिए । प्रधान गंगराज में भी दण्डनायक मरियाने की 
वात को .पुष्ट करते हुए भ्रकारान्तर से उसी का अनुमोदन किया | इससे यह स्पष्ट 
मालूम होता है कि पहले से ही विचार-विनिमय कर लिया गया है। वड़ी 
वनाया। अपनी योग्यता से अधिक ापिकार हा जाग जप या 
बढ़ती गयी । अपने अधिकार को दृढ़ बनाकर अधिक जप अष्ि लव 5 
प्रयत्न कर रहा है वह । इस अधेड़ उम्र में भी प्र; 2 कक 206 0008) 

पुनः प्रधान जी की बहन से अपना 


32 / पहुमहादेवी शास्तला 


डुसटा विवाह करके उस्ते भी अपने वश में कर लिया है। अब चामव्वा राजघराने 
की समधिन बनने की तैयारी मे लगी हुई है । अगर उसे अपनी इस आशा में 
सफलता पानी हो तो मेरे और मेरे पतिदेव की सम्मति तो होती चाहिए न ! इस 
(स्थिति में हमें छोडकर दण्डनायक का मन अन्यत्र क्‍यों वांछान्यूति को बोजना में 
लगा है ! वात बहुत पेचीदी है और हल करना कठिन है। इस सबऊे पीछे कोई 
चहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है---धों गुवरावी एचलदेवी विचारमग्न हो सोच में 
पड़ गयी । सच है, जिस महात्‌ स्वार्य से प्रेरित होकर यह सव हो रहा है, वह 
क्‍या हो सकता है ? एचलदेवी इस उलझन को सुलझा न सकी । 
मोसिऊर से लौटने के वाद अपने माता-पिता के मन में हो रही एक तरह की 
परेशानी और एक कशमकश का स्पप्ट अनुभव ब्रिट्टिदिव को हो रहा था। इस 
अम्बन्ध मे बह सीधा कैसे पूछ सकता है ? पूछकर जाने बिना रहना भी उससे नहीं 
हो पा रहा था। लौटने के दो-तीन दिन बाद वह और रेविमय्या दोनो, घोड़ों को 
लेकर सवारी करने चले। उस एकान्त में यह सोचकर कि शायद रैविमय्या इस 
परेशानी का कारण जानता होगा, विट्टिदेव ने बात छेडी 
“रेविमव्या ! माता जी और युवराज कुछ चिन्तित से दिखायी पडते हैं । हो 
सकता है कि मेरा सोचता गलत हो ॥फिर भी जो मैं महसूस करता हूं उसे उन्ही 
से पूछने को मेरा मन नहीं मान रहा है। उनकी इस मानसिक अस्वस्थता का 
कारण क्या हो सकता है; इस सम्बन्ध में तुमकी कुछ मालूम है?” विट्टिदेव ने 
पूछा। 
है रेविमय्या ने कुछ जवाब नही दिया । उसने घोडे को रोका | बिट्विदेव ने भी 
अपना घोडा रोक लिमा। दोनों आमने-सामने हो गये । रेविमय्या ने विट्टिदेव को 
इस तरह देखा कि माती वह उनके हृदयान्तराल में कुछ खोज रहा हो। 
विद्विदेव प्रतीक्षा में कुछ देर तक मौत रहा । जब रेविमय्या ने कुछ कहा नहीं तो 
पूछा, "क्पो रेविमय्या, चुप क्यों हो ? क्या कोई रहस्य है?” 
शेविमस्था ने बहुत धीमे स्वर में कहा, “अप्पाजी, राजघरराने की बातों के 
विपय में इस तरह सैर करते समय बोलना होता है ?” 
विट्टिदेव ने होंठ दवाकर चारों ओर नज़र दौडायी। और कही कोई नज़र 
नहीं आया। फिर कहा, “हाँ रेविमय्या, ठीक है। मुझे इसका ध्यान नही रहा । मैंने 
माँ के चेहरे पर कभी किसी तरह की चिन्ता की रेखा तक नही देखी, पर अब उन्हें 
चिन्तित देखकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ । यह मुझसे सहा नहीं गया, इससे 
पूछा ॥7 
“यहाँ कोई नही है, ठीक है। फिर भी हमे चौकन्ना रहना चाहिए, अप्पाजी | 
सुना है कि दीवारों के भी कान होते है; वैसे ही इन पेड-पौघो के पत्तों के भी कान 
हो सकते हैं। इसलिए यहाँ इन विपथों पर बातें नही करनी चाहिए ।” रेविमय्या 


पट्टमहादेवी शान्तला / 83 


ने कहा । ' पर 

“भतलव कि तुम्हें सब बातें मालूम हैं?” | जम 
सब कुछ सभी को मालूम नहीं होता | राजमहल में बहुत्त-सी बातों को देख- 

कर वातावरण को परखकर समझना पड़ता है। अन्तरंग सेवक होने के कारण 

वह एक तरह से हमारी समझ में आ तो जातो हैं। यह अनुभव से प्राप्त वरदान' 

भी हो सकता है और एक अभिशाप भी ।/ रेविमय्या ने कहा । 

“ब्रदान शाप कैसे हो सकता है, रेविमय्या 

“अप्पाजी, आपको इतिहास भी पढ़ाया गया है न?” 

“हाँ, पढ़ाया है ।” 

“अनेक राज्यों के पतन और नये राज्यों के जन्म के विपय में आपको जात- 
कारी है म? इसका क्या कारण है ?” 

“स्वार्थ | केवल स्वार्थ ।” 

“केवल इतना ही नहीं, छोटे अप्पाजी; विश्वासद्रोह। अगर मुझ जैसे विश्वास-- 
पात्र व्यक्ति द्रोह कर बैठे तो वह शाप न होगा ? समझ लो कि मैं सारा रहस्य 
जानता हूँ और यदि मैं उस रहस्यमय विपय को अपने स्वार्थ-साधन के लिए उप- 
योग करूँ या उपयोग करने का प्रयत्व करूँ तो वह द्रोह की ओर मे रा प्रथम 
चरण होगा। है न ? प्रभु से सम्बन्धित किसी भी वात को उनकी अनुमति के विना' 
हमें प्रकट नहीं करना. चाहिए ।” | 

“मतलब है कि यदि मुझसे कहें तव भी वह द्रोह होगा, रेविमय्या ? मैं तुम्हारे 
प्रभु का पुत्र और उनके सुख-दुःखों में सहभागी हूँ ।” ः 

“पिता पर बेटे ने, भाई पर भाई ने विद्रोह किया है, इसके कितने ही उदाह-- 
रण मिलते हैं, अप्पाजी । हैं त ? आपके विपय[में मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए । 
मैंने केवल वात वतायी | क्योंकि बड़े होने पर कल आप पर के सी-कैसी जिम्मे-- 
दारियाँ आ पड़ेंगी, ईश्वर ही जाने । खासकर तब जब बड़े अप्पाजी का स्वास्थ्य 
सदा ही चिन्ताजनक रहा करता है तो वह जिम्मेदारी ज्यादा महान्‌ होगी।” 
रेविमय्या ने कहा । 

“माँ ने कई वार इस बारे में कहा है। मैंने माँ की कसम खाकर यह वचनः 
दिया है कि भैया की रक्षा में मेरा समग्र जीवन धरोहर है।” विट्टिदेव ने कहां ॥, 


“यह मैं जानता हूँ, छोटे अप्पाजी । अब यहाँ इस विपय को छोड़ दें । रात में 
महल में चर्चा करेंगे।” 

“तो इस बीच तुम प्रभु से अनुमति पा लोगे, रेविमय्या ? वही करो । तुम्हारी 
स्वामिनिष्ठा मेरे लिए भी रक्षा कवच बने ।” 

रैविमय्या का घोड़ा दो कदम आगे बढ़ा। बिट्ठिदेव के घोड़े से हाथ-भर की 
दूरी पर रेविमय्या खड़ा रहा। “छोटे अप्पाजी, आपने कितनी बड़ी वात कही ।. 


84 / पट्टमहादेवी शान्तला 


मुझमें उतनी योग्यता कहाँ ? मुझे आपने एक दुविधा से पार कर दिया। मैं इसके 
लिए आपका सदा के लिए ऋणी हूँ । यह मेरा जोवन प्रमु के लिए और उनकी 
सतत्ति के लिए धरोहर है।” कद्दते हुए उनकी आँखें आँयुओं से भर आयी । 
विदिटिदेव ने इसे देखा और यह सोचकर कि इसके मन को और अधिक परे- 
जानी में नहीं डालना चाहिए, कहा, “अब चलो, लौट चरलें।” उत्तर की प्रतीक्षा 
पकिये बिना ही अपने टट्टू को मोड़ दिया। 
दोनों राजमहल की ओर रवाना हुए । 


उधर दोरसमुद्र में मरिय्राते दण्डनाथक के घर में नवोउनीत बद़ु 
के उपनीत होने के उपलब्ध में एक प्रीतिभोज का क्रायोजन किया गया था। 
“महाराजा विनयादित्य ने इसके लिए सम्मति दें दी थी इसीलिए प्रवन्ध किया 
जा सका। आमतौर पर ऐसे प्रीति-मोजों के लिए स्वीकृति मिल जाना आसान नहीं 
था। प्रभु एरेयंग और एचलदेवी यदि उस समर दोस्समुद्र में उपस्यित रहने तो 
यह हो सकता था या नही, कहा नही जा सकता । अब तो चामव्वा की इच्छा के 
अनुसार बह सब हुआ है। कुछ भी हो वह प्रधान मन्त्री गगराज वी बहन ही तो 
है। इतना ही नहीं, वह मर्रियाने दण्डनायक को अपने हाथ की कठ्पुतली 
बनाकर नचाने की शक्रित और युक्ति दोनों में सिदहस्त थी। उसने बहुत 
जल्दी ममझ लिया कि कुमार वल्लाल का मन उसकी वेटी पदुमला की ओर आक- 
पित है। ऐसी हालत में उसके मन की अभिलापा को पूरा करने के लिए वहुत,प्रती ज्ञा 
करने की जरूरत नहीं, इस बात को वह अच्छी तरह समझ चुकी थी। ऐसा 
समझने में भूव ही क्या थी ? उस्ते इस बात का पता नहीं था कि अभी से उनके मन 
को अपनी ओर कर लूँ तो पीघे चलकर कौन-कौन से अधिकार प्राप्त किये जा 
सकेंगे ? बह दुनियादारी को बहुत अच्छी तरह समझती थी। इसी बजह से आयु से 
बहुत अन्तर होने पर भी वह मरियाने दण्टनायक की दूसरी पत्नी बती थी। 
उसे पहले से यह मालूम भी था मरियाने को पहली पत्नी के दो लटके पैदा हुए 
थे। बाद में सात-आठ वर्ष वीतने पर भी वह गर्भ घारण न कर सकी थी। वह 
बीमार थी और उसे बच्चे न हो सकते को स्थिति का पता भी चामव्या ने दाई 
से जान लिया था । ऐसी ऊंची हैसियतवालों के घर में लडकियाँ जन्म सें तो उन्हें 

राजघराने भे सम्मिलित करना उस जमाने में कठित नहीं था | पर राजघराते की 
लड़की को अपने घर लाकर अपनी प्रतिष्ठा-हैसियत वढाने का मोका कम मिलता 











पट्टमहादेवी शान्तला / 85 


था। इसलिए युवराज के लड़के के लिए, खु द लड़का का माँ बच जान जार महा- 
राज की सास वनते की वलवती इच्छा चामब्वा की रही जायी | प्रतिदित अपनी 
आराध्या वासन्तिका देवी से भी यही प्रार्थना करती थी। 8 
मानव-स्वार्थ को मानों भगवान्‌ भी पूरा करने में सहायक हांता ही; विवाह के 
थोड़े ही दिनों के बाद चामव्वा के यर्मधारण के लक्षण दिखायी दिये। अब उत्तको 
इच्छाएँ सब ओर से बढ़ते लगीं। लमय जाव पर आामब्याच प्मला का ऊच्म 
दिया। बच्ची को गोद में ले पति के सामने जाकर उसे दिखाते हुए कहा, “देखिए, 
मैंने महारानी का जन्म दर्कर आपको कीति में चार-चाँद लगा दि हूं । 
यों उकसाकर मरियाने के मन में कुतूहुल पंदा करके उत्त अपन वश मे कर 
लिया । उसकी आराध्या वासन्सिका देवी ने प्रार्थना स्वीकार करके और उस्त 
उसकी इच्छा से भी अधिक फल देकर उस मिहाल कर दिया। पद्मला के जन्म के 
दो ही वर्ष वाद उसने चामला को जन्म दिया । इस वार चामब्वा ने दण्डतायक से 
कहा,  दण्द्तायकेजा, अब बापका चारा उँगलियाँ घी में । युवराज के दादा लड़का 
के लिए ही मैने दो लड़कियों को जन्‍म दिया है। जिस मुह में हमारा पाणिग्रहण 
हुआ था वह॒कितना अच्छा मुहुत्ते था !” यह सुनकर दण्डनायक मरियाने खुशी से 
फूलकर कृप्पा हो गया था। तव मरिवाने इतना वूढ़ा तो नहीं, शायद पचास और 
पचपन के बीच की उसकी आयु रही होगी। पहले उसके प्रत्येक कार्य में स्वामि- 
निप्ठा और देशहित स्पप्ट था; बब उसका प्रत्येक कार्य अपनी आकांक्ाओों 
को सफल बनाने के लिए होने लगा। उन्हीं दिनों युवरानी ने एक और पुत्र, 
तीसरे पुत्र, को जन्म दिया। चामव्वा का स्वभाव ही कभी पिछड़े रहने का नहीं 
था। मानसिक और देहिक दोनों तरह से वह वहुत आगे रही । इस कारण उसने 
एक तीत्नरी लड़की को जन्म दिवा। जिस वासन्तिका देवी की वह बाराधना करती 


थी वह वहुत उदार हैं, इसकी गवाही उसे मिल गयी। इसी वजह से वह साल में 
किसी-द-किसी बहाने चार-छ: वार वासन्तिका देवी की पूजा-अर्चा करवाती और 
राज्य के प्रतिप्डित लोगों को निमन्त्रण देकर चुलबाता। इस प्रकार वह बपने 
साध्वीपन, पतिपरायणत्ता, और बौदार्य आदि का प्रदर्शन करती थी 
कम-से-कम दिन में एक वार दण्डनायक की एत्नी का नाम ले, इस 
काये का नियोजन कर रखा था। इस सबके पीछे छिपे उसके स्व 
तक किसी को नहीं हो पाया था। मन की दात को प्रकट न होने दें, ऐसा अनु- 
शासन दण्डनायक पर भी लागू करा रखा था। उपनयन के बबनर पर जब सोसेकर 

गये थे तभी उसने अपने मन की अभिलापा प्रकट कर दी थी। युवरानी की 
ओर से अपेक्षित प्रतिक्रि। न दिखने पर भी भावी दामाद से उसकी झ्च्छा के 
बनुकूल प्रतिक्रिया स्पप्ट मालूम पड़ ययी थी; इससे उसको आप के कार्य क रने में 
चल मिला । इसी कारण सोसेऊरु से लौटने 


५ 


डा 





वाद अपने पतिदेव के साथ उसने 
86 / पट्टमहादेवी झान्तला 


क्या-क्या विचार-विनिमय किया सो तो ये ही जाने । 

चामब्दे के कार्यक्रम वरावर जारी थे, परन्तु उसको अपेक्षा के विरुद्ध 
शास्तला, उसके माता-पिता, किसी कोने मे पडे हेग्गडे-हेग्गडती, दोरसमुद्र पहुँच 
गये थे। उनकी इतनी बढायी ? कही सम्भव है ? जो स्थान-मान उसे भी मयस्सर 
नही बह इस साधारण हेग्गडती को मिले ? उत्तकी अपनी वेटी को जो प्रेम प्राप्त 
होना चाहिए था वह इस हेग्गडती की वेटो को मिले ? इस हेग्गडती ने, कुछ भी 
हो, ग्रुवरानी को किप्ती तरह से अपने वश में कर रखा है। इसीलिए यह वैपरीत्य । 
युवरानी की हैसियत क्‍या ओर साधारण हेग्यड़ती की हस्ती क्या? कही ऐसा 
होना सम्भव है ? इन दोनो मे कितना अन्तर है ! युवरानी से बुलावा आया नहीं 
कि सीधे राजमहल में पहुँच गयी ओर वही वस गयी। मैंने ही खुद उसके ठहरने 
की व्यवस्था करके उसे और उसकी बेटी को वहाँ भेज दिया था । उस चोवदार के 
आकर बुलाने पर एकदम अपने समस्त कुनवे को उठाकर राजमहल में ही उसने 
अड्डा जमा लिया ! कँसी औरत है ? देखने में अनजान-सी, पर अेंगूठा दिखाने 
पर हाथ ही को तियलने की सोचती है यह औरत ! अभी से हमे इससे होशियार 
रहना चाहिए । नही तो वह येनकेन प्रकार से अपनी लड़की को महारानी बनाने 
की युक्ति जरूर निकालेगी । बडी भयकर है, यह त्तो ! इसके योग्य कुछ दवा करनी 
ही होगी । 

यहू विचार आते ही चामव्वे ने अपने पतिदेव मरियाने से सलाह करने 
की ठानी । सोसेऊछ से युवराज के परिवार समेत पहुँचने के समय से ही उसने अपना 
काम शुरू कर दिया। विस्तर पर लेटे अपने पत्तिदेव के पास पान-बीडा देते हुए 
बात छेड़ी : 

“दण्डनायक जी आजकल, पता नही क्यो, पारिवारिक कार्यकलापो की ओर 
ध्यान कम देने लगे हैं। इतने व्यस्त हैं ?” 

“आपकी इच्छा के अनुसार कार्य निविष्न चल ही रहे है तो हमे इसमे सिर 
खपाने की क्‍या जरूरत है ? हम आराम से है ।” 

“हम भला क्या कर सकेंगी ? दण्डनायक से पाणिग्रहण होने से दण्डनायक की 
पत्नी का खिताब मिला है; यही प्रृष्यफल है। आपके प्रेम और विश्वास से ही मेरा 
सिर ऊँचा है। नही तो "**” 

उसने बात को वही रोका । आगे नही बोली । 

दण्डबायक मरियाने पान चवा रहे थे। होठ सफेद मूंछो के नीचे लाली से 
रंगे गये थे । कोहनी टेककर थोडा-सा उठे और बोले, “क्यो कहुता रोक दिया, 
कही | तुम्हारी बातो से लगता है कि कुछ अनहोनी बात हुई है।” 

“अगर आप इन वातों की ओर से आँदें मूंद लें तो क्या मैं भी अरधी होकर 
चैठी रह सकतो हूँ ?” 


पट्महादेवो शान्तला / 87 


“क्या ? क्या हुआ ?” उडी, 

“क्या होगा ? क्या होना चाहिए था ? यह सोचकर कि अवरानीजी हेग्गड़ 
पर सन्तुप्ट हैं, मैंने उस वलिपुर की हेग्गड़ती की ठहरते की व्यवस्था वहाँ की का ! 
पर भेरे ही पीछे-पीछे कुछ कुतन्त्र करके वह राजमहल में ही घुस वेठी । उस साधा- . 
रण हेग्यड़ती के साहस को तो देखिए ? मतलब यह हुआ कि मेरी व्यवस्था का 
कोई मूल्य ही नहीं है। यही न?” 

“ओह ! इतना ही। इसके लिए तुम्हें यह| असमाधान ? जैसा तुमने कहा, 
वह एक साधारण हेग्गड़ती है सही ! पर जब युवराज और युवरानी ने जब राज- ु 
महल में खुद बुलवा भेजा तो कौन क्या कर सकता है ?” 

“ठीक है, तब छोड़िए। आप भी ऐसा सोचते हैं | एक युवरानी कहीं ऐसा 
कर सकती है ? आपने देखा नहीं कि सोसेऊरु जब गये थे तव हमें दूर ही ठहराया 
नहीं था ?” 

“तुम्हें एक यह वात समझनी चाहिए। यह ठीक भी है। इसमें हेग्गड़ती का 
कोई पड़यंत्र नहीं है। खुद युवराज ने ही मुझे वताया। मैंने ही रेविमय्या को बुला- 
कर पूछा, तुमने इन लोगों को अलग क्‍यों ठहराया ।! उसने कहा, 'यह विपय 
मुझे मालूम नहीं ।” युवरानी जी की इच्छा के अनुसार उन्हें बुला लाने के लिए 
मैंने ही रेविमय्या से कहा । युवराती जी सचमुच बहुत गुस्से में आयी थीं । परन्तु 
मुझे यह मालूम नहीं था कि तुमने उन लोगों को अन्यत्र भेज रखा था। तुम्हें यह 
सव क्यों करना चाहिए था, किसने करने को कहा था ?” 

“जाने दीजिए। कल महाराज के ससुर बनकर इतराते बड़प्पन दिखानेवाले 
आप ही ऐसा कहें तो में ही आशा लेकर क्या कहूँ ? प्रयोजन ही क्या है? अपनी 
इन वच्चियों को किसी साधारण सैनिक अधिकारी को या पटवारी को देकर उनसे 
विवाह कर दीजिएगा और पह साधारण हेगगड़ती अपनी लड़की को भावी महा- 
राजा की रानी बनाकर वड़प्पन दिखाती फिरे ? इसे देखने के लिए में जीवित 
रहेंगी । ठीक है न ?” 

“क्या बात कह रही हो ? ऐसा होना कहीं सम्भव है ?” 

.... प्तम्भव है, में कहती हूँ यह होकर रहेगा। टेजार बार कहूँगी। वह हेग्गड़ती 
कोई साधारण स्त्री नहीं । उसने ुवरानी को वशीकरण से अपने वश में कर रखा 
है। आप मर्द इन सब बातों को नहीं समझते । अभी से आप चेते नहीं तो फिर 
हमारी अभिलापाएँ धरो-की-धरी है जायेंगी। मैंने सोसेकरु में ही कह दिया था 

कि युवरानी ने मेरी सलाह को कोई मान्यता नहीं दी । अभी भी एक भरोसा है। वह 
कि आमारे _ ताल का मन हमारी बेटी से लगा हुआ है। लेकिन उनके मन 
के इस रक्लान को भी अंकुश लग सकता है। इसलिए आप कुछ भी सही, अब ऐसा 
करें कि कुमार यहीं उहरें। उन्हें अपने माँ-बाप के साथ सोसेकर जाने न दें । यदि 
$8 / पट्टमहादेवी शान्तला 


चहाँ चले गये तो हमारा काम ही ठप हो जायेगा ।” 

मरियाने दण्डनायक ने यह सव सोचा न था । उसने केवल इतना ही समझा 
था कि छोटी उम्र की बच्ची शान्तला की बुद्धिमानी, उसका कार्य-कौशल्य आदि 
से युवरानी प्रभावित हुई हैं और इसी वजह से वे उसपर सन्‍्तुप्ट हैं। यह तो केवल 
युवरानी की सहज उदारता मान रहा था। परन्तु युवरानी की प्रसन्नता पीछे 
चलकर यो रिश्तेदारी मे परिणत होगी, इसका उसे भान नही था। चामव्वा की 
बातों में कुछ तथ्य का भान होने लगा | सम्भवतः युवरानी को प्रसन्‍नता ऐमे सम्बन्ध 
की नान्‍्दी हो सकती है, यह उसकी समझ मे नहीं आया। स्त्री की चाल स्त्री 
हो जाने। इस हालत में यह नही हो सकता था कि कुछ दिनों तक और वे चुप बैठे 
रहे । 

यो मन मे एक निश्चय की भावना के आते ही उस दिन दोपहर के समय 
महाराज के साथ जो उमकी बातचीत हुई थी उमका सारा वृत्तान्त उसने पत्नी को 
बताया। मरियाने से सारी बातें सुन चामव्वा अप्रतिभ-्सी हो गयी । 

“तो महाराज अब भी आपके वाल्यकाल की उस स्थिति-गति का स्मरण 
“रखते हैं । आपके वर्तमान पद के अनुरूप आपके प्रति गौरव की भावता नहीं 
रखते ?” 

“गौरव की भावना है, इसमे कोई शक नही । परन्तु उनका मत है कि हमारी 
हैसियत कितनी भी बढ़े, हमे अपनी पूर्वस्थिति को नही भूलना चाहिए (” 

“तो मतलब यह कि हमारे मन की अभिलापाएँ उन्हे स्त्रीकार्य नहीं हो 
'सकेंगी | हमारी वच्चियो को युवराज के बच्चों के लिए स्वीकृत करने पर उन्हें 
एवराज होगा ।” 

“वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं । हमारे बच्चों को भी स्वीकार कर सकेंगे, 
बसे हो हेगगडती की वच्ची को भी स्वीकार कर सकेंगे ।” 

“हमे अपने कार्य को शीघ्र साध लेता चाहिए। भाग्यवश हमारी पद्मला 
विवाह-थोग्य तो हो ही गयी है । एक-दो साल में विवाह करवा देता चाहिए। 

तब तक कुमार वलल्‍लाल को यद्दी रोक रपना चाहिए, उन्हें अपने माँ-बाप के पास 
रहने न दें, ऐसी व्यवस्था करनी होगी।” 

“बेहतर है कि अब तुम अपनी सारी आशा-आकाज्षाओं को भूल जाओ । मेरी 
लडकी की किस्मत में रानी होना न लिखा हो तो वह रानी नहीं वन सफेगी । रानी 
बनना उमके भाग्य मे बदा हो तो कोई नहीं रोक सकेगा इन वातो को लेकर 
माथापच्ची करना इस प्रसंग में ठीक नहीं।” 

“ऐसा प्रसंग ही क्या है ?” 

“महाराज राजकाज से निवृत्त होता चाहते हैं। युवराज को राजगद्टी पर 
बिठाने की उनको इच्छा है। आगे क्या होगा सो अब कहा नहीं जा सकता | इस 


पट्टमहादेयों शञान्तला / 89 


विपय में महाराज ने मुझसे पूछा भी। यह सुनकर मेरे भी मन में कुछ खलवली 
हुई । मुझे तो गद्दी मिलनेवाली नहीं । अगर पिता ने बेटे को गद्दी पर विठांता 
चाह तो मेरे मन में खलबली क्‍यों हो ? यह मेरी समझ में नहीं आया। यदि ऐसा 
हो जाय त्तो हमें अपनी अभिलापाओं को लिलांजलि देनी होगी। शायद इसी 
कारण से यह खलवली हुईं हो। फिर भी मैंने पूछा कि प्रधानमन्त्रीजी इस बारे में 
क्या कहते हैं। महाराज ने वताया कि अभी उनसे वात नहीं हुई है । इसके अलावा 
युवराज की भी स्वीकृति होनी चाहिए न ? मैंने पुछा । जवाब मिला--ऐसी हालत 
में आप सभी लोग तो समझाने के लिए हैं न? आप लोग समझाकर स्वीकार करा 
सकते है। स्पप्ट हैं कि महाराज के विचार किस ओर हैं। ऐसी स्थिति में हम भी 
क्या कर सकेंगे ? युवराज को गद्दी पर विठाने पर युवरानीजी महारानी बनेंगी ।” 

“ऐसा हुआ तो वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकेंगे ।” 

“तब हम क्या कर सकते हैं ?” 

“यों हाथ समेठे बैठे रहने पर क्या होगा ? हमारी अभिलापाओं को सफल 
बनाने के लिए हमें कुछ मार्ग निकालना होगा । इसपर विचार-वितिमय करना 
पड़ेगा । फिलहाल इस पट्टाभिपेक की वात को स्थगित तो करावें ?” 

“जिस पत्तत्न में खाया उसी में छेद ? यह सम्भव है ? अपने स्वार्थ के लिए मैं 
ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध 
होगा ।” ी। 

“दण्डनायकजी इसपर कुछ सोच-विचार करें। फिलहाल पट्टाभिपेक न हो, 
यह हमारी अभिलापा है। पद्मला का पाणिग्रहण कुमार वल्लाल कर ले, इसके 
लिए महाराज की ओर से कुछ दवाव पड़े---ऐसा करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
ही युवराज एरेयंग प्रभु का पट्टाभिपेक हो । ऐसा करने पर दोनों काम सध 
जायेंगे। हमारी आकांक्षा भी पूरी हो जायेगी | युवराज भी महाराजा हो जायेंगे । 
उनके बाद कुमार वल्लालदेव महाराजा होंगे ही, तव पद्मला महारानी होगी। 
यदि यों दोनों कार्यो को साधने की योजना बनायें तो इसमें द्रोह की कौनन्सी वात 
होगी ?” 

“यह मध्यम मार्ग है। फिर भी यह योजना कुछ ताल-मेल नहीं रखती । तुम 
अपने भाई से सलाह कर देखो । उनका भी अभिमत जान लो । वाद में सोचेंगे, 
क्या करना चाहिए /--यह कहकर इस वात पर रोक लगा दी, और सो गये । वे 
आराम से निश्चिन्त होकर सोये, यह कैसे कहें ? * 


प्रधानमन्त्री गंधराज मितसापी हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है । अपनी वहन 
की सारी बातें उन्होंने सावधानी से सुनी । इसमें कोई गलती नहीं--कहकर एक 
तरह से अपनी सम्मति भी जता दी। अपनी वहन की वेटी महारानी बने--यह तो 
खुशी की वात है न ? उनके विवार में यह रिएता सब तरह से ठीक ही लगा। 


90 / पट्चमहादेवी शान्तला 


परन्तु युवरानी की इच्छा क्या है, यह स्पप्ट रूप से उन्हे विदित नहीं था । इसलिए 
गंगराज ने अपनी वहन से कहा, “चामू, तुमने युवरानी से सोधे इस विवाह के बारे 
भे बात तो नही की और उनसे इनकार की वात भी नहीं जानी। तव तुमने यह 
निर्णय कँसे किया कि उनकी इच्छा नही ?” 

“जब मैंने इसका सकेत किया तो उसके लिए कोई प्रोत्साहन नही मिला, तव 
यही ममझना चाहिए कि उनकी इच्छा नही है ।” 

“साम की जब इच्छा न हो तो उस घर की बहू बनाने की तुम्हारी अभिलापा 
ठीक है--यह मैं कैसे कहूँ २” 

“एक वार सम्बन्ध हो जाने पर, बाद में सव अपने आप ठीक हो जायेगा, 
अया । युवरानीजी का मन साफ है।” 

“ऐसा है तो सीधी वात करके उनसे मतवा लो ।” 

“उनकी सम्मति के बिना विवाह करना सम्भव नहीं, भैया जी! परन्तु 
आसानी से सम्मति मिल जाम--ऐसा कार्यक्रम बनाना अच्छा होगा ने? कुमार 
बल्लालदेव की भी अनुकूल इच्छा है । प्मला का भी उनमे लगाव है । विवाह का 
लक्ष्य ही वर-बधू का परस्पर प्रेम है, एक-दूसरे को चाहना है। है न ? शेप हम, 
हमार काम उन्हे आशीप देना मात्र है। महाराजा विनयादित्य के मिहृमनासीन 
रहते यह कार्य सम्पन्न हो जाय, फिर उनकी इच्छा के अनुमार एरेयग प्रभु का 
पट्टाभिषेक हो, और कुमार वल्लाल को युवराज बना दें---तो यह अच्छा होगा न ? 
दण्डनायकजी पर महाराज का पुत्रवत्‌ वात्सल्य है ही । अत. उनके सिहसनासीन 
रहते उनकी स्वीकृति पा लें और इस विवाह को सम्पन्न करा दें, ठीक है न, भैया 
जी ? आप इस प्रसंग मे क॑ँसे बरतेंगे---इसपर हमारी प्मला का भविष्य निर्भर 
है। इस काम में न तो स्वामिद्रोह है नही राष्ट्रद्रोह । बल्कि इस कार्य से महाराजा, 
प्रधानमन्त्री और दण्डनायक के वीच अच्छी तरह से जोड़ बैठ जायेगा। आप ही 
सोच देखिए, भैया ॥” 

“अच्छी बात है चामू, मैं सोचूगा । दण्डनायकजी मुझसे मिले थे। कल दोपहर 
आगे के कार्यक्रम के बारे भे महाराजा के साथ मन्त्रणा करनी है। इसलिए हम 
सुब्रह ही विचार कर लें--यह अच्छा है ॥7 

“कुछ भी हो, भैया, मेरी आशा को सफल बनाने का यत्त करो ।7 

“इसमे राजदोह और राष्ट्रद्ोह के न होने की वात निश्चित हो जाय । और 
फिर इस कार्य से किसी को किसी तरह की मानसिक वेदता न हो यह भी मालूम 
हो जाय, तभो इस दिज्ा मे प्रयत्त करेगा ।/--इतना कहकर प्रधान गगराज ने 
बहन को विदा कर दिया। वह विचार करने लगा ! मन-हो-मन वह कहने लगा : 

बहन की अभिलापा में कोई गलती नहीं । परन्तु युवराज के राज्याभियेक होने 
पर उसकी इच्छा की पूर्ति न हों सकेगी--इस वात में कोई सार नहीं। उसकी 





पट्टमहादेदी शान्तला / 94 


समझ में महीं आया कि ऐसा कैसे और क्‍यों होगा ? निप्कारण' भयग्रस्त है मेरी 
वहन । दण्डनायक के विचार जानकर ही आगे के कार्यक्रम का निश्चय करेंग्रे--- 
प्रधान गंगराज ने निर्णय लिया । 
दसरे दिन वहनोई दण्डनायक के साथ प्रधान गंयराज की भेंट हुई । दोनों 
मे इस विषय पर विचार-विनिमय किया । खून-पानी से गाढ़ा होता है न ? दोनों 
विचार चामव्वा के विचार से प्रायः मेल खाते थे । 
उस दिन दोपहर को महाराजा के साथ की मन्त्रणा-गोष्ठी में कुछ वयी 
स्फति लक्षित हो रही थी । 
महाराजा विनयादित्य मे कहा, “प्रधान जी ! दण्डनायक जी ! आप सभी को 
यह बात विदित है कि हमारा स्वास्थ्य उस स्थिति में नहीं कि हम राजकाज 
सँभाल सकें । इसलिए इस दायित्व से मुक्त होकर हम आपके युवराज एरेयंग 
प्रभु को अभिविक्त कर निश्चिन्त होने की वात सोच रहे हैं। भव तो मैं नाममात्र 
का महाराजा हूँ। वास्तव में राज्य के सारे कारोबार उन्हीं के द्वारा सभाले जा 
रहे हैं; इस बात से आप सभी लोग भी परिचित हैं। वह कार्य निर्वेहण-में दक्ष हैँ, 
यह हम जानते हैं। उनकी दक्षता की वात दूसरों से सुनकर हमें सन्‍्तोप और तृप्ति 
है । उनपर हमें गर्व है। पोग्सल राज्य स्थापित होने के समय से गुरुजनों की कृपा से 
राज्य ऋमश: विस्तृत भी होता आया है। प्रजा में वह प्रेम और विश्वास के 
पान्न बने हैं। हमें विश्वास है कि हमारे पुत्र इस ग्रजाप्रेम और उनके इस विश्वास 
को बराबर बनाये रखेंगे। जैसा आप लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया और 
हमें बल दिया तया रफ्ट्ररक्षा के कार्य में तिय्ठा दिखायी वैसे ही हमारे पुत्र के 
प्रति भी, जो भावी महाराजा हैं, दिखावेंगे । आप सब राजी हों तो हम कोई शुभ 
मुहत्ते लिकेलवाकर उनके राज्याभिषेक का निश्चय करें !' 
महाराजा को वात समाप्त होने पर भी तुरन्त किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं 
दिखायी। कुछ समग्र के मौन के बाद, महाराजा विनयादित्य ने ही फिर कहा, 
“ऐसे विषय पर तुरूत कुछ कह पाना कठिन है। इसमें क्या सही है, क्या गलत 
है---यह वात सहज ही में नहीं समझी जा सकती। वास्तव में यह पित्ता-पुत्र से 
सम्बन्धित वात है, ऐसा समझकर हमें ही निर्णय कर लेना चाहिए था। और 
उस निर्णीत विषय को आप लोगों के समक्ष कह देना ठीक था। परन्तु आप सब 
राष्ट्रहित के लिए समर्पित, निष्ठावान, ओर विश्वासपात्र हैं; एकान्त में हमारे 
कुमार हमारी सलाह को स्वीकार करेंगे---इसमें हमें सन्देह है। इसलिए हमने 
अपने मित्रों के सामने इस बात को प्रस्तुत किया है। हम अपने कुमार की मन- 
स्थिति से अच्छी तरह परिचित हूँ । हमारे जीवित रहते इस हमारे विचार को वे 
37 25007 
रहा है वैसा है ३ धोखे में नहीं आते। भेदभाव रहित 


92 / पह्महादिवी शान्तला 


परिशुद्ध मन है उनका; यह अनुभव हम स्वयं कर चुके हैं। आप सबसे विचार- 
विनिमय करने के पीछे हमारा यही उद्दं श्य है कि उन्हे समझा-बुझाकर उनमे 
हाँ' कया लें। प्िद्वासन त्याग का हमे कोई दुय्र नहीं है। जिस किसी तरह 
सिंहासन पर बैठने की इच्छा हमारे छुमार की कभी नही रही | इसलिए यदि सर्व- 
सम्मति से यह कार्य सम्पन्त हो जाय तो इसका विशेष मूल्य होगा। खुले दिल 
से आप लोग कहे। हमारी इच्छा के विरुद्ध कहना चाहें तो भी निडर होकर कहे । 
संकोच की कोई जरुरत नहीं, क्योंकि यह एक तरह से आत्मीय भावना से 
विचार-विनिमय करने के लिए आयोजित अपनो को ही गोप्ठी है। हमारे निर्णय 
के अनुकूल आप लोग चलेंगे तो हमे लोकिक विचारों मे मुक्त होकर पारतौकिक 
चिन्तन के लिए अवकाश मिलेगा । हमारे कुमार युवराज पर अधिक उत्तरदायित्व 
का भार पडेगा जरूर, पर निर्वहण करने को दक्षता, प्रवुद्धता उनमे है ।” 

प्रधान गंगराज ने मरियाने दण्डनायक की तरफ देखा । 

“इस उत्तरदादित्व को निभानेवाले युवराज ही तो हैं; अत. वे इस बारे में 
स्वय अपनी राय वता दें तो अच्छा होगा ।”--मरियाने दण्डनायक ने निवेदन 
किया । 

"एक दृष्टि से दण्डनायक की वात ठीक जेंचती है। जैसे महाराज ने स्वयं 
ही फरमाया कि युवराज शायद स्वीकार न क रें। इसलिए इस सम्बन्ध मे निर्णय 
अभी नहीं करना चाहिए--ऐसा मुझे लगता है । शुवराज भी सोचे और हम भी 
सोचेंगे। अभी तो युवराज यहाँ रहेगे ही। सबके लिए स्वीकार्य हो--ऐसा निर्णय 
करेंगे वे ।”--प्रधान गगराज ने कहा । 

फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ खामोशी छा गमी। 

युवराज एरेयग के मन में विचारों का तुमुल चल रहा था। वे सोच रहे थे-- 

“इन सब लोगों के समक्ष यह सलाह मेरी ही उपस्थिति में मेरे सामने खुद 
महाराज ने रखी है, इसका कोई कारण होना चाहिए। यदि सभी को मेरा 
पट्टाभिपिक्त होना स्वीकार्य होता तो तुरन्त स्वीकृति करी सूचना देनी चाहिए 
थी; किसी ने यह नहीं कहा, ऐसा बयो ? महाराज ने स्वय इस बात 
को स्पप्ट किया है कि मेरा मन क्या है ओर मेरे विचार क्या हैं। उन्होंने जो कहा 
वह अक्षरश. सत्य है । मेरे स्पप्ट विचार हैं कि महाराज के जीवित रहते मेरा 
सिहासनासीन होना उचित नहीं। तिस पर भी मेरे सिहासनासीन होने के वाद 
मेरी सहायता करनेवाले इन लोगों को यह वात स्वीकार्य न हो तो पीछे चलकर 
कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तव महाराज की इस सलाह को न माननेवाले 
भी कोई हैं ? अगर नद्ी मानते हो तो उसका कारण क्‍या है ? युवराज होने के 
नाते मुझे प्राप्त होनेवाला सिंहासन का अधिकार यदि मुझे मिले तो इसमें किसी 
और को कष्ट क्यो ? हकदार को उसका हक मिले तो किसी को क्या आपत्ति ? 


पट्टमहादेवी शञान्तला / 93 


कौन क्‍या सोचता है पता नहीं, भगवान्‌ ही जाने। सीधे किसी ने हृदय से यह 
स्पप्ट नहीं किया, इसलिए लोगों को समझना मेरा पहला कतंव्य है।' यह 
विचार कर एरेयंग प्रभु ने कहा, “दण्डनायक ने सही कहा है। उत्तरदायित्व हम * 
पर होगा; तो यह उचित है हमारी राय भी जान लेनी चाहिए। महाराज ने 
स्वाभाविक रूप से अपने विचार रखे। प्रधावजी ने उतके उन विचारों को पुष्टि 
देते हुए हमें उत्साहित एवं प्रेरित भी किया है । हम अपने पूज्य जन्मदाता और 
हम सबके वयोवृद्ध महाराज की सेवा में निरत रहकर उनकी चरण-सेवा करते 
रहनेवाले सेवक मात्र हैं। उ् पूज्य के जीवित रहते और सिहासनासीन रहते हम 
सिहासन पर नहीं बैठेंगे। इस विपय पर विचार करने की वात प्रधान जी ने भी 
कही। इसमें विचार करते जैसी कोई बात ही.नहीं है; यह मेरी भावना -है। 
विचार करने जैसी कोई वात हो तो वे ही जाने। और फिर, महाराज से मेरी 
एक प्रार्भना हैं। सन्निधान के रहते उन्हीं के समक्ष हमारा सिहासनारूद़ होता 
हमारे इस राजवंश पर कलंक का टीका लगाना है। कोई हमें ऐसा काम करने के 
लिए न उकसावें। यह अविनय नहीं, प्रार्थना है। हम पर इतता अनुग्रह करें ।” 
कहकर प्रभु एरेयंग ने झ्रुककर प्रणाम किया। | 
तुरन्त मरियाने दण्डनायक के मुँह से निकला, “युवराज ने हमारे मन की 
ही वात कही ।” 
गंगराज वोले, “अपने वंश की प्रतिप्ठा के अनुरूप ही युवराज ने व्यवहार 
किया हैं । जैसे हम महाराजा के प्रत्ति निष्ठा रखते हैं युवराज के प्रति भी वही - 
निष्ठा है। हम व्यर्थ ही दुविधा में पड़े रहे । युवराज ने उदारता से हमें उस दुविधा 
से पार लगा दिया !”? ध ॥ 
मरियाने दण्डनायक ने फिर कहा, ' हमने उसी वक्‍त अपना अपिमत नहीं 
दिया ! इैसेका कारण इत्तना ही था कि युवराज स्वयं अपनी राय बतावें या सम्मति 
दें--यही हम चाहते थे। इस विपय में युवराज को अन्यथा सोचने या सन्देह 
करने की कई जरूरत नहीं है, न ऐसा कोई कारण ही है जिससे वे शंकित हो । 
# आस बेंश के ऋणी हैं। आपने इस वंश की परम्परा के अनुरूप ही किया है 
्भं भावना के ही अनुरूप हो गयी । इस: 
पा कफ आह 98 पर हम सभी को बहुत 
व कल मिक रेजनेवाल है स आ बे देभाव के बिना पोय्सल 
है अं क है, दर है की शंका नहीं। इस बात पर 
जोर देकर दुवारा यह बिनती है ।” ; 
महाराजा विनवादित्य कुछ अधिक चिन्तित दिखे, 
लोगों ने किया क्या ? क्या आप लोग चाहते हैं कि 
हुआ उसे देखने से लगता है कि आप सबने मिलकर 
छोड़ दिया। हमने आप लोगों से बिनती की क्रि 


४. 


| “मैंने चाहा क्या ? आप 
हमें मुक्ति न मिले ? यहाँ जो कुछ 
/ ऐक होकर, हमें अपने भाग्य पर 
जुवराज को समझा-वुझा लें और हमें 
94 / पट्टमहादेवी झान्तला | 





परम्परागत क्रम के विरद्ध न होने पर भी, हमा रे कटने के वाद, हमारे विचारों 


पृष्ठभूमि से देखते पर यह है. ऐसा तो हमे नहीं लगता! 
दुल व्यय साबित हो ययी । इसको डरूरत ही वया थी ?” महाराज 
ईँगे मे असमाघान स्वाद सक्षित हो रहा था। 
कहा, “महाराज को अमन्पुपष्ट नहीं हीना चाहिए। सदकी 
मसम्मति के अनुसार बरतने में राप्ट्र का हित है--ेसा समझने पर शेप स्वार्थ 
और हो जाता है। क्षत. मद्यराज वी इस सर्वसम्मति के अनुझल होकर रहता 
ही उवित है । आपकी छंवछाया हम सवको शक्ति देती रहेगी | आपकी सस्निध्ि 
राष्ट्र के लिए रक्ता-कद्च है ।” 

विष्णम दष्डनाय अब तक मौत होकर सारी बातें सुत रहे थे। अब दे उठ 
खड़े हुए कौर बोते, “एक तरह से वात अब निश्चित हो गयी है, ठोक । फ़िर नी 
महाराजा और युवराज की अनुमति से में भो कुछ निवेदन करता चाहता हूँ । यह 
गोप्ठी आत्मोयों की है, आत्मीदता में विचार-दिनिमग्र करने के इरादे से बुलावी 
गयी है-+स्ववं महाराज ने ही यह वात स्पष्ट कर दी हे। एक तरह से समस्या 
के मुलझ जाने की भावना तो हो आयी है, फिर भी महा सस्तिधान ने जो विचार 
प्रस्तुत किये उत विचार पर बिना किसी सकोच के निश्शव होकर हमे सोचना 
चाहिए।॥ वम यही मेरी बिनती है। प्राय साथ रहकर मैं क्षयने श्रीमान युवराज 
बी पिवृभक्ति, सज्यनिप्ठा और उनके मत वी विज्ञालता क्षादि को अच्छी तरह 
समता हूँ। उनका व्यवहार उनके व्यक्तित्व को दृष्टि से बहुत ही उत्तम और 
आदरणीय है। उनके आज के वक्तव्य और व्यवहार ने उन्हे और भी ऊँचे स्तर 
पर पहुँचा दिया है। महासस्विधान की इच्छा उनके अम्त-करण से प्रेटित होकर 
अभिव्वक्ते हुई है । इस तरह उनकी यह सहन अभिव्यक्ति किसी बाहरी प्रदाव के 
कारण नहीं । हमारी दस पवित्र पृष्यम्रमि पर परम्परा मे ही अनेक राजे-महाराजे 
ओर चक्रवर्ती वार्धक्य में स्वय प्रेरित होकर अपना सिहासन सस्तान को सौंप 
राज्य भार से मुक्त हुए हैं । उम्ी परम्परा के अनुसार, महर्मज ने भी अपनी हो 
सन्तान, युवराज-सद पर बर्मिपिक्त, ज्वेष्ठ पुत्र को कपने जीवित रहते सिहासना- 
रूढ़ कराने का अभिमत व्यक्त किया है । यह इसलिए भो जि पिता के दीवित 
रहते, युवराज मिहासन पर बैठने मे सकोच करेंगे, यह सोचकर ही युवराज को 
ममझानओबुप्नाकर उन्हें स्वीइ़त कराने के उद्देश्व से महाराज ने सपना मन्तव्य 
आप लोगो के समझ रखा । परन्तु हम इस दिया में बुछ प्रयल क्ये दिता ही 
पलिर्णय पर पहुँच रहे हैं--ऐसा लगे रहा है। इसलिए में अपनी ओर से और आप 




















पदुमहादेवो इफन्तला | 95 


सप्नी की तरफ से आग्रहपूर्वक यह विनती करता हूँ कि इस समय महाराज के आदेशा- 
नसार, सिंहासनारूढ होकर राज्याभिपेक के लिए युवराज की आत्मस्वीकृति 
सभी दप्टियों से उचित होगी । कृपा करके युवराज ऐसा करें, यह मेरी विनीत 
प्राथना ह । * हे >> 
मरियाने दण्डनायक झट से वोल उठे, “इस तरह युवराज पर जोर डालने 
के लिए हमारी कोई विशेय इच्छा नहीं है । 
विण्णम दण्डनाथ ने फिर प्रश्न किया, “तो फिर जैसा है वैसा ही वने रहने 
में आपका स्वार्थ है--यबह मतलब निकाला जाये ?”* 
मैंने ऐसा नहीं कहा । हमारे कयन का आपने विपरीतार्थ लगाया । मरि- 
गाने दण्डनायक ने उत्तर दिया ) 
पमविपरीतार्थ या वैकल्पिक अये करने के लिए मैं कोई व्याकरणकेत्ता नहीं हूँ 
महाराज का आदेश था सो मैंने अपना निष्कर्प बताया। इसमें मेरा कोई स्वार्थ 
नहीं है। मेरे लिए तो दोनों पूज्य और वन्दनीय हैं।” चिण्णम दण्डनाथ ने 
कहा | 
मरियाने दण्डनायक कुछ व्यंग्य भरे शब्दों में बोले, “तो दोनों हमारे लिए, 
पूज्य नहीं हैं---यहो आपका मतलव हुआ ने?" 
प्रधान गंगराज ने सोचा कि वात को बढ़ने न देना चाहिए; इसलिए उन्होंने 
कहा, “दण्डनायक जी, हम यहाँ इस तरह के वागूयुद्ध करने के लिए एकत्र नहीं 
हुए हैं । जैसा कि सैंने पहले ही कहा कि इस विपय का जल्दवाजी में कोई निर्णय 
लेना उचित नहीं होगा, सब लोग बहुत शान्‍्त मन से सोच-विचार करेंगे-- 
यह सलाह दी थी। अब भी हमारा यही मन्तव्य है। महासन्निधान से आज्ञा 
लेकर आज की इस विचार गोप्ठी को समाप्त करेंगे।” यह कहकर उन्होंने महा- 
राज की ओर देखा । महाराज ने अपनो सम्मति जता दी। सभा समाप्त 
खूब सोच-विचार कर निर्णय करने के लिए सबको पर्याप्त समय देकर 
छोटे पुत्र उदयादित्य को साथ लेकर सोसेऊरु के लिए युवराज ने प्रस्थान कर 
दिया । 
चामय्वे की इच्छा पूरी हुईं। मरिबाने के आग्रह से स्वयं गंगराज ने कुमार 
वल्लाल को यहीं ठहराने के लिए महाराज से विनती की थी | एरेयंग प्रश्न के 
वाद पट्टाभिपिक्त होनेवाले राजकुमार हैं न ? अभी से उसके योग्य शिक्षण की 
व्यवस्था करनी चाहिए; फिर सारे राजंकाज से परिचित भी करना होगा-- . 
इसलिए उल्हें यहाँ रखना अच्छा है। इस वात को सलाह दी थी। इन सबके 
अलावा महाराज के संग में रहने के लिए भी उनका ठहरना उचित है--यह भी 
उनकी सलाह थी। 
कुमार बल्‍्लालदेद के ठहर जाघे में वास्तव में कोई विरोध भावना नहीं थी 


96 | पह्चनहादेवी शान्तता 


इस समय एचलदेवी केमन में यह शंका हुई होती कि यह सब चामव्वा का 
पड़्यन्त्र है, तो सम्भव था कि वे इसका वि रोघ करतीं। फ़िर भी जितती खुशी 
से वे राजधानी दोस्ममुद्र में आये थे, लौटते समय उसी सम्तोप से युवराज और 
युवरानी सोमेऊछ नही लौट पाये । हाँ, चामब्वे को उम्दर असीम आनन्द हुआ। 

फलस्वरूप चामव्वा ने अपने यहाँ आज के इस आनन्दोत्मव का आयोजन 
किया था। यह आनन्दोत्मव सभारम्भ भावी सम्बन्ध के लिए एक सुदृढ़ नींव बने, 
इसलिए उसने सद्र तरह से अच्छी व्यवस्था को थी। बेटी प्रा को समझाकर 
अच्छी तरह से पाठ पढ़ाया था। उसने वललाल का कमी साथ नहीं छोड़ा | 
उप्तकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उम्ी पर थी। उसका 
गोल चेहरा, बढ़ी-वड़ी आँखें, जरा फैले होठ, विशाल भाल, सहज ही नखरे दिखा- 
कर अपनी तरफ़ आकपित करने योग्य लम्बी ग्रोवा, ये सव तारतम्य ज्ञानशून्य उस 
बल्लालदेव को भा गयी थीं । 

भोजनोपरान्त आराम करने जब राजकुमार निकला तो पद्चता भी उसके 
साथ थी। शेष समयों में भी वह उसके सामने रहतो लेकिन तव अन्य लोग भी 
होते थे । इसलिए थोडा सकोच रहा करता । पर अव तो केवल दो ही थे। 
राजकुमार को पलग दिखाकर आराम करने के लिए पद्मयला ने कहा। यह भी 
बदा दिया कि यदि कोई आवश्यकता हों तो यहाँ जो घटी टेंगी है उसे बजा दें, 
बहू आ जायेगी | यह कहकर वह जाने लगी । 

“तुम दोपहर के वक्त आाराम नही करोगी ?” 

“करूंगी ।” 

“तब घंटी बजाने से भी वया होगा !” 

“आज नहीं सोऊंगी ।" 

“क्यों?” 

“जब राजकुमार अतिथि बनकर बाये हों, ठव भला सो कैसे सकती हैं? 

"अतिथि को नींद नहीं आा रही हो ठो ?” 

“मवलब 77” 

“क्या माताजी ने यहाँ न रहने को कहा है ?” 

“उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा 7” 

“ऐसा नहीं कहा तो ओर क्‍या वहा है ?” 

“आपकी आवश्यकताओं वी ओर विशेष ध्यान देते रहने को कहा है ।” 

“तुम्हें यह कहना चाहिए था, क्या तोकर नहीं हैं?" 

“मुझ-जैसी देखभाल नौकर कर सकेंगे 7” 

“बया माताजी ने ऐसा कहा है ?7 

“हाँ, प्रत्येक कार्य ध्यान देकर करना और सव तरह से टीक-ठीक करना--- 








पट्टमहादेवों झान्तला / 97 


उनकी इच्छा रहती है। कहीं भी कुछ कमी-वेशी नहीं होती चाहिए । उसमें भी 
आपके प्रति जब विशेष प्रेम गौरव है तव और अधिक ध्यान देकर देखभाल करनी 
होगी ।" ' | 

"ऐसा क्यों ? मुझमें ऐसी विशेष बात कया है ?” 

“आप तो भावी महाराजा हैं न ?” 

“उसके लिए यह सब क्यों ?” 

हाँ तो ।* 

“बदि भेरा महाराजा बनना सम्भव नहीं हुआ तो यह सब** 

“ऐसा क्‍यों सोचते हैं आप ? 

ध्यों ही ।! 

मैं आपको बहुत चाहती हूँ ।' 

“मतलब ?” 

राजकुमार के इस प्रश्व से पच्मला को ध्यान आया कि उसने एकाएक क्या कह 


दिया। उसका चेहरा सहज लज्जा से लाल हो आया। दृष्टि ज़मीन की ओर झुक 
गयी । 


कुमार बलल्‍लाल उत्तर की प्रतीक्षा में उसे देखने लगा । 

“अभी आयी, कहती हुई पद्मला वहाँ से भाग गयी। 

कुमार वल्लाल ने पुकारा, “प्मला'''पद्म'*"” उसे आवाज़ तो सुनायी दी, 
मगर लौटी नहीं । 

भागते वक्त जो दरवाज़े का परदा हटाया था वह वैसे ही हिलता रहा। 
बललाल ने समझा वह परदे के पीछे खड़ी होकर उँगली से परदा हिला रही 
होगी। वह पलंग से घीरे से उठा और परदे की ओर गया । उधर परदे का हिलना 
बन्द हो गया । सावधानी से उसने परदा हटाया। कोई नहीं था । पलंग की ओर 
लौठा, और पैर पसारकर लेट गया । 

घण्टी वजाने के इरादे से वजाने का डण्डा उठाना चाहा। फिर उसका मन 
बदला | डण्डे को वहीं रख दिया । 

आपको मैं चाहती हँ----यह ध्वनि सजीव होकर उसके कानों में झंक़ृत हो 
रही थी । एक हृदय की बात ने दूसरे हृदय में प्रविप्ट होकर उसमें स्पन्दन पैदा 
कर दिया था। इस स्पन्द से वह एक अनिर्वंचनीय आनन्द का अनुभव कर रहा 
था। हृदय प्रतिध्वनित हो कह रहा था : 'ठोक, में भी तो तुम्हें चाहता हूँ । मुझे 
भी तुमसे प्यार है ।--होठ हिले नहीं, जीभ भी गतिहीन थी, गले की ध्वनि- 
तन्त्रियाँ भी घ्वनित नहीं हुई, कहीं कोई स्पन्दन नहीं | साँस चल रही थी, उसी 
निश्वेसित हवा पर तैरती हुईं वात निकली थी। भाव समाधि से जागे तो मन में 
एक नयी स्फूर्ति भर आयी । उसने घण्टी वजायी और परदे की तरफ देखने लगा । 


98 | पटुमहादेवी शान्तला 


परदा हूटा। जो आयी वह पद्मला नहीं। उप्तकी बहन चामलदेवी थी। 
अनजाने ही वल्लाल के मन में पच्मला छा ययी थी इस धुत मे उसने सोचा न था 
कि पद्मता के बदने कोई दूसरी आयेगी । किसी दूसरे की वह कल्पता ही नहीं कर 
सकता था । क्योकि घष्टी वजने पर खुद उपस्थित होने की वात स्वयं पद्मयला ने 
कही थी न ? 

“बुलाने रहने पर भी भागी वो ? मैं भी तो तुम्हे चाहता हूँ।” वल्लाल ने 
कहा) 

४ चामलदेवी कदम आगे न रखकर वही यड़ी रही। वही से पूछा, “क्या चाहिए 
था राजकुमार ?” 

“तुम्हे ही चा***” बात वही रुक गयी । उसने वहाँ खड़ी हुई चामला को एक 
पल देखा । और फिर “तुम्हारी बहन कहाँ है ?” कुछ सकोच से पूछा । 

“उम्र ही चाहिए क्या ? मुझसे न हो पायेगा क्या ? कहिए, क्या चाहिए ?” 
चामलदेवी मुसकुराकर बोली । उसके बात करने के ढग में कोई व्यग्य नही था, 
सीधी-मादी भावना थी। अपनी वहन को जो काम करना था उसे वह करे तो उसमें 
तो कोई गलती नही--यहू उसकी बातो से ध्वनित हो रहा थ + 

“नही, कुछ भी नही चाहिए '**” बल्लाल ने कहा । 

सांडी पहतकर यदि चामला आयी होती तो वह भी पश्मला ही की तरह 
लगती। उसने लहेंगा-कुरती पहन रखी थी। वास्तव में वह पद्मला से दो वर्ष 
छोटी थी। मझोली होने के कारण कुछ हृप्ट-पुप्ट भी थी!। यदि दोनो को एक ही 
सरह का पहनावा पहना दें तो जुडबा-सी लगती । ऐसा रूप-साम्य था। केवल 
आवाज में फरक था। प्मला की आवाज़ कास्प के घण्टे की आवाज़ की तरह भी तो 
चामला की मधुर और कोमल । 

'उप्ते ही चाहिए क्या “--वामला की इस स्वर-लहरी मे जो माघुर्य था बह 
कुमार वत्वाल के द्वृदय में स्यन्दरित हो रहा था। कहने में कुछ अटपटा होने पर 
भी वह अपने भाव को छियाने की कोशिश कर रहा-सा लगता था। फिर भी 
उसकी दृष्टि चामला पर से नही हट पायी थी । 

चामला भी कुछ देर ज्यों-की-त्यो खडी रही । उसे कुमार वल्लाल के अन्तरंग 
में क्या सब हो रहा है, समझ में न आने पर भी, इतना तो समझ ग्गी कि थे कोई 
बात अपने मन में छित्राये रखना चाहने हैं। 

“यदि रहस्य की बात हो तो वहन को ही भेजती हूँ ।” कहती हुई जाने को 
तैयार हुई । 

झट वन्चाल कुमार ने कहा, “रहस्व कुछ नही । अकेले पडे-पडे ऊव गया या; 
न्यहाँ कोई साथ रहे, इसलिए घण्टी वजायी ।” 

जाने के लिए तैयार चामला फिर वैसे ही रुक गयी। 


पट्टमहादेदी शान्तला [| 99 


बल्लाल ने प्रतीक्षा की कि वह शायद पास आये। प्रतीक्षा 20 । तब 
उसने कहा, “पुतली की तरह खड़ी रहना और किसी का न रहना दोनों वरावर- 
है। आओ, यहाँ पास आकर बैठो ।” कहकर -पलंग पर अपने ही पास जगह 
दिखायी । 

वह उसके पास गयी, पर पलंग पर न बैठकर, पास ही दूसरे आसन पर जा 
बैठी । बोली, “हाँ, बैठ गयी; अब बताइए क्‍या करूँ ।* उसकी ध्वनि में कुछ नठ- 
खटपन से मिश्रित ढीठपन था । ' | 

“तुम्हें गाना आता है ?” वललाल ने पूछा । 

“आता है, परन्तु दीदी की तरह मेरी आवाज़ भारी नहीं ।” 

“मधुर लगती है न 4” 

“मैंने अभी गाया ही नहीं ।” 

“तुम्हारी बातचीत ही मधुर है। गाना तो और ज्यादा मधुर होगा । हाँ, 
गायो न 

चामला गाने लगी। वललाल को वह अच्छा लगा। उसने पूछा, “तुम्हारे 
गुरु कौन हैं ?” 

#“दण्डनायकजी को यह सव पसन्द नहीं -। इसलिए गुरु नहीं ।” 

“तो फिर तुमने सीखा कैसे ?” 

“फिसी-किसी को गाते सुनकर सीखा-है; पता नहीं कितनी गलतियाँ हैं ! 

“मुझे क्या मालूम ? तुमने गाया। मैंने सुना; अच्छा लगा । एक गाना औरः 
गाओगी ?” 

“हाँ-._चामला ने गाना शुरू किया । 

कुमार वललाल वैसे ही लेट गया । भोजन गरिष्ठ था । एक, दो, तीन “गाने 
गा चुकी। समय सरकता गया। कुमार वलल्‍लाल को नींद आ गयी । चामव्वा 
भावी जामाता को देख जाने के इरादे से उधर आयी तो देखा वहाँ चामला है ।ः 
तब पद्मला कहाँ गयी ? यहाँ न रहकर क्यों चली गयी ? क्या-हुआ ? दरवाज़े पर 
लटके परदे की आड़ में से गाने की ध्वनि सुनकर धीरे से परदा हटाकर झाँका 
और वात समझ गयी। चासव्वा समझ गयी कि राजकुमार स्तुष्ट हैं। उसका 
अभीष्ट भी यही था । 


उसके उधर आने की खबर किसी को न हो, इस दृष्टि से चामव्वा चली 
गयी। 

एक गाना समाप्त होने पर दूसरा ग्राने के लिए कहनेवाले राजकुमार ने 
तीसरा गाना पूरा-होने पर जब कुछ नहीं कहा, तो चामला ने पलंग की और 
देखा | वह इसकी ओर पीठ करके सोया हुआ था। चामला चुपचाप पलंग के 
चारों ओर चक्कर लगा आयी। उसने देखा कि राजकुमार निद्रामग्न है। वह: 


400 | पट्टमहादेवी शान्तला 


आगी और अपनी बड़ी बहन पदच्चला को खबर दी । 
“ओह, मैं वो भूल ही गयी थी । तुम्हारा गाना सुनते-सुनते वोषो सो जाती 
है। राजकुमार तुम्हारे गाने को सुन खुश हो गये, लगता है ॥7 

“तुम ही उनसे पूछकर देख लो 7 

“न न, मैं तो उनसे कुछ नही पूछूंगी ।” 

“क्यों 2! ह 

“यह सब तुम्हें क्यों ? जाओ। 

“तुम न कहो तो क्या मुझे मालूम नही होगा ? संकोच और लण्जा है न? 
अयोकि आगे पति होनेवाले हैं? इसलिए न ?” 

“है, नही, देखो । फिर***” 

“क्या करोंगी ? महारानी हो जाने पर क्या हमें मूली पर चढवा दोगी ?” 

/अम्ी क्यों कहें !! 

“देखा न ! मुँह से वात कैसे निकली, महारानी बनेगी ।” कहती हुई खुशी से 
ताली बजाती हुई भाग गयी । 

“दहर, मैं बताती हैं नुझे**” कहती हुई पद्मला ने उसका पीछा किया। 
अपनी माँ को उधर आयी हुई देखकर दोनों जहाँ थी वही सिर झुकाकर खडी हो 
गयी । इतने में माँ ने दोनों बहनो की करतूत देखकर कहा, “बहुत अच्छा है; दोनों 
बिल्ली की तरह क्‍यों झगड रही हो ?” 

माँ को कोई उत्तर देने का प्रयत्त दोनों ने नही किया। दोनों आपसी बात 
को आगे बढाना उचित न समझकर वहाँ से भाग तिकली | 

चामव्वा ने सुख निद्रा से मग्त बललाल कुमार को फिर से एक बार देखा, 
और तृप्ति का भाव लिये अन्दर चली गयी । 





उधर विद्धिदेव रेविमस्या के पीठे पडा ही था । उसने जो बात घूमने समय के 
ममय नहीं कही उसे अब्र कहे--रेविमस्या इस असमजस में पडा था, तो भी वह 
चाहता था कि राजकुमार विट्टिदेव को निराश न करें। इससे भी वटकर उनके 
मन में किसी तरह का कड़॒ आपने पैदा नहो--इस बात का ध्यान रखकर 
रेविमय्या किमी के नाम जिक्र न करके बोला, “दोरसमुद्र मे जो वातें हुई थीं--सुनते 
हैं, किसी के स्वार्य के कारण, तात्कालिक रूप से ही सही, युवराज का पट्टाभिषेक 
जल हो---इस आशय को लेकर कुछ वातें हुई हैं। इससे युवराज कुछ परेशान ही 


पट्टगहादेवोी झान्तला / 40/ 


यये हैं ।” रेविमय्या ने वताया । 

“मतलव यह कि युवराज शीघ्र महाराजा न वन ? यही न १” विट्विदेव थे 
कहा । 

“न, न, ऐसा कहीं हो सकता है, अप्पाजी ?” रेविमय्या ने कहा । 

“ऐसा हो तो यह परेशानी ही क्‍या है?” 

“नमक खाकर नमकहरामी करनेवालों के बरताव के कारण यह्‌ परेशानी 
है । सचमुच अव युवराज पर महाराजा का प्रेम और विश्वास ढुगुना हो गया 
है। ४ | 
“ठीक ही तो है। परन्तु इससे वाकी लोगों को वया लाभ ? यदि सिंहासन 
पर अधिकार जमाने की ताक में कहीं और से उसको मदद मिल रही हो तो चिन्ता 
की बात थी। पर ऐसा तो कुछ है नहीं ।” 

“मेरे लिये भी वही हल न होनेवाली समस्या बनी हुई है । युवराज या युव- 
रानी ने--किसी ने इस बारे में कुछ कहा भी नहीं। ये सारी वातें तो मैंने दूसरों से 
जानी हैं।” 

“फिर तो मैं माँ से ही पूछ लूँगा ।” 

नहीं, अप्पाजी, कुछ पूछते की आवश्यकता नहीं । समय आने पर सारी वातें 
अपने आप सामने आ जायेंगी ।” 

“कैसा भी स्वार्थ क्यों न हो, इस तरह का वरताव अच्छा नहीं, रेविमय्या ।., 
युवराज को और ज़रा स्पष्ट कहना चाहिए था। 

“युवराज का स्वभाव तो खरा सोना है। किसी को किसी तरह का दर्द न 
हो, इसलिए सवका दुःख-दर्द खुद झेल लेते हैं ।” 

“सो तो ठीक । अव भैया क्‍यों नहीं आये ? वहीं दोरसमुद्र में क्यों ठहरे हुए. 

“सुनते हैं, महाराजा ने खुद ही उन्हें अपने पास रख लिया है। खासकर 
मरियाने दण्डनायक ने इस वात पर विशेष जोर दिया था | वे सेना और उसके 
संचालन आदि के वारे में अप्पाजी को शिक्षित करना चाहते हैं। युवराज जब 
महाराजा बनेंगे त्व तक अप्पाजी को महादण्डनायक बन सकने की योग्यता 
प्राप्त हो जानी चाहिए---ऐसा उनका विचार है| यह.सव सीखने के लिए यही 
उपयुक्त उम्र है । 

“प्रारम्भ से ही भेया को स्वास्थ्य अच्छा नहीं | वार-वार विगडता रहता 
है। इस शिल्रण में कहीं थक जाय और कुछ-का-कुछ हो जाय तो ? शैया का 
स्वभाव भी तो वहुत नाजुक है। क्या दण्डनायक को यह बात मालम नहीं ?” 


“सो तो ठीक है। अब ता अप्पाजी को वहाँ ठहरा लिया !” 
: “माँने कैसे इसके लिए स्वीकृति दे दी ?” 


402 / पट्टसहादेवी झाल्तला- . 


“वास्तव में युवराज और यूदरसती की इच्छा नहीं थी। खुद अप्पाजो ही 
ठहरने के लिए उत्साही थे--ऐसा सुनने मे आया है । महा राजा का बहना भा, 
तुज्त खुशी से माँ पर जोर डालकर ठहरने की स्वीकृति अप्पाजी ने ले ली--यह्‌ 
भी सुनने में आया ।7 

“ऐसा है ? आखिर भैया को वहाँ ठहरने मे कौनन्‍सा विशेष आकर्षण है ?” 

“में कैसे और क्‍या कहूँ, अप्पाजी ? जो भी हो, महाराज की सलाह को इनकार 
न करते हुए उन्हे वहाँ छोड जाये हैं।” 

“तो हमारे लिए युवराज ने ऐसी आज्ञा क्‍यों दी कि लौटते समय दोरसमुद्र न 
जाकर सीधे यही आवें ?” 

“वह तो युवरानी की इच्छा थी” 

“यह सब पहेली-मी लग रही है, रेविमय्या। मैं माँ से अवश्य पूछूंगा कि यह 
सब क्या है ।” 

“अप्पाजी, अभी कुछ दिन तक आप कुछ भी न पूछें। वाद में सब अपने-आप 
सामने आ जायेगा । आप पूछेंगे तो वह मेरे मिर पर बन आयेगी। इसलिए अभी 
जितना जान सके उतने से मतुप्ट रहना ही अच्छा है। मैं यह ममझूँ कि अब आये 
इस बारे में आप वात नही छेडेगे २” 

“ठीक है। यदि कभी ऐसी दात पूछ भी लूं तो तुम्हारा नाम नही लूंगा ।/ 

“कुछ भी हो, अब न पूछना ही अच्छा | फिर आप जैसा सोचते हों ! 

“द्वीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा ।" 

रेविमस्या की वात पर विद्विदेव मे सम्मति दे दी। परन्तु उमके मन में अनेक 
विचार उठते रहे । उम ऊहापोह में वह किसी एक का भी समाघान करने में अपने 
को असमर्थ पा रहा था। यदि युवराज महाराजा बनें तो उससे किसी को क्यो 

तकलीफ होगी ? भैया के वहाँ रह जाने की इच्छा युवराज और युवरानी--दोनो 
की नही थी । इसका परिणाम कया होगा ? जानते हुए भी भैया वहाँ ठहरनें के 
लिए उत्माही क्यो हुए ? माता से यो जवरदस्ती अनुमति लेने की कोशिश भैया ने 
क्यों कौ ? मुझे दोरमसमुद्र होकर लौटने को मनाही क्यो हुई ? मेरी शिवगगा जाने 
की बात दोरसमुद्रवालों को क्यो मालूम नहीं होनी चाहिए “--आदि-आदि इन 
भारे सवालों का उठना तो सहज ही है | इन सव वातो की उलट-पुलट उसके मन 
में होती रही | इनमे से किसो एक प्रश्न का भी समाधान उसे नहीं मिल रहा था| 
समाधान न मिलने पर भी इन सवालो के बारे में सोचे विना रहना भी तो नही हो 
सकता था| छोटी-छोटी वातो पर भी गम्भीर रूप से सोचना उसका जैसे स्वभाव वन 
गया था | कुछ तो पता लगना चाहिए। यह कहना उचित न होगा कि उसमे कुछ 
सूझा ही नहीं । माँ की इच्छा के विस्द्ध कुछ हुआ जरूर है। भैया के वहाँ ठहरने, 
एवं हेग्गड़े परिवार के साथ इसके शिवगंगा जाने और इस बात को गोप्य रखने-- 


पट्टमहादेवी शञान्तला / 03 


इन बातों में अवश्य कोई कार्य-कारण सम्बन्ध होना चाहिए। इतता ही नहीं, 
युवराज के पट्टाभिषेक सभारम्भ को स्थगित करने के साथ भी इन बातों का 
सम्बन्ध हो सकता है। अनेक तरह की बातें सूझ तो रही थीं, परन्तु इस झूज्ञ मात्र 
से वस्तुस्थिति को समझने में कोई विशेष मदद नहीं मिल पायी । काफी देर तक 
दोनों मौन बेठे रहे । 

खामोशी को तोड़ते हुए विट्टिदेव ही वोला, “रेविमय्या !” 

“क्या है अप्पाजी ? 

/मा ने मेरे हेग्गड़े परिवार के साथ शिवगंगा जाने की बात को गुप्त रखने 
के लिए तुमसे क्यों कहा ?“ 

रेविमय्या अपलक देखता रहा, विट्टिदेव की ओर | 

“लगता है इसका कारण तुम्हें मालूम नहीं, या तुम वताना नहीं चाहते 

“अप्पाजी, मैं केवल एक नौकर मात्र हूँ । जो आज्ञा होती है उसका निष्ठा से 
पालन करना मात्र मेरा कर्तव्य है ।” 

“तुम्हारी निष्ठा से हम परिचित हैं। तो तुम्हें कारण मालूम नहीं है न |! 

“जी नहीं ।” 

“मालूम होता तो अच्छा होता ।” 

“हाँ, अप्पाजी । पर अभी मालूम नहीं है ।” 

“क्या मालूम नहीं है रेविमय्या ?” अचानक आयी एचलदेवी पूछ बैठी । 

रेविभय्या झठ से उठ खड़ा हुआ । 

विद्विदेव भी उठा । माँ से बोला, “आओ माँ, वैठो ।” कहते हुए आसन 
दिखाया । ग्रुवरानी बैठ गयी । विट्टिदेव भी वैठ गया। क्षण भर वहाँ खामोशी 
छात्री रही ! 

युवराती एचलदेवी ने मौन तोड़ते हुए कहना शुरू किया, “आय लोगों के 
सम्भाषण में वाधा पड़ गयी, छोटे अप्पाजी ? क्‍यों, दोनों मौन क्‍यों हो गये ?”' 

विट्टिदेव ने एक बार रेविमय्या को देखा, फिर माँ की ओर भुख करके बोला, 
“कोई बाधा नहीं । सचमुच आप ठीक समय पर आयीं।” 

“कैसा ठीक समय ?” 

“मैं रेविमव्या से पूछ रहा था--मेरे शिवगंगा जाने की बात दोस्समुद्र में 
किसी को विदित न हो, यह ग्रुप्त रखने के लिए आपने कहला भेजा था। मैंने 
उससे इसका कारण जानना चाहा तो वह्‌ कह रहा था कि मैं तो नौकर मात्र 
हैं। मुझे जो आदेश होता है उसका निष्ठा के साथ पालन करना मात्र मेरा कर्तव्य 
है। इतने में***/ 

“में आा गयी। इसीलिए यह ठीक समय हुआ, है न ?” 

“जी हाँ। इसका मतलब क्या है, माँ?” 


7 ५ 


304 / पहुमहादेवी शान्तला 


“अप्पाजी, हम सब पहले मानव हैं । फिर उस मानवत्व के साथ पद भी 
लग गया । पद की परम्परा रूढिगत होकर हमसे चिपक गयी है। मानव होने की 
ऋमारी आशा सफन हुई। पर उसके बाद यह पदवी जो लगी उससे अड़चन पैदा 
होने पर कुछ बातें सव लोगों को मालूम न होना ही'अच्छा रहता है। यहाँ भी 
कुछ ऐसी ही बात थी, इसलिए ऐसा कहला भेजा था।” 

“मतलब यह कि कुछ लोगो को यह बात मालूम हो गयो तो आपकी किसी 
सहज आशा में अडचन पैदा हो सकती है--ऐसी शका आपके मन में आयी होगी । 
व्यही न ?” 

“एक तरह से तुम्हारा कहना भी ठीक है ।/” 

“बुबरानी होकर भी कुछ लोगों के बगरण आपको ऐसा डर?” 

“अप्पाजी, अभी तुम छोटे हो । सफेद पानी को भी दूध मान लेना तुम्हारे लिये 
'सहज है। मैं युवरानी हूँ, सच है। परन्तु मानव-महज कुछ मेरी भी अपेक्षाएं हो 

सकती है। हाल की घटनाओं पर ध्यान देने से लगता है कि हमें भी सावधान 
“रहना होगा। खुद महाराज की अभिलापाएँ उनकी इच्छा के अनुसार फंलीभूत 
हो सकने मे भी आशका हो तो हमारी आकाक्षाओं का क्या हाल होगा ?”? 

“तो महाराज की कोई आशा पूरी नही हुई २" 

युवरानी चुप रही । कुछ सोचने लगी । रेविमय्या भी सोचते लगा, आखिर 
“बात यहाँ तक आ पहुंची ! 

"यदि न कहने की बात है तो मैं आग्रह नही करूंगा, माँ। कल जब मैं बड़ा 
हो जाऊँगा तब यदि राजा नहीं होओं तव भी अनेक जिम्मेदारियाँ मुझ्पर पड 
सकती है। ऐसी स्थिति में मुझे कैसे बरतता होगा--इसके लिए मुझे शिक्षा देकर 
“उस योग्य बनाना चाहिए. । ऐसी विरोधी शक्ति सगठित हो रही है इस राज्य में 
जो महाराज को भी झुका दे, आपको बातों से ऐसा ही मालूम पडता है ।” 

“नही अप्पाजी, ऐसी कोई विरोधी शक्ति संगठित नही हुई है।" 

“तो फिर १” 

“मानव का मन आम तौर पर दुर्वल है। नियम और संयम से उसे अपने 
अधीन रखना होता है । परन्तु जब स्वार्थ प्रवल हो आता है तव बही सबकुछ 
बनकर अन्य विपयो की ओर से अन्धा हो जाता हैं। बहुमत के सहयोग और 
“निष्ठा से ही राजाओं के अस्तित्व का मूल्य होता है” 

“तो क्या राजा को ऐसे लोगो के स्वार्य के वशीभूत होना चाहिए ? क्या 
इसका प्रतिकार नही किया जा सकता ?” 

“'म॒व कुछ मानवीय पहलू से देखना होता है, अप्पाजी । स्वार्थ भी मानव का 
एक सहज ग्रुण है। एक हद तक वह्‌ क्षम्य होता है । पर यदि वही स्वार्थ राष्ट्रहित 
में बाघक बने तो उसे खतम ही करना होगा 7 


डे पट्टमहादेवी शान्तला | 05 


“राष्ट्रसेवक स्वार्थवश यदि कभी ऐसा बने तो राजा को भी झुकना 
होगा ?” ; कक 

“झकने के माने यही नहीं, उसे क्षमा का एक दूसरा रूप माना जा सकता है| 

४ भा, क्षमा यदि अति उदार हो जाय तो दण्डनीय गलतियाँ भी उस उदारता' 
में अनदेखी हो जाती हैं | न्याय के पक्षपाती राजाओं को इस नियम में बहुत 
जागरूक रहना चाहिए । उदार हृदय राजाओं के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ गुण है। 
फिर भी उसका दुरुपयोग न हो, ऐसी ब्रुद्धिकत्ता तो होनी ही चाहिए--ग्ररुवर्स ने 
मुझसे यह बताया है ।” 

“औदार्य, दया, क्षमा--ये तीनों राजाओं के श्रेष्ठ गुण हैं, अप्पाजी । जैसा तुमने 
कहा, इनका द्वुढपयोग नहीं होने देना चाहिए। इस विपय में सतक॑ रहना 
आवश्यक होता है। अतएव'**” युवरानी कहते-कह॒ते रुक गयी | और. फिर जाने 
को उद्यत हो गयी । 

“क्यों माँ, वात अधूरी ही छोड़ दी?” कहते हुए बिट्विदिव भी उठ खड़ा 
हुआ । 

“घण्टी की आवाज़ नहीं सुनी, अप्पाजी ? प्रभुजी पधार रहे हैं ।” 

रेशम का परदा हटा। युवराज एरेयंग प्रभु अन्दर आये। रेविमय्या 


बाहर चला गया। युवराज के बैठ जाने पर युवरानी और विट्टिदेव दोनों बैठ 
गये । ह 


“क्यों अप्पाजी, आज गुरुजी नहीं आये ?” युवराजा ने पूछा । 

बिट्टिदेव उठ खड़ा हुआ। “नहीं, आज अध्ययन का दिन नहीं है!” फिर माँ 
की तरफ़ मुड़कर कहने लगा, “माँ, यह घुड़सवारी का समय है, जाऊँगा। कह- 
कर वहाँ से निकल गया ! 

अन्दर युवराजा और युवरानी दो ही रहे। कुछ देर तक मौन छाया रहा । 
फिर युवराज एरेयंग ने ही वात छेड़ी, “चालुक्यराज त्रिभुवनमल्ल विक्रमादित्य 
की ओर से एक बहुत ही गुप्त पत्र आया है। क्या करना चाहिए---इस सम्बन्ध 
में मन्‍्त्री और दण्डनाथक से सलाह करने के पहले अन्तःपुर का मत जानने के लिए 
यहाँ आया हूँ ।” े । 

“हम स्त्रियाँ भला क्या समझें ? जैसा आप पुरुष लोग कहते हैं, हम तो बस 
स्त्री ही हैं।” हे ; 

“स्त्री, स्त्री होकर रह सकती है। और चाहे तो मर्दाना स्त्री भी हो सकती है, 
पौरुप की प्रतीक । मृदु-स्वभाव का कवियों ने जैसा वर्णन किया है, वह सब अपने 
पर क्यों आरोपित किया जाये ? उस वण्णित मार्देव को दीनभाव से चयों देखा- 
समझा जाये ? हमारे इस भव्य राष्ट्र की परम्परा में स्त्री के लिए परमोच्च स्थान 
है। वाक्‌-शक्ति ने सरस्वती का रूप धारण किया है। अर्थ-शक्ति ने लक्ष्मी का रूप 


406 | पह्ठमहादेवी दान्तला 


धारण क्या है। वाटुबल ने स्वयं-शक्ति का रूप धारप किया। जीवन के लिए 
आधारमृत शक्ति ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया । पुरुष और प्रदृति के बारे में 
कल्पना को आँख ने जो भी देखा वह सव भी भव्य-स्त्री के रूप में निरूपित किया 
गया। वास्तव में स्त्री-हप कल्पना की झह विविधता ही इस राष्ट्र की परम्पय 
की भव्यता का प्रमाय है।” 

“हाँ हाँ, यों प्रशना करके ही स्त्रियों को वश में कर पुरुष हम अबलाओ को 
जाल में फेसा लेते हैं। और फिर 'अवला-रक्षक पद से अलंडत हो विराजते हैं। 
इस सबके मूल मे पुस्प का स्वार्थ है। इसमें स्त्री होकर कोई भव्यता नहीं देखती 
हूँ।” 

“देखने की दृष्टि मन्‍्द पड़ गयी है ।” 

“न, न आचरण की रोति बदल गयी है। वह परम्परागत भव्य वल्पना अब 
केवल क्ठपुतली का खेल वन गयी है।” 

“इधर-उधर की बातें ममाप्त करके, अभी जिस विपय को लेकर विचार- 
विनिमय करने ऊाया उसे बताऊँ या नहीं 

“ना कहने का अधिकार ही कहां है मुझे ?” 

“(फिर वही व्यग्य 

“व्यंग्य नहीं; हम, याने स्त्रियाँ अपने आपको सम्पूर्ण रूप से समर्पण कर देती 
हैं। हमारे पाम अपना कुछ भी नहीं रह जाता । ऐसी दणशा में हमारे हाथ में कोई 
अधिकार ही नहीं रह जाता । अच्छा, कहिए वया आज्ञा है ?” 

“प्रालव के राजा का विक्रमादित्य से वैर पहते से ही है। चालुक्य और पर- 
मारों में पीशी-दरभ्ीडी से यह शत्रुता खली आती रही है। पहले परमार राजा 
मुंज को हराकर चालुक्य तैलप चक्रवर्ती ने परमारों की सारी विग्दावली को 
छीन लिया था। अब घारानगरी पर हमला करना है। यदि हम साथ न दें तो 
उनका दायाँ हाथ ही कट जायेगा। चत्रवर्ती ने यह वात स्पप्ट कहला भेजी है। अब 
क्या करना चाहिए ?” 

//विज्वास रखकर महायता चाहनेवालो के तो आप सदा आश्रयदाता रहे 

$ इस बारे में सोचने-विचारने जैसी कोई वात ही नहीं है।” 

“वाह ! आपने अपने घराने के अनुरूप बात वही ।” 

“किस धराने के ?” 

“हेम्माडी अरस के गगवंशी घटाने के, जिसमे तुमने जन्म लिया ओर वीरगग 
पोस्सल घराने के जिसमें तुम पहुंची । इतनी आसान से स्वीकृति मिल जायेगी-- 
इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी।” 

“क्यो ? आप जैसे वीरश्रेप्ठ का पाणिग्रहग्म करनेवाली मुझको आपने कायर 
कैसे समझ लिया ?7 है 








पट्टमहादेवदी शान्तला / 707 


एचलदेवी हँस पडो 4 

“हुँसती क्यों हो ?” 

“बात कुछ अटपटी लगी। कहावत है, “अफारा गाय को, दाग दिया बैल 
को ।' इससिए हुँपी आ गयी ।” है 

“राजनीति तो ऐसी ही होती है।” 

“होती होगी ! फिर भी मुझे, इसका सिर-पैर क्या है--सो तो मालूम नहीं 
पड़ा ॥7 

“दीक ही तो है। दिये तले अंधेरा। अपने ही पाँव तले जो होता रहा, वह 
दिखायी नही दिया ।” 

“बया सब हुआ ?” 

“एक साधारण हेग्गडती को जितना गोरव मिलना चाहिए उससे कही सौ 
भ्ुना अधिक गौरव पा जाने से, राजघराने मे मिल सकनेवाले समस्त गौरव को 
मात्र अपने ही लिए माननेवालो के मन में असहिप्णुता और सन्देह के लिए 
मुबरानी ने मौका ही क्यों दिया २” 

“किमी को कुछ विशेष गौरव दिया तो दूमरो के मन में असहिष्णुता और 
सन्देह क्यो २! 

“हमसे पूछने से क्या लाभ ? प्रधघानमन्त्रीजी को वहन आपकी समधित बनता 
ध्वाहती है, आपकी ओर से कोई प्रोत्माहन नही मिला, सुनते हैं।” 

“हो बया चामव्वा वी राय मे हमे जैसी वहू चाहिए वैसी चुतने की स्वतन्त्रता 
भी नहीं और हमारे बेटे को अपनी जीवनसगिनी बनने योग्य कन्या को चुनने की 
आजादी भी नही ! ऐसी है उसकी भावना ? मेरी स्वीकृति से ही तो वह समधिन 
बन सकेगी २! 

“उसने तुम्हारे स्वातन्भ्य के बारे में सवाल नहीं उठाया | वल्कि खुद को 
“निराश होना पडा, उसकी यह प्रतिक्रिया है। अपने प्रभाव और शक्ति को प्रका- 
*रान्तर से दिखाकर हममें भय उत्पत्न करने की सूत्रधारिणी वनी है, वह दण्ड- 
नायकिनी !” 

“तो क्या हमे डरकर उसकी इच्छा के आग्रे समपित होना होगा ?"” 

“आप कुक या न झुर्के, वह तो अपना काम आगे बढ़ायेगी हो ।” 

“यदि हम यह कह दें कि हम यह रिश्ता नहीं चाहते, तव बंया कर 
सकेगी ?” 

"इतनी आसानी से ऐसा कह नही सकते । इस सवाल पर अनेक पहलुओं से 
विचार करना ट्वोगा । माता-पिता होने पर भी सवसे पहले हमे कुमार की राय 
जाननी होगी ।” 

“तब तो काम विगड गया समझो | आप अब कृपा करके तुरन्त अप्याजी को 


चट्टमहादेवी शान्तला / 09 


दोरसमृद्र से वापस बुला लें ।* 

"तो पया यह रिश्ता आपको पसन्द नहीं ?* 

“अब तक मेरे मन में ऐसी भावना नहीं थी। परन्तु अब इस कुतन्त्र की बात 
सुनकर लगता है, यह रिएता नहीं चाहिए। घर-फोड़ स्वभाववाले लोगों की 

रिफ्तेदारी घराने वी सुख-शान्ति के लिए घातक होगी । यह्‌ अच्छा नहीं ।” | 

“इतनी दूर तक सोचने की जरूरत नहीं। यद्यपि किसी हुद तक यहाँ स्वार्थ 
है, तो भी जैसा तुम समझती हो वैसे घर-फोड़ स्वभाववाजे हैं--ऐसा मुझे नहीं 
लगता ।” 

“आप कुछ भी बढहें, में इससे सहमत नहीं हो सकती। उनके स्वार्थ को मैं 
समझ्न सकती हूँ । परन्तु स्वार्थ के कारण उत्पन्न होनेवाली अयूया बड़ी घातक है । 
निःस्वार्थ और सरल स्वभाव की उत्त हेग्गड़्ली और उसकी मासुम बेटी से इस 
चामव्या को डाह क्‍यों ?” 

“उसके दिल में ईर्प्पा पैदा हो--ऐशस्ना सन्निवेश ही तुमने पैदा क्‍यों किया ? 
लोग आँखें तरेरवार देखें---ऐसा काम ही क्यों किया ?” 

“मैने कौन-पा गलत काम किया ?” 

“हम यहू तो नहीं कह सकते कि गलत काम किया। लेकिन जो किया सो 
सबको ठीक लगेगा--ऐसा नहीं कहा जा सकता | राजघराने के परम्परागत 
सम्प्रदाय में आदर और गौरव स्थान-मान के अनुसार चलता है। निम्न वर्गवालों 
को उच्च वर्ग के साथ विठावें तो उच्च वर्गवाले सह सकेंगे ?” 

“तो क्‍या दण्डनायक अपनी पूर्वेस्थिति को भूल गये हैं १” 

“वे भूल गये हैं या नहीं, मालूम नहीं । परन्तु महाराजा अब भी स्मरण रखते 
ही 
“सो कंसे मालूम १” 

उन लोगों से पहले विद्विदिद ओर शास्तला जब दोस्समुद्र में पहुँचे, उसके 
वाद वहाँ राजमहल में, मरियाने दण्डनायक की जो बातचीत महाराजा से हुई, 
और उसका सारांश जितना कुछ रेविमय्या से मालूम हुआ था, वह पूरा युवराज 
एसेयंग प्रभु ने अपनी पत्नी को कह सुनाया 

“हमारे महाराजा तो खरा सोना हैं। उनका नाम ही अन्चर्थ है। अहन ! 
अब निश्चिन्त हुई। तब तो मेरे मन की अभिलापा पूरी हो सकेगी।” युवरानी 
ने जैसे स्वयं से कहा । उसके कथन का प्रत्येक शब्द भावपुर्ण था जो एरेयंग प्रभु के 
हृदयस्थल में पृठ गया । 

अभिलापा ऐसी नहीं थी जो समझ में न आ सके। अभिलापा का सफल 
होना असम्भव भी नहीं लगता था । परन्तु उनकी दृष्टि में अभी वह सफल होने 
का समय नहीं आया था । ः 


40 / पह््महादेवी शञान्तला 


“तुम्हायी अभिलाथा पूर्ण होगी परन्दु उसे अभी प्रकट नहीं करना।" 
युवराज ने कहा। - ** न» 
, “महाराजा का आशीर्वाद मिलेगा। युवराज की भी सम्मति है। इसी एक 
विश्वास से अपेक्षित को पाने में चाहे समय जितना भी लगे, मैं निश्चिन्त रह 
सकूँगी ।! * 

“तो कल्ल प्रस्थान करने मे कोई अडचन न होगी ते [” 

“नही, भुझसे इसके! लिए कभी अडचन न होगी। परन्तु इस युद्ध का कारण 
क्या है कुछ मालूम हुआ ? यदि कह सकते हो तो कह ।/ 

“विक्रमादित्य ने अपना 'शक' जो आरम्भ किया वह परमारों के लिए द्रोह 
का कारण बता है ।” 

“बिकमी शक का आरम्भ हुए अब तक सोलह साल पूरे हो गये। सत्रहवां 
शुरू हुआ है । इतते साल बीतने पर भी अभी वह द्रोह की आग बुझी नहीं ?” 

“द्रोह अब सौलह घर्ष का युवा है । यौदन में गर्मी चढती है। इसके साथ यह 
भी कि सिलहार राजपुत्री चदलदेवी ने विक्रमादित्य चक्रवर्ती के गले मे स्ववबर- 
माला पहना दी । इस घटना ने अनेक राजाओं मे द्रोह पैदा कर दिया है। उस 
समय परमार भोजराज का भी जलन रही आयी । वे स्वयवर में भी हारे। उस 
अनिन्ध सुन्दरी ने इन राजाओ के समक्ष इसके परम शत्रु के गले मे माला पहनायी 
सो उनके दिलों मे कँसा बया हुआ होगा ? परमार की इस विद्वेपास्ति को 
भड़काने में कश्मीर के राजा हप॑ ने जो स्वय इस सुन्दरी को पाने में असफल रहा, 
मने भी शायद मदद दी हो। इन सबके कारण भयकर युद्ध होना सम्भव है।” 

“स्वयवर-विधि तो इसलिए घनी है जिससे कन्या को उसकी इच्छा और 
भावनाओं की उचित गौरव के साथ उपयुक्त स्थान प्राप्त हो। तो यह स्वयवर 
विधान क्या सिर्फ नाटक है ?” 


"किसने ऐसा कहा ?” 

“हमारे इन राजाओं के बर्ताव ने। स्क्यवर के कारण एक राज्य दूसरे 
राज्य से लडने को उद्यत हो जाय तो इसका मतलब यह तो नहीं कि स्वयवर 
पद्धति को ही व्यर्थ कहने लगें ।/ 

“पद्धति की रीति, उसके आचरण का चाहे जो भी परिणाम हो, स्त्री, धन 
और क्षमीन---इसके लिए लडाइयां हमेशा से होती रही है। होती ही रहेगी | खुद 
सिरजनहार भी इसे नहीं रोक सके। सीता के कारण रामायण, द्रौपदी की 
वजह से महाभारत के युद्ध हुए। यो स्त्री के लिए लडकर मर मिटना मानव 
समाज के लिए कलक है।ये घटनाएँ जोर देकर इस वात की साक्षी दे रही है। 
जानते हुए भी हम वार-बार वही करते हैं । यह छूटता ही नही । हमारे लिए अब 
यही एक सतोप की बात है कि आत्म-समर्पण करनेवाली एक स्त्री की स्वतन्त्रता 


22290 588९. 





की रक्षा करने जा रहे हैं ।” 

“ऐसी हालत में खुद स्त्री होकर नाहीं कैसे कर सकती हूँ ।॥फिर भी एक 
स्त्रीको लेकर इन पुरुषों में जो झगड़े होते हैं वे खतम होने ही चाहिएँ ।*'*'हाँ,. 
तो कल प्रस्थात किस वक्‍त होगा ?” 

“यहू अभी निश्चित नहीं किया है। ग्रुरुवर्य गोपनन्दी जो समय निश्चित 
करेंगे, उसी समय रवाना होंगे। यहाँ के रक्षा कार्य में चिण्णम दण्डनाथ रहेंगे । 
भहामात्य मानवेग्गड़े कुन्दमराय, हमारे,साथ चलेंगे ।” 

“इस वात को महाराजा के समक्ष निवेदन कर उनकी सम्मति ले ली गयी 
हे?” 

“नहीं, अब इसके लिए समय ही कहाँ है ! विस्तार के साथ सारी वात लिख- 
कर पत्र द्वारा उनसे विनती कर लेंगे ।” हे 

“उनकी सम्मति मिलने के बाद ही प्रस्थान करते तो अच्छा होता प्रस्थान 
के पहले बड़ों का आशीर्वाद भी तो लेना उचित होता है।” 

“मतलव यह कि हम खुद जावें, महाराजा को सारी वात समझावें और उनसे" 
स्वीकृति लें एवं आशीर्वाद पावें; इसके वाद यहाँ लौटदकर आ जायें--तभी यहाँ 
हमारी वीरोचित विदाई होगी, अन्यथा नहीं; यही न? ठीक है, वही करेंगे। 
शायद इसीलिए कहा है--स्त्री, कार्येपु मन्त्री ।” यह कहकर उन्होंने घण्टी 
बवजायी । » 

रेविमय्या अन्दर आया । 

“रेविमय्या, शीघ्र ही हमारी यात्रा के लिए एक अच्छा घोड़ा तैयार किया 
जाय। साथ में'*“न''*न**'कोई भी नहीं चाहिए । चलो, जाओ ।” 

रेविमय्या वहाँ से चला गया। 

“साथ एक रक्षकदल नहीं चाहिए ?” 

“हमें वेप बदलकर हो आना होगा। इसलिए रेविमय्या को साथ लेता 
जाऊंगा । वह भी वेप बदलकर ही साथ आयेगा ।” 


दोरसमुद्र पहुँचकर वहाँ महाराजा विनयादित्य के सामने सवकुछ निवेदन कर 
उनकी स्वीकृति और आशीर्वाद के साथ युवराज एरेयंग प्रभु ने गुरु गोपनन्दी ारा 
निश्चित मुहूर्त पर प्रस्थान किया । 


दोरसमुद्र के लिए रवाना होने के पहले ही विश्वासपात्र गुप्तचरों द्वारा 


442 | पट्ठमहादेवी शान्तला 


आवश्यक सूचना धारानगरी भेज दी गयी थी | दो प्रमुख ग्रुप्तचरो को पत्र देकर 
चलिपुर और कल्याण भी भेज दिया था । 

बलिपुर के हेग्गडे मारभिगय्या ने घनवासी प्रान्त के ख्यात युद्धवीरों का 
एक जत्या प्रात.काल के पूर ही तैयार कर रखा था । इस सैन्य-समूह की निग- 
'रानी के लिए अपने साले हेग्यठे सिंगिमय्या को नियुक्त कर रखा था। 

युवराज एरेयंग प्रभु की सेना ने वलिपुर में एक दिन विश्राम करके हेग्गडे 
का आतिथ्य पाकर उन योद्धाओ को भी साथ लेकर, जिन्हे हेग्गढ़े ने तैयार रखा 
था, आगे कूच किया । वास्तव में युवराज से हेग्गड़े का अब तक सम्पर्क ही न हो 
सका था । इस अवसर पर पहली वार उतका भेंट-परिचय हुआ । युवराज को 
इसी अवसर पर यह भी मालूम हुआ कि हेग्गडती मा्चिकब्बे कुन्तल देश के 
ख्याति-प्राप्त नागवर्मा दण्डनाथ की पौत्री एवं बहुत उदार दानी, धर्म शील बलदेव 
दण्डनायक की पुत्री हैं। बलिपुर में युवराज खुद आये-गये, पर यह बात तब 
मालूम नहीं हुई थी । 

इस सम्मिलित सेना के साथ एरेयग प्रभु आगे बढे | गुप्तचरो की कार्यदक्षता 
के फलस्वरूप नेरेंगल के निवासी मंगलवेड़े के महामण्डलेश्वर जोगिमरस की पुत्री 
विक्रमादित्य की रानी सावलदेवी के द्वारा संगठित एक हजार से भी अधिक 
योद्धाओं का एक जत्या भी इस सेना में मा मिला । फिर छोटे केरेयूर मे बसी विक्रमा- 
दित्य की एक दूसरी रानी मलयामती ने अपनो सेना की दुकड़ी को भी इसके 
साथ जोड दिया । वहाँ से आगे विक्रमादित्य के समधी करहाट के राजा मार- 
सिह, चालुक्य महारानी चदलदेवी के पिता मे एक भारी सेना को ही साथ 
कर दिया। यो एरेयंग प्रभु के नेतृत्व में ज़मीन को ही केंपा देनेवाली एक भारी 
फौज दक्षिण दिशा से पूर्व-नियोजित स्थान की ओर बढ़ चली | उधर विक्रमादित्य 
को सेना के साथ कदम्वराज तिक्‍्कम की पुत्री, विक्रमादित्य की रानी जक्कल- 
देवी ने, इगुणिये से भी अपनी सेना भेज दी । इसी तरह उनकी अन्य रानियों-« 
बेंबलगी की एगलदेवी और रगापुर को प्मलदेवी ने भी अपनी-अपनी सेनाओं 
को भेज दिया था । ये दोनो सेनाएँ अपने-अपने निर्दिष्ट मार्ग से धारानगरी की 
ओर रवाना हो गयी । 


बलिपुर से युवराज एरेयंग प्रभु अपनी सेना के साथ आगे को यात्रा के लिए 
खाना हुएं। जिस दिन दे चले उस दिन दो-पहर के पाठ के समय शान्तला ने 


युरुवर्य वोकिमंय्या से युद्ध के विषय में चर्चा की उसने .अपने पिता से इस 
विपय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी । वह इस. सैन्य-संग्रह के पीछे छिपे 
रहस्य को जानते कां प्रयत्न कंरती रही। परन्तु इसके सही या गलत होने के 
"विषय में पित्ताजी के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रकट नहीं कर पायी | सोसेऊरु से 
जब दूत आये तभी से उसके पिता ने जो परिश्रम किया यह उसने प्रत्यक्ष 
देखा था। उस परिश्रम का औचित्य वह समझ रही थी। उसमें कोई गलती 
नहीं है--इस वात की सही जानकारी -जब तक न हो तब तक कोई इतनी 
भनिष्ठा सेकाम नहीं कर सकता, यह वात भी वह जानती थी । फिर भी, जिस 
जैन धर्म का मूलतत्त्व ही अहिसा हों और जो उसके अनुयायी हों, उन्हें इस 
“मार-काट में भला क्यों लगना चाहिए ?--यह वात उसकी समझ में नहीं आ रही 
थी। ; १ ८६ 
इसीलिए उसने गुरुजी से पूछा, “गुरुजी, युद्ध का.लक्ष्य हिसा ही है न ?” 
“लक्ष्य हिसा है, यह नहीं कहा जा सकता अम्भाजी | मगर इसकी क्रिया 
“ हिसायुक्त है--यह बात अक्षरश: सत्य है।” ८ * ' 
*  . “तब जैन धर्म का मुल्य ही क्या रहा ?” | 
“राजा धर्मरक्षा ही के लिए है | प्रजा की रक्षा भी धर्मरक्षा का एक अंग 
' है। प्रजा को दूसरों से जब कष्ट उठाने पड़ते हैं या उसे हिंसा का शिकार बनना 
: पड़ता है, तव उसके निवारण के लिए यह अनिवार्य हो जाता है।” 
“क्या अहिसक ढंग से निवारण करना सम्भव नहीं ?” ह 
ु “यदि इस तरह हिंसा के बिना निवारण सम्भव हो जाता तो कभी युद्ध 
* ही न होता, अम्माजी ।” . . ः 
“मतलब यह कि युद्ध अनिवार्य है--यही न?” 
. , मनुष्य जब तक स्वार्थ एवं लिप्सा से मुक्त नहीं होगा तब तक यह अनि- 
' चार्य ही लगता है ।” , हे 
“भगवान्‌ बुद्ध ने भी यही वात कही कि हमारे सभी दुःख-क्लेश का कारण 
ये ही स्वार्थ और लिप्सा हैं।” ॥ 0 * 
न बल कहते हैं वह अनुकरणीय है, अम्माजी । परन्तु हमें यह 
हा ध ना चाहिए कि सभी व्यक्ति महान नहीं होते ।” 
| महापुरुपों के उपदेश का प्रयोजन क्या है ?” 
“केवल उपदेश से कोई प्रयोजन नहीं सधता । उसके अनुष्ठान से प्रयोजन 
की सिद्धि होती है। और फिर, अनुकरण मानव-स्वभाव है। हाव-भाव, चाल- 
, चलन, रीति-नीति, वोल-चाल, भाषा-बोली--सब कुछ अतुकरण से होप्तो हम 
४ सीखते हैं। महापुरुष जो उपदेश देते हैं उसका वे स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं । 
' तभी तो वें महात्मा कहलाते हैं । लोग वड़ी आस्था से उनके.मार्ग' का अनुसरण 


444 | पहुमहादेदी शान्तला 


करते हैं। परन्तु अनुसरण की यह प्रक्रिया पीड़ी-दरतीदी शियिल होकर दुर्बल 
होने लगती है । उसमे बह शक्ति या प्रभाव कम हो जाता है जो आरम्भ में था । 
तब हम, जो इस गशिल्य के स्वयं कारण हैं, उस तयाकथिंत धर्म के विरुद्ध मारे 
लगाने लगते हैं कुछ नयो चीज की खोज करने लगते हैं। जो इस नवीनता की 
ओर हमे आकर्षित कर लेते हैं उनका हम अनुसरण करने लगते हैं। उसे अपनी 
स्वीहृति देते हैं। उप नवीनता को दशनिवासे व्यवित को महापुरुष की उपाधि 
देते हैं। यह एक चक्र है जो सदा घूमता रहता है।रूद्िगत होकर प्रचलित 
सात्विक़् भावनाओं को इस नयी रोशनी में नया जामा पहनाकर, तया नाम 
दैकर, इसे उस पुराने से भिन्न मानकर उसपर गर्व करते हैं। परन्तु गहरे पैठने 
पर दोनों मे अभिन्‍नता ही पाते हैं । तब समझते हैं दोनों एक हैं । उस तव से इस 
अब तक सव एक हैं। मानवातीत प्रेममय उमर सात्विक शक्ति पर जो एकनिप्ठ 
और अचल विश्वास होता है, वही सारे धर्मों का मूल है ।” 

“सभी व्यक्तियों को यदि यह मालूम हो जाय तो ये झगडे-फसाद ही करों 
होते, है न?” 

“मो तो ठीक है, अम्माजी । तस्य को समझने का सभी लोग प्रयात ही रह 
करते, यही तो इस सारे कप्ट का कारण है !” 

“मभी को प्रयास करना चाहिए ।/” 

“इसी को तो साधने में मनुष्य असफल रहा है कोई छोहाचग था हरी 
नौच नहीं--यह भावना उत्पन्न करना ही धर्म का प्रगोजन है। मगर हर कैप" 
नीच, उत्तम-अधम की मोहर लगाने के लिए धर्म की आड़ तेते हैं (टी हीरे पर 
की जड़ है। किसी एक के वडप्पन को दुनिया में घोषित के; रिंटीर, हा 
आकांक्षा को पूर्ण करने, किसी को श्रेष्ठ कहने, कोईमहर शरिएर / - 
बताने भौर उसकी प्रशमा करने के ये सव साधन है। इन शेटर र र.. 
बात को भूलकर, अहिता को छोड हिसा मे लोगो को गति है 
तब, जब न्याय का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वाइशेर सिख 
दी जाता है।” 

“सभी राजा प्रजापालक होते हैं न ?” 

“हाँ अम्माजी प्रजापावक को ही वो रस | 7 
योग्य माने जाते हैं ।” 

“ऐसी हालत में एक राजा हूकरें एर से रे 
भडकाते क्यों हैं ? यह प्रजापाबत रही उगद 

“स्वार्यो राजा केतिए शहशत । ०४ ४“ 
कि गहस्वाय॑ सेश्रेलि हवा है दा गया 7 डे 


"सम्राट अशोक ने इसी वजह है ठो 





क्षेमंकर नहीं होता--इस वात का ज्ञान उसे एक ऐसे सन्तिवेश में हुआ जब वह 
एक महायुद्ध में विजयी हुआ था । तभी उसने शस्त्र-त्याग कर दिया.था । क्‍या 
यह सचमुच अहिंसा की जीत नहीं, अम्माजी ?” 

“तब तो हिंसा का प्रत्यक्ष ज्ञान ही अहिसा के मार्ग को दर्शानिवाला प्रकाश 
है,यही हुआ न ?* ! गा | 
:.. “हाँ -अम्माजी, हिंसा होती है, इसी से अहिसा का इतना बड़ा मूल्य हूं) 
ब्रेंधेरे का,ज्ञान होने से ही. प्रकाश का मुल्य मालूम होता है। अज्ञान की रुक्षता 
क़ेकारण ही ज्ञान के प्रकाश से विकसित सुन्दर और कोमल संस्कृति का विशेष 
मूल्य है। दुर्जन के अस्तित्व से ही सज्जन का मूल्य है। यह तो एक ही सिक्के के 
दी पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरा नहीं॥ रावण न होता तो सीता-राम का' 
वह मूल्य न होता। पाण्डवों के मूल्य कां कारण कौरवों का अत्याचार था ॥ 
हिरण्यकशिपु का द्वैव-दप ही प्र्लमाद की भक्ति को मूल्य दे सका ।” 

“जो अच्छा है, वही दुनिया में सदा मानव को देवता बनाये रखेगां--यह 
सम्भव नहीं । यही कहना चाहते हैं न आप ?” | पट 

“हाँ अम्माजी, बुरे का मूलोच्छेदव करना सम्भव ही नहीं ।? 

“फिर तो जो अच्छा है, उसे भी-वुरा निगल सकता है ?” 

“वह भी सम्भव नहीं, अम्माजी । जब ज़क संसार है तव तक अच्छा-बुरा 
दोनों रहेंगे। इसीलिए मनु ने एक बांत कही है--'विपादपि अमृत ग्राह्म' । जो 
सत्तमुच मानव बनना चाहता है वह विप को छोड़कर अमृत को ग्रहण करता है ।. 
विप में से अमृत का जन्म हो तो उसे भी स्वीकार कर .लेता है। परन्तु इस 
तारतम्थ औचित्यपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य में होनी चाहिए ।, 
उसकी शिक्षा-दीक्षा का लक्ष्य भी वही हो तव न !” 

“बहू सब कथन-लेखन में है। जीवन में इनका आचरण दुलंभ है, है न ? यदि 
सभी लोग मनु के कथन के अनुसार चलें तो 'वालादपि, सुभाषित॑” चरिताशथे 
होता । है न गुरुजी ?” * 
.  वोकिमय्या ने तुरन्त जवाब नहीं दिया। वे शान्तला की ओर कुृतृहल सेः 
देखने लगे। शान्तला भी एक क्षण मौन रही । फिर बोली, "क्यों गुरुजी, मेरा: 
प्रश्न अनुचित तो नहीं ?”- 
कक डक कक हक हक 
या गलत---इस बात का निशचय किये: 
बिना कुछ कहना उचित मालूम नहीं पड़ा ।.इसलिए चुव रहा ।” | 

“आपकी शंका एक तरह से ठीक है, गुरुजी ।” 


“आपके कथन के पीछे आपकी मनोभूमि. में एकाएक क्या प्रसंग आया !”'. 
“कैसा प्रसंग ? 7 सा 58५० ५६ ह 


१46 / पट्टमहादेवी शान्तल़ा 


“हुमारी अम्माजी की एक अच्छी भावना से कथित वात के बदले में बघड़ॉ 
द्वारा खण्डन ।” 

“हंसी बात का अनुमान आपको कैसे हुआ गुरुजी ?ै” 

"अम्माजों ! व्यक्ति जब अच्छी वात बोलता है तथा अच्छा व्यवहार करता 
है तव उसके कयन एवं आचरण में एक स्पष्ट भावना झलकती है ! ऐसे व्यक्ति 
का आयु से कोई सरीकार नहीं होता। ऐसे प्रसगो भे अन्य जन भिन्‍न मत होकर 
नमो औवित्य के चोखट की सीमा के अन्दर बंध जाता है । और जब मोका मिलता 
है, उसकी प्रतिक्रिया की भावना उठ खड़ी होती है । ऐसा प्रसंग आने से अब 
तक इस सम्बन्ध में दूसरों से कहने का अवकाश आपको शायद नही मिल सका 
होगा । इस वजह से वह प्रतिक्रिया दूसरा रूप धरकर आपके मुंह से व्यक्त हुई । 
सही न?” 

“शायद 

“बह क्या है, बताइए तो ?” 

उमर दिन सोसेऊर में नृत्य-गान के वाद, जब युवरानी ने ध्सन्‍्न होकर शान्तला 
को पुरस्कृत करना चाहा तब चामब्बे ने जो बातें कहीं उस सारे प्रसग को 
शान्तला ने बडे संकोच के साय वता दिया । 

“चामब्वा जैसे लोगो के होने से ही मनु ने 'वालादपि सुभावित॑' कहा है, 
अम्माजी । अच्छी बात जो है वह सदा अच्छी ही रहेगी । जिसके मुँह में यह बात 
निकलती है, उसकी हैमियत, उम्र आदि ऐसी बात का मूल्य अवश्य बढा देती है । 
यह दुनिया की रूद्ि हैं।परन्तु अच्छी वात किसी के भी मुंह से निकले, चाहे 
अप्रवुद्ध वालक के मूंह से ही, वह ग्रहण करने योग्य है। लोग ऐसे विषय को ग्रहण 
नहीं करते, दसीलिए मनु ने इसे ज़ोर देकर कहा है। अच्छा हमेशा अच्छा ही है 
चाहे वह कहीं से प्रयूत ही । चामव्वा जैसी अग्रवुद्ध अधिकारमत्त स्त्रियों के ही 
कारण बहुत-मी अनद्वोंदी वातें हो जाती हैं ।” 

“गुदजी, वर्ड बुजुर्ग कहते हैं कि मानव-जन्म बहुत ऊेचा है, बड़ा है। फिर 
यह सब क्यों हो रहा है?” 

इतना सब होते हुए भी मानव-जन्म महान्‌ है, अम्माजी । हमारे ही जैसे हाथ- 
चैर, आँख-नाक-कानवाले सब वाह्म रूप की दृष्टि से मनुष्य ही हैं। मानव रूप- 
धारी होकर तारतम्य और ओऔचित्य के ज्ञान के विना व्यक्ति वास्तविक अर्थों में 
मानव नहीं वेतन सकते। जन्म मात्र से नहीं, अपने अच्छे व्यवहार से मानव मानव 
बनता है। ऐसे लोगों के कारण ही मानवता का महत्त्व है ।” 

“वास्तविक मानवता के माने क्या ?ै” 

“यह एक वहुत पेचीदा सवाल है, अम्माजी । इसकी व्याख्या करता बहुत 
कठिन है। मानवत्ता मनुष्य के व्यवहार एवं कर्म से रूपित होती है। वह बहुरूपी 


पद्रमहादेवी शान्ति / 787 


है। मनुष्य के किसी भी व्यवहार से, क्रिया से दसरों को कष्ट न हो, कोई संकट 
पैदा न हो । मानवता की महत्ता तभी है जब व्यक्ति के व्यवहार और कर्म से 
दूसरों का उपकार हो । 
“बड़ी हैसियतवालों को ऐसी मानवता का अजन करना चाहिए, अपने जीवन 
में-उसे व्यवहार में उत्तारना चाहिए; ऐसा करने से संसार का भी भला हो जाये । 
न? 
हर - "हाँ अम्माजी | इसीलिए तो हम “ राजा को प्रत्यक्ष देवता' कहकर गौरव देते 
हैं. 
“उस गौरव के योग्य व्यवहार उनका हो तब न १” 
. “हाँ, व्यवहार तो ऐसा होना ही चाहिए। परन्तु हम किस दम से कहें कि 
ऐसा है ही ?” 
“पोग्सल राजकुमार विट्टिदेव ऐसे ही वन सकेंगे--ऐसा मान सकते हैं न ?” 
वार्तालाप का विषय अचानक बदलकर व्यक्तिगत विशेष करें परिवर्तित हो 
गया। गुरु वोकिसय्या ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। शान्तला ने भी ऐसा नहीं 
सोचा था। यों अचानक ही उसके मूह से निकल गया था। 
वोकिमय्या एकटक उसे देखता रहा। तुरन्त उत्तर नहीं दिया | शान्तला को 
ऐसा नहीं लगा कि अपने उस प्रश्न में उसने कुछ अनुचित कह दिया है। सहज 
भाव से ही उसने ऐसा पूछा था |, इसलिए उत्तर की भी प्रतीक्षा की | कुछ देर 
चुप रहकर कहा, “गुरुजी, क्या मेरा विचार सही नहीं है ?” 
“मैंते ऐसा कब कहा, अम्माजी ?” : 
. “आपने कुछ नहीं कहा' । इसलिए ***” 
डक “ऐसा अनुमान लगाया ? ऐसा नहीं है, परन्तु'**” बोकिसय्या आगे नहीं 
ले। 
“परन्तु क्या गुरुजी ?” शान्तला ने फिर पुछा। 
. परलत्तु वे युवराज के दूसरे पुत्र हैं, अम्माजी !” 
“दूसरे पुत्र होने से क्या ? यदि उनमें मानवता का विकास होता है तो भी 
कोई लाभ तहीं--यही.आपका विचार है ?” 
“ऐसा नहीं अम्माजी। ऐसे व्यक्ति का राजा बनना वहुत ज़रूरी है। तभी 
मानवत्ता इस जगत्‌ का कितना उपकार कर सकती है--यह जाना जा सकता है।” 
* “तो आपका अभिमत है कि उनमें ऐसी शक्ति है, यही न ?” 
“अम्माजी, मानवता को तराजू पर तौला नहीं जा सकता । वह -मोल-तोल 
के पकड़ के वाहर की चीज है। परन्तु मानवता की शक्ति उसके व्यक्तित्व से रूपित 


होकर अपने महत्त्व को व्यक्त करती है । उन्होंने हमारे साथ जो थोड़े दिन विताये 
वें हमारे लिए सदा स्मरणीय रहेंगे ।” ४ 


१48 / पद्टमहादेवी शान्तला 


“उनके बड़े भाई उतके जैसे प्रतिभाशाली क्यों नही हो पार्येगे ?” 

“जिस विषय की जानकारी नही, उसके बारे में अपना मत कैसे प्रकट करें, 
अम्माजी | कमौटी पर रगडकर देखने से हो तो सोने के खरे-खोटेपन का पता 
चलता है। जो पीला है दह मव मोना नही ४४ पट ह 

"तो आपकी उस कसोटी पर विट्विदेव ख़यय सोना निकले हैं 7” 

*हाँ अम्माजी ।” 

“तो थे कही भी रहें, सोना ही तो हैं न?” 

“यह सवाल क्यों अम्माजी ?” 

“वे राजा नहीं वन सकेंगे, इसलिए आपको पछतावा हुआ | फिर भी लोक- 
हित और लोकोपकार करने के लिए उनका व्यक्तित्व पर्याप्त नही १" 

“पर्याप्त नही--यह तो मैंने नही कहा, अम्मायी । जिसके हाथ मे अधिकार 
हो उसमे वह गुण रहने पर उमका फल कही अधिक होता है। अधिकार के प्रभाव 
की व्याप्ति भी अधिक होती है--यही मैंने वहा। मैं ब्रह्म तो नही । वे युवराज 
के दूसरे पुत्र हैं। उनसे जितनी अपेक्षा की जा सकती है उतना उपकार उनसे 
शायद न हो--ऐसा लगा, इसलिए ऐसा कहा 7” 

- “बड़े राजकुमार को परख लेने फे वाद ही अपना निर्णय देना उचित होगा, 
ग्रुदभी !” 

“विशाल दृष्टि से देखा जाय तो तुम्हारा कहना ठीक है, अम्माजी ।” 

“विशालता भी मानवता का एक अग है न, ग्रुरजी २”! 

“कौन नही मानता, अम्माजी ? विशाल हृदय के प्रति हमारा आइप्ट होता 
स्वाभाविक हैं । हमारी भावनाओं की निकटता भी इसका एक कारण है । इसका 
यह अं नही कि शेष सभी बातें गोण हैं। तुम्हारा यह बोल-चाल का टग, यह 
आचरण “*“यह सब भी तो मनुप्य की विशालता के चिह्न हैं ।” 

शान्तला झट उठ खडी बुई । बोली, “गुरुजी, संगीत-पाठ का समय हो आया, 
संगीत के गुरुजी आते ही होंगे ।” 

“ठीक है। हेग्गड़ेजी घर पर हो तो उनसे विदा लेकर जाऊँगा ।” वोकिमय्या 
ने कहा। 

“अच्छा, अन्दर जाकर देखती हूँ।” कहती हुई शान्तला भीतर चली 
गयी 

बोकिमय्या भो उठे और अपनी पगड़ी और उपरना संभालकर चलने को 
हुए कि इतने में हेग्गडतीजी वहाँ आयी । 

“मालिक घर पर नही है। क्या कुछ चाहिए था ?” हेग्यडती माचिकब्वे 
पूछा । | 

“कुछ नही । जाने की भाज्ञा लेना चाहता था । अच्छा, मैं चलूँगा ।” कहते 





ने 


पट्टमहादेदी आन्ततता | 49 


हुए नमस्कार केर वोकिमय्या वहाँ से-चल पड़े । ल्‍ 
माचिकब्वे भी उनके पीछे दरवाज़े तक.दो-चार कदम चली ही थी कि इतने 
में संगीत के अध्यापक ने प्रवेश किया । उन्होंने शान्तला को पुकारा । “अम्माजी, 
संगीत के अध्यापक आये हैं।” | 
शान्तला आयी और संगीत का अभ्यास करने चली गयी । 


धारानगर का युद्ध वड़ा व्यापक रहा । स्वयं हमला करने के इरादे से भारी 
सेना को तैयार कर बड़ी योजना परमार ने तैयार की थी । परन्तु चालुक्य और: 
पोस्सलों के गुप्तंचरों की चतुरता से उवकी योजना, घरी-की-घरी रह गयी। 
धारानगर की रक्षा के लिए वहाँ पर्याप्त सेना रखकर, परमारों की वाहिनी हमला 
करने के लिए आगे बढ़ रही थी। इधर स्वयं विक्रमादित्य के नेतृत्व में सेना वढ़ी 
चली आ रही थी। परमारों को उस सेना का मुकाविला करना पड़ा । दो बरा- 
बरवालों में जव युद्ध हो तव हार-जीत का निर्णय जल्दी कैसे हो सकता है । युद्ध 
होता रहा । दिन, हफ्ते, पखवारे और महीने ग्रुज़र चले । बीच-बीच में चरों के 
द्वारा सोसेऊर को खबर पहुँचती रही | इधर से आहार-सामग्री और युद्ध-सामग्री 
के साथ नयी-नयी सेना भी युद्ध के लिए रवाना हो रही थी । 

एरेयंग प्रभु के नेतृत्व में निकली सेना ने, धारानगर और हमला करने को तैयार 
परमारों की सेना के वीच पड़ाव डाल दिया । इससे परमारों की सेता को रसद पहुँचना 
और नयी सेना का जमा होना दोनों रुक गये। परमार ने यह सोचा न थाकि 
उनकी सेना को सामने से और पीछे से---दोनों ओर से शन्नुओं का सामना करना 
पड़ेगा | स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि परमार को यह समझना कठिन न था 
कि वह नि:सहाय है और हार निश्चित है; धारानगर का पतन भी निश्चित है। 
इसलिए उन्होंने रातों-रात एक विशाल व्यूह की रचना कर युद्ध जारी रखने का 
नाटक रचकर मुख्य सेना को दूसरे रास्ते से धारानगर की रक्षा के लिए भेजकर 
अपनी सारी शक्ति नगर-रक्षण में केन्द्रित कर दी । 

. यरुद्भूमि में व्यूहृवद्ध सैनिक बड़ी चतुराई से लुक-छिपकर युद्ध करने में लगे 
थे | हमला करने के वदले परमार की यह सेना आत्मरक्षा में लगी है, इस बात 
का अन्दाज एरेयंग और विक्रमादित्य दोनों को हो चुका था। रसद पहुँचाने का 
मार्ग नहीं था, पहले से ही वहाँ एरेयंग-विक्रमादित्यों की सेना ने मुकाम किया था। 
आहार-सामग्री के अभाव में समय जाने पर परमार की सेना स्वयं ही शरणागत 


420 ॥ पट्टमहादेवी ज्ञान्तला 


हो झापेगी--८ह सोचगर घासुस्य मौर पोस्मम एुदलापपों ने भी कुछ दील दे दी 
दी। सुवा-छिरी वी पह सडाई दो-एक एथदारे तक घयतोी रहो । परिदाम बही 
हुआ--परसार घुरादिसा ने बर सरते के कारद पा हट गये मौर राणयानों 
प्रायनगर पहुँच रये--घह गसाबार दुलचरों डरा छारानगर से घालुकद-्पोम्गन 
सेनानताइकों को मित्रा । 

शोद्य और वितमादिय--दोतों से विधार-विनिमय शिया। दोनों में आगे 
क शायंज्रम थे डिएय में णुप्त सरप्रधा बी | विकरमादिटर ने बापस सौटते को 
शसताह दी रिन्‍्तु एरेदग ने बुछ भौर ही मत प्रश्ट शिया । उन्होंने धहा, जद हम 
सोटते है तो इसे उलनित नहीं कहां जादेया । सौटने से इस बात का भी शूठा 
प्रणार दिया जा सबता है। हम डरर भाग माये। भय पोस्मल-भासुरवयों का 
शझौरव धारातगर को जीतने मे ही । हमे युणवरों द्वारा जो समामार मिला है उमरे 
अजुमार मल्लिएयन थे शाप महारानी परदलरेदी भो आायो है, उन्हें उषा से जाते 
गा पहुररवर रचा गया घा--7हू भी मालूम हुआ है ।7 

जो शा हमारों महारातोरी हमारे झाप आदी है? यहू परर भी उन्‍हें 
सद घरों होगी ?7 

"मंग ही यदी होगी ।मठी शो पते झनुमान बरबे छिर गुछापरों पारा 
चष सा लिया होगा । बह ने मोदी होगी तो मष्छा होता ।" 

“मरा भी पहों रत है। परन्तु उन्होंने सेरी दाल नहीं मानो । बहने लगी, 
“दा पृद्ध मेरे हो लिए शो हो रहा है । है खुद उसे मएती यों देयवा घाहदी 
हूं ध्हू बहशर हट ररने सगी । हमने रद यह सलाह दी बि हमारे माप ने 
झाएे। घाटी को बाई में शुृदलरायहारियों हे शाप फ्रेप इबदलगर आ जायें। 
बारपक में हमारे शटवने लोगों वो भी दहू बात मासूम नही । विए उतजो माने 
मधी बटत दिल मरी एुए है. इगलिए आपकी था घर हुपारे सिए बरी ही 
मझारपरे रत है ।7 

ह अरब को बाण नहों | मारते ही घ्यक्ियों डाश थे! खारर पै थी है।" 

“हम सोग हमे हो शो इफ सो हटकर है ने? बुर उतरा पता लगाना 
चाई/7॥4/ 

घोहे देश के लिए यायोदी छा ररी । ऐरेदग इुछ देश तक ईडे सोपर रहे। 
इस डाप को शानरे हुए भी दि शहाँ बोई दुसरा नहों झरौर बेइल वे दो हो ै, 
एडिद प्र नी दिश्यादितई के शान में बड़ा, “अर हो रत को शड़ी रानोरो 
को बेच इंइरइर एश विररश8त स्यीट के माप बच्याश था बग्हाट भेए देदा 
भरता: और सुरर पुरर पट यदर पंप देसी चाहिए रि शशे शानोरी ही है, 
देश नयी एहोनपय बडा हुआ । हब उत होहियों बे दा खद़ाने मे हुए गशिणा 
हो कादेशी ।। " 








दृूमशारेशी इतालभा / 2 


“यह कैसे सम्भव होगा १ « हे 

“आप हमपर विश्वास करें तो हम यह काम करेंगे | द्रोहियों को पता 
लगाकर उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे । आगे के कार्यक्रम पर बाद में विचार करेंगे। 
एरेयँंग ने कहा । « ० 

“एरेयंग प्रभु, चालुक्य-सिहासन को हमें प्राप्त कराने में आपने जो सहायता ' 
की थी, उसे हम भूल नहीं सकते इसीलिए हमने आपको अपना दार्ग्रा - हाथ 
मात लिया है.। राष्ट्र का गौरव और: हमारी जीत अब आप ही पर अवलम्बित' 
है । आप जैसा चाहें, करें । इस युद्ध के महा-दण्डनायक आप ही .हैं। आज से हम 
और शेप॑ सव, आप जो कहेंगे उसी के अनुसार चलेंगे | ठीक है व?” 

- « “आप यदि इतना विश्वास हमपर रखते हैं तो यह हमारा सौभाग्य है ए 

“एरेयंग प्रभु, यदि यह हमारी जीत होगी तो हम अपनी विरुदावली में से: 
एक आपको दे देंगे । 

“ब्िरुद प्राप्त करने की लालच से जीत हमारी नहीं होगी । एक मात्र - 
राष्ट-प्रेम और निण्ठा से जीत सम्भव है । हम इस लालच में पड़नेवाले नहीं । 

“हम याने कौन-कोद ?” 

“बाकी लोगों की तो वात हम नहीं कह सकते | हम याने उन्नत कन्तड़- 
संस्कृति को अपनाकर उसी में पले पोय्सलवंशी ।” | 

“तो क्या चालुक्यवंशीयों में वह कन्नड़ संस्कृति नहीं है---यह आपका अभि- 
मृत है यरः 

“त न, ऐसा कहीं हो सकता है ? इस उन्नत संस्कृति की स्थापना का.-स्वर्ण- 
युग चालुक्यों ने ही करुनाडु में आरम्भ किया, उन्होंने हो इसे संस्कृति की स्वर्ण- 
भूमि बनायी । इसी भूमि में तो पोय्सल अंकुरित हुआ है।” 

“ऐसी दशा में हम आपको विरुद प्रदान करें तो हमारा खो क्या जायेगा ।.. 
विरुद पाकर आप पायेंगे ही क्या ?” 

“देवा ही हमारी संस्कृति को रीत्ति है। उसके लिए हाथ पसारकर काये में 
प्रवृत्त होता उस संस्कृति के योग्य कभी नहीं हो सकता | इसलिए अब इस बात 
को छोड़ दें। पहले हमें जो कार्य करना है उसमें प्रवृत्त हो जायें ।” 

“ठीक है, एरेयंग प्रभु । वही कीजिए ।” . 

“आज्ञा हो तो मैं विद्य लेता हूँ ।” कहते हुए एरेयंग प्रभु उठ खड़े हुए 


विक्रमादित्य भी उठे और उनके कन्धे पर हाथ रखकर बोले, "अब हम निश्चिन्त - 
हुए 43 


॥ 


322,/ पट्टमहादेदों शांन्तला * 


दोस्समुद्र से महाराजा की बाज्ञा आयी। इस वजह से युवरानी एचलदेवी ओर दोनों 
वालक--विट्विदेवद और उदयादित्य-को दोस्ममुद्र जाना .पडा। गुप्तचरों द्वारा 
प्राप्त समाचार के अनुसार युद्ध जल्दी समाप्त न होनेवाला था। युद्ध समाप्त होने 
के लिए सम्भव है महीनों या वर्षों लग जायें। यह सोचकर महाराज ने युवरानी 
और बच्चो को सोसेऊर मे रपना उचित न समझकर उन्हे दोरसमुद्र में अपने साय 
रहने के लिए बुलवाया था । है 

एचलदेवी को वहाँ जाने की रा भी इच्छा नही थी। ' * 

यदि चामच्वे दोरममुद्र में न होती तो शायद खुशी से -एचलदेवी वहाँ जाने 
को तैयार भी हो जाती । या उसके पतिदेव के युद्ध के लिए प्रस्थान करते ही स्वयं 
महाराजा को सूचना देकर अपनी ही इच्छा से शायद जाने को तैयार हो जाती । 
जो भी हो, अब तो अमम्तोप से ही दोरसमुद्र जाना पड़ा। युवरानी,और दोनों 
राजकुमारो--विद्विदिव ओर उंदयादित्य--के माय दोरसमुद्र मे आने के समाचार 
की जानकारी चामब्चे को हुए बिना कैसे रह जाती ? जानकारी क्या, इन लोगों 
को दोर्ममुद्र में बुलाने की बात उम्री के मत में पहले पहल अऊुरित हुई थी। 
प्रधानमन्त्री और देण्डनायक के जरिये महाराजा के कानों तक बात पहुँचाने की 
योजना उसी की थी, उसी कारण महाराजा ने यह आदेश दिया। जब मुबरानी 
पुत्रों के साय आयी है तो चामव्वा भला चुपचाप कँमे रह सकती थी ? 

जिप्त देखने से अमन्तोप होता हो, मन खिन्‍न होता हो, दोरममुद्र में आते ही 
सबसे पहले उसी से भेंट हो गयी। युवरानी एचलदेवी ने अपनी खिन्तता प्रकट 
नहीं होने दी । 

“महावीर स्वामी की दया से और देवी वासन्तिका की कपा से, युवरानीजी 
ने दोस्ममुद्र में पदार्पण तो किया ।” चामव्दा ने कहा । 

“ऐसी साधारण और छोटी-छोटी बातों मे महावीर स्वामों या वासन्तिका 
देवी हस्तक्षेप नही करते, चामव्वाजी । भयग्रस्त व्यक्ति कुछ-की-कुछ कल्पना कर 
लेते हैं और भगवान्‌ की कृपा का आश्रय लेकर युक्ति से काम बना लेते हैं ।” 
कहती हुई एचलदेवी ने एक अन्दाज् से चामब्वा की ओर देखा । 

चामब्वा के दिल में एक चुभन-मी हुई। फिर भी वह बोली, “इसमे युक्ति की 
क्या बात है? आप यहाँ आयी मानो अंधेरे घर मे रोशनी ही आ गयी। जहाँ 
अंधेरा हो वहाँ रोशनी के आने को आशा करना तो कोई गलत नही युवरानी 
जीरा 

“जहाँ अंधेरा हो वहाँ प्रकाश लाने की इच्छा करना अच्छा है । परन्तु अंधेरे 
का परिचय जब तक न हो तव तक प्रकाश के लिए स्थान कहाँ ? आप और 
प्रधानमन्त्रीजी की धर्मपत्नी लक््मीदेवीजी जब यहाँ हैं तो अंधेरा कैसा ?” 

“हमारी आपकी कया वराबरी ? बाज आप युवरानी हैं और कल महारानी 


ः 
पट्टमहादेवो शान्दला / 23 


होंगी | पोय्सल वंश की बड़ी सुमंगली ।” हे 

“तो पदवी की उन्नति होने के साथ-साथ प्रकाश भी बढ़ता है--यही न ? 

“हाँ "बत्ती बढ़ाने चलें तो प्रकाश वढ़ता ही है ।” 

“प्रकाश तेल से बढ़ता है या बत्ती से ?” 

“बत्ती से, जिसमें ली होती है।” 

“खाली वत्ती से प्रकाश मिलेगा ?” 

“नहीं ।” 

“मतलव यह हुआ कि तेल के होने पर ही वत्ती की लौ को प्रकाश देने की शक्ति | 
आती है। तेल ख़म हुआ तो प्रकाश भी ख़तम। तात्परय यह कि बत्ती केवल 
साधन मात्र हैं। वत्ती को लम्बा वनावें तो वह प्रकाश देने के बदले खुद जलकर 
ख़ाक हो जाती है। तेल, बत्ती और लौ--तीनों के मिलने से ही प्रकाश मिलता 
है। तेल मिट्टी की ढिवरी में हो या लोहे की, उसका गुण चदलता नहीं । हमारे लिए 
प्रकाश मुख्य है। तेल की ढिवरी नहीं। इसी तरह से हमारे घर को हमारा 
सुहाग प्रकाश देता है, हमारी पदवी नहीं, चामव्वाजी जो । है या नहीं, आप ही 
बताइये ?” 

“युवरानीजी के सामने मैं क्या चीज हूँ ? जब कहती हैं तो ही होना 
चाहिए ।” 

“जो ठीक है वह चाहे कोई भी कहे, ठीक ही होगा । युवरानी ने कहा इस- 
लिए वह ठीक है ऐसी बात नहीं । दर, छोड़िए इस वात को । इस बात की जिज्ञासा 
हमे क्यों ? दण्डनाथकजी कुशल हैं न? आपकी वेटियाँ पद्मला, चामला और 
वोप्पदेवी---सब ठीक तो हुँ न? देकख्ते के चच्चे माचण, डाकरस**“आमयकें बड़े 
भाई के घर एर--तब सानन्द हैं न? जौर उनके पुत्र एचम भौर वोप्पदेव ' * कैसे 

सच /?? पर 

“राजमहल के बाश्नय में सब स्वस्थ-प्तानन्द हैं। महाराजा ने हमारे लिए 
किस वात की कमी कर रखी है ? उनकी उदारता से आनन्दमंगल है ।” 

“हमारा अप्पाजी कभी-कभी आप लोगों से मिलता रहता हता होगा। पहली 
बार है जब वह माँ-चाप से दर रहा हैं। फिर भी वह छोटा बच्चा तो नहीं है; इस 
नय वातावरण के साथ घुलमिल गया होगा ! उसकी अब ऐसी ही उम्र है। 

आप बड़ी ही भाग्यवान्‌ हैं, युवरानीजी । राजकुमार बड़े ही अक्लमन्द हैं । 
वहुत तेज बुद्धि है उनकी । यह हमारे पूवजन्म के पुण्य का फल है। वे जितना 
श्रम-आदर आपके प्रति रखतें हैं, बपने भी प्रति वैसा ही पाया । 

मतलब यह कि म्थिप से दूर रहने पर भी एसी भावना उसके मन में 


वरावर बनी इस जतन से आप उसकी देखभाल कर रंही हैं। माँ होकर मैं. ' 
इस कृपा के लिए कृतज्ञ हें । 


4-24 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“मे न, इतनी बड़ी वात, न न। यह वो हमार कर्त॑व्य है। अन्दर पर्चारियेगा। 7 

“आपके बच्चे दिखायी नहीं दे रहे हैं।**“कहाँ हैं ?” 

“वे नाच-गाना सौख रही हैं! यह उनके अभ्यास का समय है।” चामव्वा 
ने कुछ गये से कहा । 

चामब्वा ने सोचा था कि युदरानीजी इस वात को आगे वढाएँगी। परन्तु 
युवरानी 'दीक है” कहकर अन्दर वी ओर चल दी । 

चामब्वा को वड़ी निराशा हुईं! अपने बच्चों के बारे में बढा-चढाकर वखात 
करने का एक अच्छा मौका उसे मिला था। अपनों भावना को प्रदर्शित किये बिना 
उसने भी युवरानी का अनुमरण किया । 

अन्त पुर के द्वार पर युवरानी जी जाकर खड़ी हो गयी । बोलीं, “दण्डनायिका- 
जी, आपने बहूत परिश्रम किया । बास्तव में हम अपने घर बाये तो इतना स्वागत 
करने की भला जरूरत ही क्या थी? हम अपने घर आये और अपने ही घर में 
स्वागत करायें तो इस स्वागत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । परल्तु प्रेम से 
आपने जब स्वागत किया तो उसे हमें भी प्रेम से स्वीकारता चाहिए। अब आप 
हमारी चिन्ता छोड अपना काम देखियेगा ।” 

“मुझे भी ऐसा कोई काम नहीं है। युवरानीजी को यदि कोई आवश्यकता 
हुई तो '** 

“रेविमय्या और दूसरे लोग मी हैं; वे देख लेगे। अच्छा चामव्वाजी --कह- 
कर एचलदेवी अन्दर चली गयी । 

विट्विदेव का भाग्य ही अच्छा था। नही तो चामव्वा से धक्का खाकर उसके 
पैरों के नीचे गिर सकता था । 

दो-तीन कदम आगे बदने के वाद ही चामब्वा खड़ी हो पायी। उसने पीछे. 
की ओर मुड़कर देखा तो बह छोटे अप्पाजी विट्टिदेव थे 

कोई ओर होवा तो पता नहीं क्या हुआ होता। राजकुमार था, इमलिए 
चामव्वा के क्रोध का शिकार नही बत सका । विट्विदेव चलने लगा । 

उसने बड़े प्रेम से पुकारा, “छोटे अप्पाजी, छोटे अप्पाजी !” 

विट्विदेव रुका । मुड़कर देखा । 

चामव्वा उमके पास जायी। बोली, “बेलुगोल से सोसेऊद जाते वक़्त बष्पाजी 
को देखकर जायेंगे--ऐसा मैंने निश्चय किया था।” 

#यह मालूम था कि युवराज औौर माँ सोसेऊछ जायेगे। इसलिए सीधा वही 
चला गया ३” 

“वेनुगोल कैसा रहा 27 

“अच्छा रहा ।/ 

“अगले महीने हम सब जायेंगे । तुम भी चलोगे ?” 


यट्टमहादेदी शान्तता / 425- 


“मैने पहले ही देख लिया है ने 2 ॥' 

“एक वार और देख सकते हो ग्ड 

“बहु वहीं रहेगा | कभी भी देख सकते हैं।. रा 

“बडे अप्पाजी भी चलने को राजी हैं। तुम भी चला ता अच्छा : 

“हो सकता है । यहाँ माँ अकेली हो जायें ।” ः 

“उदय रहेगा न!” 

“अभी कल-परतों ही तो मैंने वेलुगोल देखा है ।” 2 8 

'सुम्हें खेलने के लिए साथ मिल जायेगा। हमारी खॉमिता तिल 3 
होशियार है। और फिर, जब हम सब चले जायेंगे तो यहाँ तुम्हारे साथ काश न 
रहेगा न 

“सोसेऊरु में कौन था ?” 

“यह दोरसमुद्र है, छोटे अप्पाजी ।* 

"तो क्या हुआ ? मेरे लिए सब वरावर हैं ।” 

“अच्छा, जाने दो । हमारे साथ चलोगे त ?” 

“माँ से पूछूंगा ।” 

“कहें तो मैं ही पूछ लूंगी !” 

“वही कीजिए ।” कहकर वह वहाँ से चला गया । 

वह जिधर से गया, चामव्वा उसी तरफ़ कुछ देर देखती रही। फिर भौंह 
चढ़ाकर, झटके से सिर हिलाकर वहाँ से चली गयी । 


7 


उस दिन रात को मरियाने दण्डबायक के कान गरम किये गये। चामब्वे को योजना 
का कुछ तो कारगर हो जाने का भरोसा था । बल्‍लाल कुमार के मन को उसने 
जीत लिया था। अपनी माँ से दूर रहने पर भी माँ से जितना वात्सल्य प्राप्त हो 
सकता था उससे अधिक .वात्सल्य चामव्वा से उसे मिल रहा था। सोसेऊरु में माँ 
का वह वात्सल्य तीन धाराओं में बहता था। यहाँ सव तरह का वास्सल्य, प्रेम, 
आदर एक साथ सव उसी की ओर वह रहा है। उसके मन में यह बात बैठ गयी 
कि मरियाने दण्डनायक, उनकी पत्नी और उनकी वेटियाँ पच्चला, चामला---सव- 
के-सब कितना प्रेम करते हूँ उसे | कितना आदर देते हैं; कितना वात्सल्य दिखाते 
हूँ ! परन्तु अभी योवन की देहरी पर खड़े वल्‍लाल कुमार को यह समझने का 
अवसर ही नहीं मिला था कि इस सवका कारण उनका स्वार्थ है। यह वात समझे 


26 /पदह्टमहादेवी शान्तला 


विना ही महीनों गुज़र गये । फलस्वरूप चामब्दे के मन में यह भावता घर कर गयी 

थी कि यह बदा राजकुमार उम्तका दामाद वन जायेगा और बडी बेटी पद्मत्मा रानी 

घनकर पोय्सलों के राजधराने को उजागर करेगी। लेकिन इतने से ही चामव्वा 
सुप्त नही थी। गया करेगी ? उसकी योजना ही बहुत बडी थी। उसे कार्यान्वित 

» करने की ओर उसकी दृष्टि थी। इसीलिए युवरानी, छोटे अप्पाजी और उदयादित्य 

को उसने दोरसमुद्र बुलदा लिया। ! 

प्रथम भेंट में ही उसे मालूम हो गया था कि युवरानी भीतर-ही-भीतर कुछ 
रुप्ट हैं। इस बात का उसे अनुभव हो चुका या कि पहले युवरानी के बच्चो को 
अपनी और आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। यह पहला काम है। बच्चों 
'को अपनी और कर लेने के बाद युवरानी को ठीक किया जा सकता है। बड़ा राज 
कुमार ही जब वश मे हो गया है तो ये छोटे तो क्या चीज़ हैं? परन्तु राजकुमार 
विद्विंदेव के साथ जो थोड़ी-सी बातचीत हुई थी उससे उसने समझ लिया था बड़े 
राजकुमार चल्‍लाल और छोटे विट्टिदेव के स्वभाव में बडा अन्तर है। थिट्टिदेव को 
अपनी ओर आकपित करने के लिए कोई नया तरीका ही निकालना होगा। 

इसी वजह से उसे अपने पतिदेव के कान गरम करने पड़े थे । उसी रात उसमे 
नयी तेरकीव सोची भी । फलस्वरूप दण्डनायक के परिवारवालो के साथ, प्रधानजी 
की पत्नियाँ--नागलदेवो, लक्ष्मीदेवी, उनके बच्चे बोप्पदेव और एचम--इन 
सबको लेकर वेलुगोल जाने का कार्यक्रम थना। इस कार्यक्रम में युवराज एरेयग 
प्रभु के विजयी होकर लौदते के लिए विशेष पूजा-अ्घना कराने का आयोजन भी 
था। महाराज की सम्मति से युवरानीजी को भो साथ ले चलने में इससे सुविधा 
'रहेगी। 

युवरानी की इन लोगो के साथ जाने की इच्छा सचमुच नही थी । फिर भी 
पतिदेव की विजय के लिए करायी जानेवाली इस पूजा-अर्चना मे सम्मिलित होने 
से इनकार भी वह कैसे कर सकती थी ? और महाराजा का आदेश मिलने पर तो 
एचलदेवी के लिए कोई दूसरा चारा ही नहीं रहा इसलिए वह विट्टिदेद और 
उदयादित्य को भी साथ लेकर चल पडी। युवरानी के आने पर सारी व्यवस्था तो 
ठीक होनी ही थी । 

,. इसयात्रा में युवरानी ने अपना समय भ्रधान की पत्नियों के साथ विनाया 
जिनके अभी तक कोई लडकी नहीं थी। इसलिए विट्टिदेव, उदयादित्य, एचम और 
बोष्मदेद इनके साथ रहते थे। बल्लाल इनके साथ रहने पर भी जब ममय मिलता 
तब चामव्या की टोली मे शामिल हो जाता। 

युवरानी के साथ प्रधानजों की पत्तियों के होने मे चामव्ये का दर्जा कुछ कम 
हो गया। दण्डनायक के कारण उसका मूल्य था। परन्तु जबे उसे अपनी मात- 
अतिष्ठा से भी आगे की योजना सूझी। वह अपने समस्त अभिमान को एक ओर 


पटमरादेदी घान्तता / [27 


रखकर युवरानी को हर तरह से प्रसन्‍त करने के उपाय करने लगी । यह देखकर 
युवरानी एचलदेवी ने शुरू-शुरू में कहा, “चामव्वाजी, आप व्यों इतना परिश्रम 
करती हैं जवकि हर काम के लिए नौकर-चाकर प्रस्तुत हैं।” उत्तर में चामव्या ने 
कहा, “हमारे युवराज के विजयी होकर लौटने की प्रार्थना के लिए को गयी पूजा- 

अचेना की व्यवस्था और उसके लिए की जा रही इस यात्रा में कहीं कोई कमी न 
रह जाय, इसकी ओर विशेष ध्यान देने का आदेश स्वयं दण्डनायकजी ने दिया है' 
मुझे | इस उत्तरदायित्व को मैं नौकरों पर न छोड़कर सारी व्यवस्था स्वयं करूँगी । 

दोस्समुद्र लौटने के वाद ही मैं चैन से बैठ पारँंगी, इस समय तो कदापि नहीं ।” 

चामव्वे के इस उत्तर पर युवरानी एचलदेवी कुछ नहीं बोलीं । 

वाहुवली स्वामी की अर्चना और पदाभिषेक के बाद अंक ने युवरानी को 
प्रसाद दिया और कहा, “आपकी सेवा में एक निवेदन है जो यदि गलत हो तो 
क्षमाप्रार्थी हूँ । पिछली वार राजकुमार के साथ उन हेग्गड़ेजी की जो पुत्री आयी 
थीं उन्होंने स्वामीजी के समक्ष ऐसा गान किया कि आज महीनों वीत गये फिर. 
भी वह कानों में गूंज रहा है। प्रतिदिन पूजा के समय उस गायिका कन्या का स्मरण 
हो आता है। स्वामीजी के आने के समाचार से मुझे आशा वँधी कि वह गायिका 
भी उनके साथ आयेंगी ।” 

“वे अपने गाँव चले गये । यह तो हो नहीं सकता था कि वे सदा दोरसमुद्र में 
ही रहे आते ।” 

“वह गायिका लाखों में एक है। वाहुबली स्वामी की क्या इच्छा है, कौन 
जाने ! लेकिन ऐसी कन्या को तो राजघराने में ही जन्म लेना चाहिए था ।” 

“अच्छी वस्तु को श्रेष्ठ स्थान पर ही रहना चाहिए, यही आपकी अभिलापा' 
है, ठीक है न?” 

“आपके समक्ष हम और क्या कह सकते हैं ?” कहकर पुजा री प्रसाद देता आगे' 
बढ़ चला । पद्मला को प्रसाद देते हुए उसने पूछा, “आप गा सकती हैँ, अम्माजी ? 
गा सकती हों तो भगवान्‌ के सामने प्रार्थना का एक गीत गाइये।” पद्मला ने: 
अपनी माँ की ओर देखा जिसने आँखों ही से कुछ ऐसा इशारा किया कि युवरानी 
को सलाह के तोर पर कहना पड़ा, “चामव्वाजी, आपने बताया था कि पद्मला को 
संगीत का शिक्षण दिलाया जा रहा है।” लेकिन चामव्वे ने ही टाल दिया, “अभी 
तो वह सीख ही रही है, सबके सामने गाने में अभी संकोच होता है उसे।” 
“पद्मला को हो लेकिन चामला को तो संकोच नहीं है, माँ ?” 
बग 8 बोल उठा और युवरानी ने उसका समर्थन किया,. 

+ में संकोच नहीं करना चाहिए ।” 

अब माँ की ओर दोनों वच्चियों ने देखा। माँ ने दण्डद्ायक की ओर देखा । 

उसने भौंहें चढ़ा लीं। संगीत उसे पहले ही पसन्द न था। उतने पर भी इस तरह 


28 / पट्टमहादेवी शान्तला 


का सार्वजनिक प्रदर्शन त्तो उसे तनिक भी अभीष्ट नहीं था। किन्तु यह कहने का 
साहस वह नहीं जुटा पाया क्योंकि युवरानी को सब तरह से सन्तुष्ट कर अपना 
इष्टार्थ पूरा कर लेने के पति और पत्नी के बीच हुए समझौते का रहस्य बनाये 
रखना अनिवार्य था। इसलिए दण्डनायक को आखिर कहना पड़ा, “चामू, यदि 
गा सकती ही तो गाओ, वेटी 47 

जवकि चामला ने वात सेमाली, “इस सुले में गाना मुश्किल है, पिताजी ।/ 
इस मनचाहे उत्तर का लाभ उठाते हुए दण्डनायक ने, “अच्छा जाने दो, तिवास- 
स्थान पर गाता,” कहकर यह प्रसंग समाप्त किया । 

उस दिन शाम को सं लोग कटवग्र पर्वत पर चामुण्डराय वसदि मे बैठे थे। 
रेविमय्या ने विट्टिदेव के कान में कहा, “छोटे अप्पाजी, हम उत्त दिने जहाँ बैठे थे 

वहां हो आयें ?” 

“माँ से अनुमति लेकर आता हूँ ।” विद्विदेव ने कहा । 

रैविमय्या के साथ चला तो कुमार वल्लाल ने पूछा, “कहां चले, छोटे 
अप्पाजी ?” 

“ग्रही बाहर; बाहुबली का दर्शन उधर से बढ़ा ही भव्य होता है,” कहकर 
चल्नते विट्विदिव के साथ चामब्वें आदि भी चल पड़े । 

उम्र रात की जिस स्थान से शान्तला के साय विट्विदेव ने बाहुबली को साप्टॉग 
प्रणाम किया था वह रेंविमस्था के साथ वही से बाहुबली को अपलक देखता खड़ा 
हो गया जबकि ओर लोगो को वहाँ कोर्ट विशेष आकर्षण नहीं दिखा। 

“स्वामी का दर्शन यहाँ से सम्पूर्ण रूप से नहीं होता । और फिर पास णाकर 
दर्शन कर लेने के वाद यहाँ से देखता और न॒देखना दोनो बरावर हैं,” बल्लाल ने 
कहा ओर विट्टिदेव की ओर देखकर पूछा, “इसमे तुम्हे कौन-सी भव्यता दिखायी 
पड़ी छोटे अप्पाजी // विट्विदिव को शायद यह सुनायी नहीं पडा; वह हाथ जोड़े 
ओर आँख बन्द किये खंडा रहा। 

रेविमस्या कभी ब्रिट्विदेव की ओर कभी वाहुबली की ओर देखता रहा। उसे 
बह रात फिर याद हो आयी । “उस दिन जो आशीववाद दिया था उसे भुलना नही, 
भगवन्‌,” कहते हुए उसने वाहुवली को दण्डवत्‌ प्रणाम किया। उसे ध्यान ही न 
रहा कि उसके चारों ओर लोग भी हैं । उठा तो उसका मुख आनरद से विभोर था, 
आँपो में आनन्दाथ्रु ये। वहाँ जो लोग थे वे इस रहस्य को समझने में लगे रहे और 
वह आँसू पोष्ठकर सिर झुकाये खड़ा हो गया । 

चामला और पद्मला को इस दृश्य में कोई दिलचस्पो नहीं थी। कही-कही 
पत्थर पर खुदे कइयो के नाम देखे तो दोनों एक शिला पर अपना-अपना नाम 
खोदने लगी । 

एचलदेवी ने रेविमय्या को इशारे से पास बुलाकर कहा, “छोटे अप्पाजी को 


पट्टमहादेवी शान्तल्ा / 429 


'इस दृश्य में जो भी आकर्षण हो, हम तो निवास पर जाते हैं । तुम उसे साथ लेकर 
आ जाना ।” दूसरे लोगों ने भी उसका अनुसरण किया कित्तु अपना-अपना नाम 
खोदने में लगी पद्मला और चामला की ओर किसी का ध्यान नहीं गया । पहाड़ से 
उतरने के बाद ध्यान आने पर दो नौकर पहाड़ पर भेजे गये। 
नाम खौदती-खोदती पद्मला और चामला नेयों ही मुड़कर देखा तो कोई 
नहीं था। बसदि में भी कोई नहीं दिखायी पड़ा । बाहर विट्टिदेव और रेविमय्या को 
देखकर घबड़ाहट कम हुई, यद्यपि इतने में ही वे पसीने से तर हो गयी थीं । वहाँ 
आयीं और पूछा, “रेविमय्या, वे सव कहाँ गये ?” 
“चले गये । आप लोग नहीं गयीं ?” 
“हमें पता ही नहीं लगा ।” 
“तव आप दोनों कहाँ थीं ?” 
“बसदि के पीछे पत्थर पर अपने नाम खोद रही थीं।” 
“अब यहीं रहिए, एक साथ चलेंगे।* 
बिट्विदेव को बाहुबली को देखने में ही दत्तचित्त पाकर वे थोड़ी देर तो बैठीं 
“किन्तु फिर चामला से न रहा गया, “कितनी देर से देख रहे हो, एक भी दिखायी 
दी?” 
।... विट्टिदेव ने आँख खोलकर उस तरफ़ देखा और रेविमय्या से पूछा, “यहाँ ये 
दो ही हैं, वाकी लोग कहाँ गये ?* 
“वे सव तभी नीचे चले गये ।” 
“और ये ?” 
"ये तुम्हारे साथ के लिए हैं।' चामला चहकी। 
“क्यों तुम लोग न होतीं तो क्या मुझे चिड़ियाँ उड़ा ले जाती ?” 
“क्या पता ?* 
दोनों नौकर अब वहाँ आ चुके थे और सब निवास की ओर चल पड़े । 
शिविर के वरामदे में दण्डनायक बैठे कुछ लोगों से वातचीत कर रहे थे। 
'रेविमय्या, विट्विदेव, चामला, पद्मयला और दोनों नौकर, सब आये | पद्मला और 
चामला अन्दर आयी । मरियाने ने उन्हें देखकर तृप्ति की साँस ली । 
दण्डनायक मरियाने के साथ बैठे बात करनेवालों में से एक ने विट्टिदेव को 
प्रणाम करके पूछा, “राजकुमार, मुझे भूले नहीं होंगे न ?”. 
हक कि अर शिवगंगा के धर्मदर्शी हैं न? सकुशल तो हैं ? आपके घर में सब सकुशल 
हैं ! वहाँ वाले सव अच्छे हैं ?” बिट्टिदेव ने पूछा । 
“सब कुशल हैं। एक वैवाहिक सम्बन्ध पर विचार कर निर्णय लेने को मेरा 


यहाँ आना एक आकस्मिक घटना है। आप लोगों का दर्शनलाभ मिला, यह 
अलभ्य-लाभ है।” 


430 / पट्महादेवी शान्तला 


“दण्डनायकजी मे वातचीत कर रहे थे । अच्छा । अभी आप यही हैं न 2” 

“कल लोटूंगा ।” 

“अच्छा ।7 विट्टिदेव उसे प्रणाम करके अन्दर चला गया । 

श्र्मदर्शी फिर दण्डनायक के पास आकर बैठ गया । 

“कुमार विट्विदेव का परिचय आपसे कव हुआ, घर्मदर्शीजी ?” 

“जब्र वे वलिपुर के हेग्गड़ैजी के साथ शिवगंगा आये थे तव ।7 

“क्या कहा ?” दण्डनायक ने कुछ आश्चर्य से पूछा । 

उसने फिर उत्ती बात को समझाया । 

“यह वात मुझे मालूम नही थी,” कहता हुआ वह मूँछ की नोंक काटने लगा । 
कुछ ममय तक सव मौन रहे। 

खबर सुनने पर मौत क्‍यों ?--यह बात घमंदर्शी की समझ में नहीं आयी। 
ठीक ही तो है। दण्डवाय्क के अस्तरग को समझना उस सरल स्वभाव के धर्मंदर्शी 
के लिए कैसे सम्भव था ? 


चालुक्य चक्रवर्ती श्रिभुवनमल्‍ल विक्रमादित्य सारी जिम्मेदारी एरेयंग प्रभु को 
सौंपकर स्वयं निश्चिन्त हो गये। यह उत्तरदायित्व कितना वडा है, इस ओर 
उनका ध्यान नही भी गया हो परन्तु एरेयग प्रभु ने यह जिम्मेदारी लेने के वाद 
एक क्षणमात्र भी व्यर्थ न खोया । अपने खास तम्वू में गुप्त मन्‍्त्रणा की | उसमें भी 
अधिक लोगों के रहने से रहस्य खुल जायेगा, यह सोचकर उन्होंने केवल तीन 
व्यक्ति रखे : महामात्य मानवेग्गडे कुंदमराय, अंगरक्षक सेना के चायक हिरिय 
अतिक्रेनायक । वर्तमान प्रसेय का सुकष्म परिचय देने के वाद एरेयग प्रभु ने इनसे 
सलाह माँगी। 

महामात्य ने कहा, “प्रभी, बड़ी रानी चदलदेवी को अन्यत्र भेजने का बड़ा 
ही कठित उत्तरदाधित्व समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ निभाना होगा; उन्हे, 
जैमा आपने पहले ही चालुक्य महाराज के समल् निवेदन किया था, कल्याण या 
करहाट भेज देना उचित है / सैन्य की एक दक्ष टुकड़ी भी उनके साथ कर देना 
अत्यन्त आवश्यक हैं। मेरा यही सुझाव है ।” 

यह सुनकर एरेयंग ने कहा; “इस तरह की व्यवस्था करके योपनीयता बनाये 
रखना कठिन होगा । इसलिए बड़ी रानी के साथ दो विश्वस्त व्यक्ति वेषातर में 
उक्षक बनकर यहाँ से रातों-रात रवाना हो जायें दो ठीक होगा । कल्याण में उतनी 


पट्टमहादेवी शान्तत्ना / 33 


तरक्षा की व्यवस्था न हो सकेगी जितनी आवश्यक है क्योंकि वहाँ परमारों के 
गुप्तचरों का जाल फैला हुआ है। इसलिए करहाट में भेज देना, मैय राय मे 
अधिक सुरक्षित है। 

कंदमराय ने कहा, “जैसा प्रभु ने कहा, बड़ी रानी को करहाट भेजना तो ठीक 

परन्तु वेर्पातर में केवल दो अंगरक्षकों को ही भेजना पर्याप्त नहीं हंगा, रक्षक 
दल में कम-से-कम चार लोगीं का होना उचित होगा । यह मेरी सलाह 

प्रभु एरेयंग ने सुझाया, “बड़ी रानी के साथ एक और स्त्री का होना अच्छा 
होगा न ?” 

कुंदमराय ने कहा, “जी हाँ । 

अब तक के मौन श्रोता हिरिय चलिकेनायक ने पूछा, “सेवा में एक सलाह 
'देना चाहता हूँ। आज्ञा हो तो कहें श्ट 

“कहो नायक। तुम हमारे अत्यन्त विश्वस्त व्यकविति'हो, इसीलिए हमने 
तुमको इस गुप्त मस्त्रणा सभा में बुलाया है ।* 

“रक्षकों का वेपाँतर में भेजा जाना तो ठीक है परन्तु परमार गुप्तचरों का 
जाल कल्याण से करहाट में भी जाकर फैल सकता है। वास्तव में अब दोनों जगह 
निमित्तमात्र के लिए रक्षक सेना है। बड़ी रानीजी यदि यहाँ नहीं होंगी तो उनके 
बारे में जानने का प्रयत्त ग्ुप्तचर पहले कल्याण में करेंगे । यह मालूम होने पर 
कि वे वहाँ नहीं हैं, इन गुप्तचरों का ध्यान सहज ही उनके मायके की ओर जायेगा। 
इसलिए कल्याण और करहाट दोनों स्थान सुरक्षित नहीं । उन्हें किसी ऐसे स्थान 
में भेजना उचित होगा जिसकी किसी को किसी तरह की शंका या कल्पना तक: 
'न हो सके; यह अच्छा होगा । 

प्रभु एरेयंग ने हिरिय चलिकेनायक की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा और: 
'अमात्य की ओर ग्रश्नार्थक दृष्टि से, तदन्‍्तर कुंदमराय की ओर ॥ 

“सलाह उचित होने पर भी हमारी पोग्सल राजधानी को छोड़कर ऐसा 
विश्वस्त एवं सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थान अन्यत्र कौन-सा है, प्रभु ?” 

“वहाँ भेजना हमें ठोक नहीं लगता । तुमको कुछ सूझता है, नायक ?” 

.. कुछ देर मौन छाया रहा। फिर अमात्य ने कहा, “सोसेऊर में भेज दें तो' 
कसा रहेगा प्रभु ? वहाँ तो इस वक्‍त युवरानीजी अकेली ही हैं.) 

प्रभु एरेयंग ने कहा, “नहीं, युवरानीजी अब दोरसमुद्र में हैं." | 

है आश्चय से महामात्य का भांह चढ़ ययी । यह खबर उन्हें क्‍यों न मिली यह्‌ 
सोच परेशान भी हुए । किन्तु अपनी भावना को छिपाते हुए बोले, “ऐसी वात 
मुझे मालूम ही नहीं था [” 
लिए ८5 पाल ही कहा, “गुप्तचरों के द्वारा यह खबर अभी-अभी 
आयी है; ऐसी दशा में आपको मालूम कब कराया जाता ?” इसके पूर्व महामात्य 


432 / पहसहादेवी शञान्तला 


ने समझा था कि खबर हमसे भी गुप्त रखी गयी है। महामात्य होने पर अन्तपुर 
की हर छोटी बात की भी जानकारी होनी क्‍यों जरूरी है ? प्रभु की.बात सुनने पर 
परेशानी कुछ कम तो अवश्य हुई थी। 

“तब तो अब भ्रभु की क्या आज्ञा है ?” कुदमराय ने पूछा । 

“बलिपुर के हेग्गडेजी के यहाँ भेज दें तो कसा रहे ?” हिरिय चलिकेनायक 
ने सुझाव दिया, लेकिन डरते-डरते क्योकि चालुक्यों की वड़ी रामी को एक 
माधारण हेगड़े के यहाँ भेजने की सलाह देना उसके लिए असाधारण वात थी। 

“बहुत हो अच्छी सलाह है। मुझे यह सूझा ही नहीं। वहाँ रहने पर बड़ी 
“रावीजी के गौरव-सत्कार आदि में कोई कमी भी नही होगी और किसी को पता 
भी नहीं लगेगा। ठीक, किन-किनको साय भेजें गे, इस पर विचा र करना होगा ।” 
कहते हुए उन्होंने अमात्य की ओर प्रश्मार्थंक दृष्टि से देखा । 

“प्रभु को मुझपर भरोसा हो तो अन्य किसो की जरूरत नही। मैं उन्हें 
खतिपुर में सुरक्षित रूप से पहुंचा दूंगा । प्रभु की ओर से एक गुप्त पत्र भी मेरे 
मांथ रहे तो अच्छा होगा ।” हिरिय चलिकरेनायक ने कहा । 

“ठीक,” कहुकर प्रभु एरेयग उठ खड़े हुए। 

कुदमराय ने खड़े होकर कहा, “एक थार प्रभु से या बडी रानीजी से बातें 
करके निर्णय करना अच्छा होगा ।” यह एक सूचना थी। 

“अच्छा, वही करेंगे। नायक, तुम मेरे साय चलो,” कहकर प्रभु एरेयंग 
पविभ्ममादित्य के शिविर की ओर चल पड़े। 

योजना के अनुमार सारा कार्य उसी रात सम्पन्त हो गया। 

दूसरे दिन सुबह सारे फौजी शिविरों मे भनसनी फंल गयी कि बडी रानी 
चदलदेवीजी युद्ध के शिविर में से अचानक अदृश्य हो गयी है, कहाँ गयी, किसी को 
मालूम नहीं। वोलतेबालों को रोकनेवला कोई न था, सुननेवालों के कान खुले 
ही रहे ओर सारी खबर प्रभु एरेयग के पास पहुँचती रही। 

प्रभु एरेयंग ने चालुक्यों को अश्व सेना के सैनिकों जोगम भौर तिबकम को 
शिविर में बुलवाया। वे क्यो बुलवाये गये, यह उन्हें न तो मालूम हुआ और न 
जानने को उनकी कोशिश सफल हुई । गोक जो इन दोनो को बुला लाया था । 

प्रभु एरेयग ने इन दोनों को सिर मे पैर तक देखा, भावपूर्ण दुष्टि से नही, यों 
ही | जरा मुसकराये और कहा, “आप लोगो की होशियारी की खबर हमे मिली 
है।” 

वे दोनों सन्तोष व्यक्त करने की भावना से कुछ हँसे । इस तरह बुलाये जाने 
पर उनके मन में जो कुतूहल पैदा हुआ था वह दूर हो गया। लम्बी साँस लेकर 
दोनों ने एक-दूसरे को देखा । 

“क्या तुम लोग साधारण सैनिक हो ?” 


पट्टठमहादेवी शान्तला / 33, 


“नहीं, मैं घुड़सवारों का नायक हूँ । मेरे मातहत एक सौ घुड़सवार हैं ।” 
जोगम ने कहा । 

“मरे मातहत भी एक सौ सिपाही हैं।” तिवकम ने कहा । सा 

“ब्या वे सव जो तुम लोगों के मातहत हैं विश्वासपात्र हैँ ? तुम लोगा के 
आदेशों का पालन निप्ठा से करते हूँ? क्या इनमें ऐसे भी लोग है जो अड़ंगा 
लगाते हैं ।* 

“हीं प्रभु, ऐसे लोग उनमें कोई नहीं ।” 

“वे लोग तुम्हारे आदेशों का मूल-चूक के विना पालन करते 

“इस विषय में संदेह करने की कोई गुंजायश ही नहीं । 

“बहुत अच्छा । तुम लोगों के उच्च अधिकारी कीन हैं ?” 

“हम डँप्रे दस लोगों पर एक महानायक होता है! उनके मातहत में एक 
हज़ार घुड़सवारों की सेना होती है और दस अश्वनायक भी ।” 

“तुम लोगों ने यह समझा है कि यह वात हमें मालूम नहीं ? तुम्हारे ऐसे 
अधिकारी कौन हैं ? इसके बारे में हमने पूछा था ।” 

“महानायक वल्लवेग्गड़ेजी,” जोगम ने कहा । 

“गोंक | उस महानायक को बुला लाओ [” 

गोंक झुककर प्रणाम कर चला गया । 

“तुम लोगों के मातहत रहनेवाले जैसे तुम्हारे आज्ाकारी है वैसे जिनके 
अधीन तुम लोग हो उनके प्रति तुम लीग भी निप्ठा के साथ उनकी आज्ञाओं का 
पालन करते हो न ?” न्‍ 

“यदि हम ऐसे न होते तो हमें यह अश्वतायक का पद ही कौन देता, प्रभु ? 
हम शपथ लेकर चालुक्य राजवंशियों के सेवातत्पर निप्ठावान्‌ सेवक बने हैं ।” 

“तुम जैसे निष्ठावान्‌ सेवकों को पानेवाले चालुक्य राजवंशियों का भाग्य 
बहुत ही सराहनीय है ।” 

दोनों खुशी से फूले न समाये। पोग्सल वंशीय राजा हम लोगों के बारे में 
इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं और ऐसी प्रशंसा की वातें करते हैं यह उनकी 
खुशी का कारण था। प्रशंसा सुनकर उन लोगों ने सोचा कि उनकी सेना में उन्हें 
और ज्यादा ऊँचे पद की प्राप्ति होगी । उस कल्पना से मन-ही-मन लड्डू फूटने 
लगे । 

“तुम लोगों को बुलाया क्‍यों गया है, जानते हो ?” 

“समूचे सैनिक शिविर में बी व के हे रे 0 का 5 आम 

“यह खाली शोरशरावा नहीं हे हल 2 एरेयंग ने 

हू समाचार सच है।” एरेयंग ने स्पप्ट 


434 / पट्टमहादेवी शान्तला 


प्रा 


52 
न 
ए्‌ 


किया । 

“यह तो बड़े आश्चर्य की वात है।” जोगम ने कहा । 

“नही तो क्या ? आप जैसे विश्वस्त सेनानायकों के रहते, उसी सेना के शिविर 
मे से बडी रानीजी गायव हो जायें तो इससे वदकर आश्चर्य को बात क्या 
होगी ?” 


गोक 


के साथ आये वल्लवेग्गड़ें ने झुककर प्रणाम किया और कहा, “प्रभु 
ने कहला भेजा था, आया । अब तक प्रभु को प्रत्यक्ष देखते का मौका नही मिला 
था। आज्ञा हो, क्या आदेश है ।” उसने खुले दिल से कहा । 

“बैठिये, महानायकजी, तुम लोग भी वैठो ।” एरेयग ने आदेश दिया । 

महानायक बैठे | उन दोनों ने आगे-पीछे देखा । 

“तुम लोग इस समय हमारे वरावर के हो क्योकि हम यहाँ विचार-विनिमय 
करने बेठे है इसलिए आप विना संकोच के वैठिए।” एरेयंग में आश्वासन 
दिया । 

दोनों ने बल्‍्लवेग्यडें की ओर देखा । उसने सम्मति दी । वे बैठ गये । 

एरेयंग ने गोक को आरैश दिया, “चालुक्य दण्डनाथक राविनभट्ट सें हमारी 
तरफ से कहो कि सुविधा हो तो यहाँ पधारने की कृपा करें।” प्रभु का आदेश 
पाकर गोक दण्डनायक राविनभट्ट को बुलाने चला गया । 

“महानायक, बडी रानीजी के यो अदृश्य हो जाने का क्या कारण हो सकता 
है?” प्रभु एरेयग ने पूछा । 

बल्लवेग्गड़े ने कहा, “मेरी अल्प मति समझ नहीं पा रही है यह कैसे हो 
सका । सुवह उठते-उठते यह बुरी खबर सुनकर बहुत परेशानी हो रही है; किसी 
काम में मन नहीं लग रहा है ।” 

“ऐसा होना ती सहज है। परन्तु हम हाथ समेटे बैठे रहे तो आगे क्या 
होगा ?” 

“सेना की उस टुकडी को चारों ओर भेज दिया जाय जिसे खोजवीन करने 
के लिए ही नियुक्त किया है ?” 

“सो तो भेजा जा चुका है। अब तक आपको यह समाचार नही मिला, यह 
आश्चर्य की बात है । खबर मिलते ही, हमारे निकटवर्ती लोगो ने यह सलाह दी 
और सेना की एक टुकडी तुरन्त भेज दी गयी । परन्तु अब कुछ सावधानी के साथ 
विचार करने पर हमें ऐसा लग रहा है कि यो लोगो को वेहिसाव भेजने से लाभ 
के बदले हानि ही ज्यादा हो सकती है । मगर अब तो जिन्हे भेज दिय। गया है उन्हे 
वापस बुलाया नही जा सकता। उसे रहने दें । अब कया करें 77” 

“किस प्रसग में, प्रभु ?” 

“उनके गायब होने का कारण जानने के लिए।” 





पट्टमहादेवो झास्तला / 35 


/मैं अकेला कैसे क्या जात सकता हूँ ? अन्य सेनानायकों, नायकों, पटवारियों 
और अश्व सेना के नायकों को वुलवाकर विचार-विनिमय करना उचित है कि 

“वह भी ठीक है। देखें, दण्डगायकजी को आने दीजिए | जैसा बे कहें 
वैसा करेंगे ।” एरेयंग ने कहा । 

“सन्निधान क्या कहते हैं ?” वल्लवेग्गड़े ने पूछा । हि 

“उन्हें दुःख और क्रोध दोनों हैं। अब वे किसी पर विश्वास करने की स्थिति 
में नहीं हैं। अब हमें ही आपस में मिलकर विचार-विनिमय करके पता लगाना होगा; 
और यदि कोई अनहोनी वात हुई हो तो वह किसके द्वारा हुई हैं इसकी जानकारी 
प्राप्त करनी होगी। इन्हीं लोगों को उनके सामने खड़ा कर उन्हीं के मुंह से निर्णय 
प्राप्त करना होगा कि इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जाये । तव तक हम 
सन्निधान के सामने कुछ नहीं कह सकेंगे । कर्नाटक महासाम्राज्य के इस अभेद्य. 
सेना शिविर से रातों-रात बड़ी रानी अदृश्य हो गयी हो तो ऐसी सेना का रहना 
और न रहना दोनों वरावर है। महाससन्तिधान यही कहेंगे । उनका दुःख और क्रोध 
से जलता हुआ मुँह देखा न जा सकेगा ।” 

दण्डनायक राविनभट्ट के आते ही एरेयंग ने वात वन्‍्द कर दी और उठकर 
कहा, “आइये अमात्य, हम खुद ही आना चाहते थे; परन्तु यहाँ विचार-विनिमय' 
करते रहने के कारण आपको कप्ट देना पड़ा ।” 

“नहीं प्रभो, आना तो मुझे चाहिए; आपको नहीं । यह खबर मिलते ही वास्तव 
में किकर्तव्यविमूढ हो गया और खुद सस्निधान का दर्शन करने गया । यह मालूम 
होने पर कि दर्शन किसी को नहीं मिलेगा, तव आपके दर्शन के लिए निकला ही 
था कि इतने में आदेश मिला ।” राविनभट्ट ने कहा । 

“बैठिए, ” कहते हुए स्वयं एरेयंग भी बैठे । शेप लोग भी बैठे । फिर विचार- 
विनिमय आरम्भ हुआ । 

प्रभु एरेयंग ने ही चात आरम्भ की। “चालुक्य दण्डनायकजी, आपके सेना 
नायकों में, सुनते हैं, ये बल्लवेग्गड़ेजी बहुत होशियार हैं। साहणीयों में भी, सुनते 
हैं, ये दोनों बड़े वुद्धिमान्‌ हैं। वे भी मौजूद हैं। आपके आने से पहले इसी विपय पर 
वात चल रही थी। तब वल्लवेग्गंडे ने बताया था कि सभी सेनानायकों, पटवारियों 
और अश्वनायकों को बुलाकर विचार-विनिमशथ्र करना अच्छा होगा | अगर आप 
भी सहमत हों तो वैसा ही करेंगे।” एरेयंग ने कहा । 

दण्डतायक राविनभट्ट ने एकदम कुछ नहीं कहा । उनके मन में आया कि मेरे 
आने से पहले, मुझसे विचार-वितिमय करने से पूर्व मेरी ही सेना के तीन लोगों को 
बुलवाने में कोई खास उहंश्य होना चाहिए, उद्दे श्य कुछ भी हो, ऐसे प्रसंग में 
अधिक लोगों का न रहना ही ठीक है, इसोलिए एरेयंग प्रभु ने ऐसा किया होगा । 
बोले, “अब हम पाँच लोग विचार-विनिमय कर लें; कोई हल न निकला तो तब 


436 / पहुंसहादेवी शान्तला 


मोचेंगे कि कौर किस-किसको बुलवाना चाहिए ।7 

एग्यंग प्रमु ने प्रशंसा की दृष्टि से चालुक्व दण्डवायक वी कोर देखा। “किस- 
किसके द्वारा बड़ी रानी का अदृश्य होना सम्मव हुआ है, इस सम्बन्ध में आपको 
कुछ सूझ रहा है, दण्डनावकेजी ?” 

दण्डतायक राविनभट्ट ने कहा, “हो सकता है कि क्सो कारण से बिना बताये 
वे खुद अदृश्य हो गयी हों ।” 

“यों अदृज्य हो जाने का कोई लदय, कोई उद्दे मय होता चाहिए ने ?” शरेबंग 
ने प्रश्न किया। 

“मं, थों अदृश्य हो जाने में उनका उद्देश्य कुछ नहीं होगा अतः चे स्वयं 
अरपा से तो कही गयी न होंगी ।/” 

“किसी की आँखों में पड़े बिता यों चले जाना भी कैसे सम्मव हआ ? यह तो 
अन्य शिविर है। रातनदिन लगातार पहरा रहता है। रथ जोर पहरेदारों की 
नजर रहती है।” वच्लवेग्गड ने कहा 

“ममन्न नें कि जिन्होंने देखा उनका मुँद बन्द करने | लिए हाय गरम कर 
दिया गया हो, तव क्या हमारी सरक्षक सेना में ऐसे भी लोग हैं ?” एर्यंग ने 
सवाल किया। 

राविनभट्ट ने घडल्ले से कहा, “चालुक्यों को सेना में ऐसे लोग नहीं हैं।” 

“आपकी सेना ने आपके मन में ऐसा विश्वास पैदा कर दिया है सो यह 
आपकी दक्षता का ही प्रतीक है । यह तो सन्‍्तोप का विपय है। लेकिन क्‍या 
आपका यह अनुमान है कि बनवामियों, पोग्सलो, करहाटो की मेता में ऐसे लोग 
होंगे 2! 

“ग्रह ऊैने अपने लोगों के बारे में कहा है। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे 
दूसरों की सेनाओं पर भंका है ।” 

“करहाद को वात आयी; दमलिए मुझे छुछ बहने को जी चाहता है। कहूँ ? 
यद्यपि वह केवल अनुमान है।” वल्लवेग्यड़े ने कहा । 

“बहिए, महानायकजी ।7 

“हमारे सेनिकों की आँखों मे घूल झोककर परमारों की सेना युद्धकेत्र से 
खिसक गयी थी, इसलिए यह सम्भव है कि बडी रानीजो में अपने मायके की 
सरफ के दृछ सैनिकों से सलाह-मशविरा करके यहाँ झिदिर में रहना क्षेमदायक 
ने समझकर, मायके जाना सही मानकर, यह खदर लोगों में फैलने के पटले ही 
विलदुल प्रुप्तूूप से जाकर रहता सुरक्षा के ख्याल से उत्तम समझा हो, बल्कि 
यह काम उन्होंने वहाँ के लोगों के प्रेरणा से ही किया हो (” वल्लवेग्गड़ें ने अपना 
अनुमान व्यक्त किया। 

“हो सकता है। फिर भी, इतना तो है ही कि बड़ी यनौजी सत्निधान को 


श्र 














पट्टमहादेदी दान्तता / 37 


भी बताये विना चली गयी हैं; इस स्थिति में हम यह मानने के लिए तैयार नहीं 
कि इस तरह जाने में उनकी सम्मति थी-।” एरेयंग ने कहा । े 
“मुझे कुछ और सुझता नहीं। आपका कथन भी ठीक है।” वल्लवेग्गड़े ने 
कहा। थोड़ी देर तक कोई कुछ न बोला । 
प्रभु एरेयंग ने कहा, “गोंक। चाविमय्या को बुला लाओ ।” गोंक चला 
गया । दण्डनायक राविनभट्ट ने पूछा, “यह चाविमय्या कौन है?” 
एरेयंग ते कहा, “वह हमारे गुप्तचर दल का नायक है। शायद उसे कोई नयी 
खबर मिली हो;” फिर नायक की ओर मुखातिव होकर पूछा, “आप कुछ भी नहीं 
कह रहे हैं; क्या आपको कुछ सूझ नहीं रहा है ?” 
“प्रभ्ो ! आप जैसों को और चालुक्य दण्डनायक-जैसों को भी जब कुछ नहीं 
यूझ रहा है तो हम जैसे साधारण व्यक्तियों को क्या सुझेगा ?” तिवकम ने कहा । 
“कभी-कभी अन्तःप्रेरणा से किसी के मुँह से बड़े पते की वात निकल जाती 
है । इसलिए यहां व्यक्ति मुख्य नहीं; किस मूँह से कैसा विचार निकलता है, यह 
मुख्य है । इससे यह वात मालूम होते ही आपके भी मन में कुछ विचार, अनुमान, 
उत्पस्न हुआ होगा, है न?” कुछ छेड़ने के अन्दाज़ से एरेयंग ने चेतावनी दी । 
“हाय, समूचे शिविर में प्रत्येक मुंह से बातें निकलती हैं लेकिन ऐसी बातों 
से क्या पता लग सकता है !” जोगम ने कहा । 
“ऐसी कौन-सी बातें आपके कानों में पड़ी ?” एरेयंग ने पूछा । 
इतने में चाविमय्या आया। झुककर प्रणाम किया और दूर खड़ा हो गया । 
“क्या कोई नयी बात है, चाविमय्या ? 
“कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, प्रभो ।” 
“इन लोगों को तुम जानते हो ?” एरेयंग ने तिककम और जोगम की ओर 
उंगली से इशारा किया । 
“मालूम है ।” 
“तुम लोगों को चाविमय्या का परिचय है ?” 
“नहीं,” दोनों ने कहा । 
एश्यँंग हंस पड़ा। चूंकि हंसने लायक कोई वात नहीं थी इसलिए लोगों ने 
उनकी ओर देखा । 
“अश्व सेना के नायकों ओर सैन्य टुकड़ी के तायकों को सदा सर्वदा चौकस्ना' 
रहना चाहिए न ?” 
#ह, प्रभों ।” 
“जब आप लोग यह कहते हैं कि आप लोगों का परिचय चाविमय्या से नहीं 
है, तव यही समझना होगा कि आप लोग चौकस्ने नहीं रहे । 
“जब हमने इन्हें देखा ही नहीं तो हमें पत्ता भी कैसे लगे ?” तिककम से 


438 / पट्टमहादेवी झान्तता 


कहा। 
य “परन्तु वह तुम लोगो को जानता है न ? जब उसने तुम लोगो को देखा 
तब तुम लोगो को भी उसे देखना चाहिए था न?” 

“हो सकता है, देखा हो; परन्तु गौर नही किया होगा ।” 

"सैनिक लोगों को सब कुछ गौर से देखना चाहिए। तभी न हमारे उतपर 
रखे विश्वास का फल मिलेगा ?” 

“हम सत॒के रहते है। पर इनके विषय में ऐसा क्‍यों हुआ, पता नहीं, 
प्रभो।” 

“खैर, छोडिए । आइन्दा हमेशा सतक और चौकन्ना रहना चाहिए, इसो- 
लिए चाविमग्या को आप लोगो के समक्ष बुलवाया। अच्छा, चाविमय्या, तुमने 
इन लोगों को कहाँ देखा था ? कव देखा था १” 

“आज सुबह, इनके शिविर में, इनके तम्वू के पास ।" 

“तुम उधर क्यों गये ?” 

- चाविमय्या ने इदें-गिर्द देखा । 

“अच्छा, रहने दो। कारण सवके सामने वता नहीं सकोगे न? कोई चिन्ता 
नही, छोडो ।"” 

“ऐसा कुछ नही प्रभो। आज्ञा हुई थी, उसका पालन करने जा रहा था। 
रास्ते मे ये लोग नजर आये । इनके शिविर के पास और तीव चार लोग थे | वदी 
रानीजी के गायब होने के बारे मे बातचीत कर रहे थे। सबमे कुतूहूल पैदा हुआ 
उस समाचार से। मुझे भी कुतूहल हुआ तो मैं वही ठहर गया ।” 

"तो, खबर सुनते ही तुम लोगो में भी कोई कारण की कल्पना हुई होगी 
न ?” साहणी लोगों से एरेयग ने पूछा । 

“कुछ सूझा जरूर, बाद को लगा कि यह सव पायलपन है ।* 

“हमसे कह सकते हैं न ? कभी-कभी इस पागलपन से भी कुछ पता-अन्दाजा 
लग सकता है। कहिए, याद है न २” 

“तब क्‍या कहा सो तो स्मरण नही । पर जो विचार आया वह याद है। ” 

“कहिए ४ 

दोनों ने एक-दूसरे को देखा । 

“उसके लिए आगा-पीछा क्‍यों ? धैर्य के साथ कहिए। कुछ भी हो, तुम 
लोगों में भी इस बारे में कोई प्रतिक्रिया सहज ही हुई होगी ।” बल्लवेग्गडे ने 
उन्हे उकसाया। 

“और कुछ नही । वह कल्पना भी एक पागलपन है। हमारी बडी रानीजी 
को परमारों की तरफ के लोग आकर चोरी से उड़ा ले गये होंगे--ऐसा लगा ॥"” 
तिक्‍कम ने कहा । 


पट्टमहादेवी शान्तला / 439 


“मुझे भी ऐसा होना सम्भव-सा लगा। शेष और दो व्यक्तियों ने स्वीकार 
नहीं किया । इस वारे में कुछ चर्चा हुई। वाद को हमें लगा कि हमारी यह कल्पना 
गलत है।” जोगम ने कहा । ! 

“ठीक है। तुम लोगों ने अपने मन में जो भाव उत्पन्‍्न हुए वे बताये | अच्छा, 
चांविमय्या, ये जो कहते हैं, क्या वह ठीक है ?” एरेयंग ने पूछा । 

चाविमय्या ने कहा, “ठीक है ।” 

“बाकी लोगों में किस-किसने क्या-क्या कहा ?” 

“कुछ लोगों ले केवल आउचर्य प्रकट किया । कुछ ने दुःख प्रकट किया । पर्तु 
अनेकों को यह मालूम ही नहीं था कि युद्ध शिविर में वड़ी रानीजी हैं भी । अनेकों 
को बड़ी रानीजी के गायत्र होने की ख़बर मिलने के वाद ही मालूम हुआ कि वें 
आयी हुईं थीं ।” 

“अच्छा चाविमय्या, तुम-जा सकते हो | तुम लोग भी जा सकते हो ।” एरेयंग 
ने साहणीयों से कहा । 

बे लोग चले गये । वे लोग शिविर में जब आये थे तव जिन भावनाओं का 
चोज्ञा साथ लाये थे, वह थोड़ी देर के लिए ज़रूर भूल-से गये थे । मगर जाते वक्त 
'उससे भी एक भारी वोझ-सा लगने लगा। 

“गोंक ! इन दोनों पर और इनके मातहत सैनिकों पर कड़ी नज़र रखने और 
सतर्क रहने के लिए हेग्गढ़े सिगमय्या से कहो ।” एरेयंग ने आज्ञा दी । गोंक चला 
गया। 

राविनभट्ट और वल्लवेग्गड़े विचित्र ढंग से देख रहे थे । 

“दण्डनायकजी ! अब मालूम हुआ ? विद्रोह का वीज हमारे ही शिविर में 
बोया गया है ।” एरेयंग ने कहा । * 

“मुझे स्पष्ट नहीं हुआ।” राविनभट्ट ने कहा । ! 

“बड़ी रानीजी शिविर में हैं, इसका पत्ता ही वहुतों को नहीं । ऐसी हालत में 
उनके गायव होने की ख़बर फैलने पर लोगों के मन में यह वात उठी कि उन्हें शत्रु 
जड़ा ले गये होंगे। जब यह वात उनके मन में उठी तो सहज ही सोचना होगा कि 
बड़ी रानीजी शिविर में हैं, इतता ही नहीं, उनके शिविर में होने की वात शत्रुओं 
को भी मालूम हो गयी है । यह उसी हालत में सम्भव है कि जब लोग ऐसी बातों 

को जानकारी रखते ही हों। इसलिए ये नायक विश्वास करने योग्य नहीं । इन्हीं 
लोगों की तरफ से शत्रुओं को यह खबर मिली है कि बड़ी रानीजी युद्ध शिविर में. 
हैं। इसमें सन्देह ही नहीं। इन सब वातों को वाद में उन्हीं के मुँह से निकल- 
वाएँगे। मेरे ये विचार ठीक लगें तो आपके महाराज. उनको जो दण्ड देना चाहें, 
दें । वललवेग्गड़ेजी, आप जैसे - लोगों को, जो उत्तरदायित््वपूर्ण स्थान पर रहते हैं, 
केवल निष्ठा रखना काफी नहीं, आप लोगों को अपने मातहत बालों से भी सतर्क 


440 / पट्टमहादेवी शाम्तला 


रहना चाहिए। अब देखिये, आपको एक हजार अज्ब सेना में दो सो सैनिक इस 
तरह के फिजूल साबित हो सकते हैं । जद्र आइन्‍्दा आपको बहुत होशियार एवं 
सतर्क रहना चाहिए ।” 

“जो आज्ञा, प्रभो । जिम पत्तल में खाये उसी में छेद करनेवाले नमकहराम 
कहे जाते है।” 

“मनुष्य लालदी होता है) जहाँ ज्यादा लाभ मिले उधर झुक जाता है। 
ऐसी स्थिति मे निष्ठा पीछे रह जाती है । इसलिए जब हम उन लोगो मे रिप्या 
चाहते हैं, तव हमे भी यह देखना होगा कि वे तृप्त और मन्‍्लुप्ट रहे। उन्हें 
अपना बनाने की कोशिश करना और उन्हें खुश और सन्तुप्द रपने के लिए 
उपयुक्त रीति में वरतना भी जरूरी है। केवल अधिकार और दर्प व हाकिमाना 
ढंग दिखाने पर उल्ठा अमर हो सकता है; इसलिए अपने अधीन रहनेवालों में 
हैमियत के अनुसार वडे-छोटे का फरक रहने पर भी, उनसे व्यवहार करते समय 
इस तारतम्य भाव को प्रकट होने दें तो उसका उल्टा अमर पद सकता है। यह 
सब हमने अनुभव से सीखा है। अच्छा अब आप जा सकते हैं। आइन्दा बहुत होशि- 
यारी से काम लेना चाहिए ।” 

“जो आज्ञा ।” दोनो को प्रणाम करके वल्लवेग्गडे चला गया । 

“प्रभो ! अब द्रोहियो का पता लगने पर भी वड्दी रानीजी का पता लगेगा 
कैसे ?” राविनभट्ट ने पूछा । 

“द्रोहियों का पता लगाते वेः ही लिए यह सब कुछ किया जा रहा है।" 

“मतलब ?” 

“जो कुछ भी किया गया है, वह सव सन्निघान की स्वीडृति से ही किया गया 








है! 

“क्या-क्या हुआ है, यह परछ सकते है ?” 

“हम सब सन्निघान के आज्ञाकारी हैं न?” 

“मुझपर विश्वास नही ?” 

“इन सब बातो को उस दृष्टि से नही देखना चाहिए, दण्टनायकजी ।” 

“मन्निघान की बाज्ञा का जितना आर्थ होता है, उससे अधिक कुछ करना 
गलत होता है।" 

“मतलब ?" 

/जो कुछ भी जिस किसी को कहना हो उसे सन्निधान स्वय वतायेंगे । सब 
बातें जानने पर भी कहने का अधिकार मुझे या आपको नहीं । इसलिए सन्निधान 
स्वयं उपग्रुवत समय में आपको बता देंगे ।” 

“अब आगे का काम ?” 

“कल गुप्त मन्त्रणा की सभा होगी उसमे फैसला करेंगे।” 


पट्टमहादेवी शान्तला / 44॥ 


हेग्गड़ती माचिकब्वे हाथ में पूजा-सामग्री का थाल और फूलों की टोकरी लेकर 
शान्तला को साथ ले वाहर निकली; दरवाज़े के पास पहुँची ही थी कि नौकर लेंक 
बोला, “कोई इधर आ रहे हैं ।” 

माचिकव्वे ने अहाते की तरफ देखा। एक छोटी उम्र की स्त्री और 
अधेड़ उम्र का पुरुष अन्दर आ रहे हैं। बहुत दूर की यात्रा की थी, इससे वे थके 
मालूम पड़ते थे । उस स्त्री का सिर धूल भरा, वाल अस्तव्यस्त और चेहरा 
पसीने से तर था। 

माचिकव्बे ने कहा, “लेंक, गालव्रे को बुला ला ।” लेक एकदम भागा अन्दर | 
'माचिकव्वे वहीं खड़ी रही । नवागतों के पास पहुँचने से पहले ही अन्दर से गालब्वे 
आ गयी। इतने में शान्तला चार कदम आगे बढ़ी। माचिकब्वे ने इन नवागन्तुकों 
का स्वागत मुसकुराहूट के साथ किया। इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाकर देखा। कहा, 
“आइये, आप कौन हैं, यह तो नहीं जानती, फिर भी इतना कह सकती हूँ कि 
आप लोग बहुत दूर से आये हैं। मैं वस॒दि में पूजा के लिए निकली हूँ इसलिए, 
अतिथियों को छोड़कर मालकिन चली गयी, ऐसा मत सोचिए | गालवब्बे, इन्हें 
इनकी सहूलियत के अनुसार सब॒ व्यवस्था करो। हम जल्दी ही लोटेंगी। लौटते 
ही बात करेंगे । समझी ।” गालव्वे को आदेश देकर उसने नवागतों से कहा, “आप 
'निःसंकोच रहिए। मैं शीघ्र लौटूंगी। चलो अम्माजी ।” और माचिकब्बे शान्तला 
के साय चल पड़ी। लेंक ने उनका अनुगमन किया । 

नवागतों को साथ लेकर गालव्बे अन्दर गयी | माचिकब्वे द्वारा उनके लिए 
निर्दिष्ट कमरों में उन्हें ठहराया । उनकी आवश्यकताओं की सारी व्यवस्था की । 
दोनों यात्रा की थकावट दूर करने के लिए विश्वाम करने लगे । थोड़ी ही देर में 
गालब्बे नवागता के कमरे में आयी और बोली, “पानी गरम है, तैलस्तान करना हो 
तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ ।” 

“मैं स्वयं नहा लूंगी ।” 

“तो मैं पानी तैयार रखूं ? तैल-स्नान करती हों तो वह भी तैयार रखंगी। 
आपको एरण्डी का तेल चाहिए या नारियल का ?” गालव्वे ने पृष्ठा। हु 

“मुझे तेल-वेल नहीं चाहिए ।” देवी ने कहा । 

“यह पहाड़ी देश का स्नानागार है। यहाँ फिसलने का डर रहता है। यदि 
कुछ चाहिए तो बता दीजियेगा। मैं यहीं दरवाज़े पर हैं। मेरा नाम गालव्ते है ।! 

तुम्हारा नाम तो जानती हूँ। तुम्हारी हेग्गड़ती ने पुकारा था न?” 

. _धुली रेशमी साड़ी तैयार है जो अतिथियों ही के लिए रखी है। ले आती 
हैं ।” गालब्बे ने कहा । 

रे पास अपने कपड़े हैं। उस अलमारी के ऊपर के खाने में रखे हैं ।” 

अभी लायी,” कहती हुई गालब्चे दौड़ पड़ी । 


442 / पट्टमहादेदी श्ञान्तला 


अभ्यास के कारण खाली हाथ आयी थी। आवश्यक वस्तुओ को साथ से 

जाने की आदत नही | परन्तु अब रहस्प तो खुलना नहीं चाहिए न ? आखिर यह 
सो नौकरानी है, इतनी दूर तक वह सोच नहीं पायेगी ॥ कुछ भी हो, आगे से 
“होशियार रहना होगा।' देवो ने मन में सोचा | इतने में ग्ालब्बे वस्त्र लकर आयी 
और वहाँ अरगनी पर टाँग दरवाजे के वाहर ठहर गयी । 

मन्दिर से शीघ्र लौट आयी माचिकब्वे । अपने अतिथि को नहाने गयी जान 
कर अतिथि महाशय से वात करने लगी। 

“आपके आते की वात तो मालूम थी । फिर भी हेग्गडेजी इस स्थिति में नही 
औ कि वे यहां टहरते ।” 

“हमारे आने की बात आपको मालूम थी ?” 

“हाँ, श्रीमद्युवराज ने पहले ही खबर भेजी थी। परन्तु यह मालूम नही था 
कि आप लोग आज इस वक्त पधारेंगे । वेसे हम करोव एक सप्ताह से आप लोगों 
की प्रतीक्षा में हैं ।” 

“रास्ता हमारी इच्छा के अनुमार तो तय नही हो सकता था, हेग्गडतीजी । 
“इमके अलावा, देवीजी को तो इस तरह की यात्रा की आदत नही है । इसीलिए 
हम देर में आ सके ।” 

"सो भी हमे मालूम है।” 

“तो देवीजी कौन है यह भी आप जानती है ?” 

“यह सब चर्चा का विपय नहीं । आप लोग जिस तरह से अपना परिचय देंगे 
“उसी तरह का व्यवहार आप लोगों के साथ करने की आज्ञा दी है हेग्गडेजी ने!” 

“मै यहाँ नही रहूंगा, हेग्गडतीजी । देवीजी को सुरक्षित यहाँ पहुँचाकर 
लौटता ही मेरा काम है। उन्हें मही-सलामत आपके हाथो सौंप दिया है। हेग्गडेजी 
के लौटते ही उनसे एक पत्र लेकर एक अच्छे धोड़े से मुझे जाना होगा । मेरा 
शरौर यहां है और मन वहाँ प्रमुजी के पास ।” 

“ठीक ही तो है । इसीलिए प्रभुदद्रोहि-दण्टक अर्थात्‌ प्रभु के प्रति विश्वास- 
घात करनेवालो का घोर शिक्षक, प्रसिद्ध विशेषण आपके लिए अन्वर्थ है।” 
माचिकब्बे ने कहा । 

वह चकित हो हेग्गडती की ओर देखने खगा | 

“आप चकित न हो, हमे सबकुछ मालूम है।"” 

अतिथि देवी के स्तान की सूचना अतिवि महाशय को देने आयी गालव्पे से 
बहाँ मालकिन को देखा तो उसने अपने चलने की गति धीमी कर दी, यद्यपि 
“उसकी पैजनियाँ चुप न रह सकी । घ 

हेग्गडतीजी समझ गयी कि देवीजी का नहाना-धोना हो चुका है। “आप 
नहाने जाते हों तो गाज़ब्बे आपके लिए पानी तैयार कर देगी /” कहती हुई 


पट्टमहादेवी शञान्तला / 43 


हेग्गड़ती चली गयी । बे 5 पी या पल | 

स्नान करते वक्त इस हिरिय नायक को अचानक कुछ चूला | इसलिए: 
सस्‍्तान शीघ्र समाप्त करता पड़ा। मार्ग की थकावद की ओर उसका ध्यान ही 
नहीं गया । गुसलखाने से जल्दी निकला और गालब्बे से बोला, “कुछ क्षणों के 
लिए हेग्गड़तीजी से अभी मिलना है।” 

“आपका शुभनाम ? 

गतायका। 

“कौव-सा नायक शी 

“ जायक' कहना काफी हैं।” उसने हेग्गड़तीजी को खबर दी । वे आयीं।. 
हिरिय चलिकेनायक ने इर्द-गिर्द देखा । माचिकब्वे ने गालब्वे को आवाज दी, 
वह आयी, तो कहा, “देखो, अम्माजी क्या कर रही है ।” ह हा 

इसके वाद नायक हेग्गड्तीजी के नज़दीक आया और कहा, “इस देवीजी 
का परिचय आपको और हेंग्गड़ेडी को है, यह वात देवीजी को मालूम नहीं होनी 
चाहिए। इस विपय में होशियार रहना होगा, यह प्रभु की आजा है ।” स 

“इसीलिए हमने यह बात अपनी वेटी से भी नहीं कही ।”/ माचिकव्धे ने' 
कहा । है 

“नहाते वक्त भी यह निवेदन उसी क्षण करना आवश्यक जान पड़ा ।. इसे आप 
अन्यथा न समझें ।” नायक ने विनीत भाव से कहा । 

“ऐसा कहीं हो सकता है ? ऐसी वातों में भूल-चूक होना स्वाभाविक है। 
इसलिए होशियार करते रहवा चाहिए । वार-बार कहकर होशिय्रार कर देना 
भच्छा ही है। अच्छा, अब औौर कुछ कहना है २” 

“कुछ नहीं ।” 

“देवीजी को अकेलापन नहीं अखरे इसलिए मैं चलती हैं। लेंक को भेज 
दूंगी। आपको कोई आवश्यकता हो तो उससे कहिएगा।” कहकर माचिकव्वे 
चली गयी । 

अब हिरिय चलिकेनायक वास्तव में तिश्चिन्त हो गया और हेग्गड़ेजी के 
शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा में बैठा रहा। 

हेगड़ेजी के घर का बातिथ्य राजमहल के आतिथ्य से कम नहीं रहा । इनके 
आने के दो-एक दिन वाद ही हेग्यड़ेजी आये । 

महारानी चन्दलदेवीजी को अपने पास सुरक्षित रूप से पहुँचाने-सौपने की 
पुष्टि में एक सांकेतिक पत्र देकर हेगड़े मारसिगय्याजी ने हिरिय चलिके- 
नायक को विदा किया। महारानी चन्दलदेवीजी ने भी यथोचित आदर-गौरव के 
साथ यहाँ तक ले आने और सुरक्षित रूप से पहुँचाने के लिए अपनी तृप्ति एवं 
सन्तोप व्यक्त करके नायक को महाराज के लिए एक सांकेतिक पत्र दे विदा किया ।. 


444 / पहुमहादेवी शान्तला 


है 


मरियाने दण्डनायक ने युद्ध-शिक्षण के उद्देश्य से कुमार बल्न्नाल को दोस्ममुद्र मे 
ठहराया, यह तो विदित ही है। परन्तु बललाल कुमार की शारीरिक शक्ति इस 
शिक्षण के लिए उतनी योग्य नहीं थी | फिर भी उसने शिक्षा नहीं पायी, ऐना तो 
नही कहा जा सकता। शारीरिक बल को ओर विज्वेप ध्यात रखने के कारण 
मरियाने दण्डनायक ने राजकुमार को ऐसी ही छिक्षा दी जिसमे वल-प्रयोग की 
उतनी आवश्यकता नहीं पड़तों थी । तलवार चलाना, धनुविद्या आदि मिखाने 
का प्रयत्त भी चला था। बहुत समय तक अभ्यास कर सकने की ताकत राज- 
कुमार मे नही, यह जानने के वाद तो शिक्षण देने का दिखावा भर हो रहा था! 
परन्तु उसे और उसमे बढ़कर चामव्वे को एक बात की बहुत तृप्ति थी। जिस 
उद्देश्य से राजकुमार को वहाँ ठहरा लिया गया था उसमे वह सफल हुई थी । 
राजकुमार वल्लाल का मन पद्मला पर अच्छी तरह जम गया था। कभी-कभी 
चामला पर भी उसका मन आढकृप्ट होता था । परन्तु इस ओर उसके माँ-चाप' का 
ध्यात नही गया था क्योकि यह निर्णय चामव्वे का ही था कि उसने चामला को 
जन्म विट्टिदिव के हो लिए दिया है। इस दिशा में प्रयत्न आगे बढ़ाने के लिए ही 
खुद उसने य्रुवरानी एचलदेवी को दोरभमुद्र चुलवाया था। परन्तु"? 
इन सब प्रयत्नों का कोई फल नहीं निकला | उनको आये काफी समय भी 
बीत चला था । आने के वाद एक महीने के अन्दर सबको बेलगोल भी ले जाया 
गया था। चामव्वे किसी-न-किसी बहाने युवरानी ओर विद्विदेव पर प्रेम और आदर 
के भाव बरसाती रही । परन्तु उसके प्रेम और आदर की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई 
जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी । यह खबर मालूम होने पर कि विट्विदेव शिव- 
गंगा भी गया था, उसकी कल्पना का महल एक ओर से ढह गया-सा प्रतीत होने 
लगा था। उसके अन्त रग के किसी कोने में एक सशय ने घर कर लिया था । ऐसी 
हालत में वह चुप.कैसे बैठो रहूं सकती थी ? स्वभाव से ही वह चुप वैठनेवाली 
नहीं थी। सरस्वती की $पा से उसे जितनी बुद्धि्शक्ति प्राप्त थी उस सबका उसने 
उपयोग किया । किये गये सभी प्रयत्न निष्फल हुए थे, इसे वह जानती थी, फिर 
भी वह अपने प्रयत्नों से हाथ धोकर नही वैठी। वह निराश नहीं हुईं। आशावादी 
और प्रयत्नशील व्यक्ति थी वह । 
दण्डनायक के घर से निमन्त्रण मिलता तो वह चामला को ही आगे करके 
जाती । युवरानी और राजकुमारों के सामने एक दिन प्चता और चामला का 
गाना और नृत्य हुआ था। माचब्वा सोच रही थी कि सगीत के वारे मे बेलुगोल 
में बात उठी थी तो दोस्समुद्र मे पहुँचने के चाद युवरानीजी कभी-न-कभी कहेगी, 
*डामव्वाजी अभी तक आपकी बच्चियों के संगीत एव नृत्य का हमें परिचय ही 
नही मिला ।/ तब कुछ नखरे दिखाकर उनके सामने माउ-ग्रान कराने की बात 
सोच रहो थी। मगर युवरानीजी ने इस सम्बन्ध में क्री कोई बात उठायी ही 


मए2क-ी, । पटमरादेदी शान्तता / 745 





नहीं | चामव्दा के मन में एक वार यह बात भी आ गयी कि शायद युवरानीजी 
यह वात उठायेगी ही नहीं। पूछने या न पूछने से होता-जाता क्या है---यह साच- 
कर ऐंठन से तो उसका काम बनेगा नहीं। बह विचार-लहरी में डोल ही रही थी ' 
कि महाराज के जन्मदिन के आ जाने से उम्ते अपनी इच्छा पूर्ण करने का एक माक़ा 
मिला । इस मौके पर पद्चलला और चामला का नृत्य-गान हुआ । महाराज ने उनकी 
प्रशंसा भी की । बल्लाल कुमार का तो प्रशंसा करना सहज ही था। वहाँ मोजूद 
अधिकारियों में एक प्रधान गंगराज को छोड़ अन्य सव दण्डनायक से निम्न स्तर 
के थे। वे तो प्रंसा करते ही । और गंगराज के लिए तो ये वहन की वच्चियाँ ही 
थीं। युवरानी ते ज़रूर “अच्छा था ।” ही कहा । 

तब चामब्वा ने कहा, “वेचारी वच्चियाँ हैं और अभी तो सीख ही रही हैं । 
वह भी आपने कहा इसलिए दण्डनायकजी ने इन्हें सीखने की अनुमति दी। फिर 
भी हमारी वच्चियाँ होशियार हैं। जल्दी-नल्दी सीख रही हैं। आपका प्रेम और 
प्रोत्साहन तो 

“इसमें मैंने क्या किया । लड़कियों के वश में तो यह विधा स्वर्य आती है। 
हम तो इतना ही कह सकते हैं कि ये सीखें । मेहनत करनेवाली तो वे ही हैं । 

“सच है। वच्चियों को तो सीखने की बड़ी चाह है। सचमृच उन्होंने उस 
हेग्गड़ती की लड़की से भी अच्छा सीखने का निश्चय किया है ।” 

“तो यह स्पर्धा है |” 

चामव्वा यह सुन कुछ अप्रतिभ-सी हुई । उसे ऐसा लगा, उसके गाल पर 
चुटकी काट ली गयी हो । पूर्ववत्त वात करने की स्थिति में आने में उसे कुछ वक्त 
लगा । हँसने की चेप्टा करते हुए कहा, “स्पर्धा नहीं'*'अच्छी तरह सीखने की 
इच्छा से, दिलचस्पी से सीखने का निश्चय किया गया है ।” 

“बहुत अच्छा,” युवरानी ने कहा। यह प्रसंग उस दिन भी इसी ढंग से समाप्त 
हुआ था। यह प्रसंग आगे कहीं न उभरे तो अच्छा हो । 

इस घटना के तीन-चार दिन बाद भोजन करते वक़्त बल्लाल कुमार ने 


पूछा, “माँ, पद्चला ओर चामला का नृत्य-यान अच्छा था ने ?” 
“अच्छा था, अप्पाजी ।” युवरानी ने कहा । 


“कौन सिखा रहे हैं ?” विद्विदेव ने पूछा । 

“उत्कल से किसी को बुलवाया है ।” वल्लाल ने कहा [- 
“तुम उन्‍हें जानते हो ?” विद्विदेव ने पूछा । 

“हां, क्यों ? तुम उन्हें देखता चाहते हो ?” 

“मुझे क्या काम है ?” 

“तो फिर पूछा क्यों ?” 


“उन लड़कियों के चेहरे पर जो भाव थे वे निखरे हुए नहीं थे। शिक्षक अभी 
446 / पहुसहादेवी शान्तला 


ट 


डीक कर दें ती अब्ठा होता हो। इस ओर ध्यान देने के लिए उनसे कही।” 
बिट्टिदेव ने कहा । 

“तुम चाहते हो तो वह दूँगा। लेकिन भाव ? निखार ? ऐसी कौन-सी गलती 
देखी तुमने ?" कुछ गरम होकर वल्लाल ने पूछा | जिम पद्मला को मैंने चाहा है, 
उमके नाच के बारे मे गलत-ससलत कहनेवाला यह कौन है ? यट, मुझसे घार साल 
छोटा | द्रम छोकरे को बात का क्‍या मूल्य ? 

“थणाजी, मैंने नो यह बात एक अच्छे उद्द श्य से कही है। आप नहीं चाटते 
हो तो छोट दें ।" 

“तुम बटूत जानते ही । क्या गलती थी? बताओ तो ? माँ भी थी । उनको 
हो बहने दो ।! 

“अच्छा, छोड़ो । तुम लोग आपस में इसपर क्‍यों घगड़ते हो ?” युवरानी 
शचलदेपी ने महा । 

“शायद उस हैग्यड़ें की लडकी से ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई दुसरी 
है ही नही, ऐसा इसने समझा होगा । इस वजह से अन्यत्र कही कुछ गलती दूँढता 
है।! बल्ताल ने कुछ गरम ही होकर कहा । 

“फैन किसी का साम नही लिया, अध्याजी ।” विद्विदेव बड़े शान्तभाव से 
योला। 

“नाम ही बताना चाहिए क्‍या ? कहने के ढंग से यह मालूम पड़ता है कि 
सट्य किस ओर है। बड़े मासूम बनकर उस लडकी के पीछे, विना किसी को बताये, 
शुनते हैं कि शिवगंगा गये ।” 

बात कही मे कटी पहुँची थी, यह युवरानीजी को टीक नहीं लमा। इसलिए 
उन्होने कटा, “दस बात को अब छतम करो । यह बात आगे वद्यमी तो मैं घाता 
छोड्कर घली जाऊँगी।”” 

“मैंने कौतन्मी गलत बात क्री, माँ !” विद्विदेव रजाँसा हो आया । 

बल्ताल की टीका उसी ढंग से चली, “माव ? बहुत जातता है, न यह ।” 

“आयरदो बार कह रही हूँ । बात बन्द करो।” एचलदेवी कुछ और गरम 
दरुई। 

दोओ मुँह गुवाकर चुत हो गये । भोजन चुपचाप ही चला। 

मानूम बनकर ** बिना किसी को बताये सदी के पीछे गये---थै बातें बिद्वि- 
देद के मन में चुभ रही थी। 

विट्टिदेव को उस दिन किसी बात में उत्साट नी रहा । रेविसस्या को बुला- 
ऋर शटा, “चली, घोड़े पर बी दूर तक हो आयें।” 

“छोड़े अप्याजी, आज रुछ अनमने तग रहे हैं ?” 

उत्तर में विद्विदेव ने पट्ली बात को ही दुद॒रा दिया। रेविमस्था वहाँ से मीघा 








पट्टमहादेयी शार्तता / 4 7 


युवरानीजी के पास गया; और चुपचाप खड़ा हो गया । 

“वबया है, रेविमय्या ?* 

“छोटे अप्पाजी उदास लग रहे हैं।” 

“हाँ, मालूम है।” 

“कहीं कुछ दूर हो आने की वात कह रहे हैं ।” 

“हाँ, हो आओ; अब उसे इसकी जरूरत है ।” 

आज्ञा मिलने के बाद भी वह वहीं खड़ा रहा। 

“और क्या चाहिए ?” 

“वे क्‍यों ऐसे हैं, यह मालूम हो जाता तो अच्छा रहता । अगर मुझसे कुछ 
पुछे तो मुझे क्या कहना होगा ?” 

“तादान बच्चों ते आपस में कुछ बहस कर ली। अप्पाजी की कोई गलती 
नहीं। कुछ नहीं, सब ठीक हो जायेगा । हमें इस बहस को प्रोत्साहित नहीं करना 
है। भाई-भाई के बीच अभिप्रायों की भिन्‍नता से द्वेप नहीं पैदा होना चाहिए।. 
वहस एक-दूसरे को समझने में सहायक होनी चाहिए। यह मैं संभाल लूगी। 
तुम लोग हो आओ |” 

रेविमय्या चला गया। ; 

युवरानी एचलदेवी ने चर्चा सम्बन्धी सभी बातों का मन-ही-मन पुतरावर्तवन 
किया। चामव्बा की प्रत्येक वात और हर एक चाल और गीत निधिवाद रूप से 
स्वार्थ से भरी हुई ही लगी | लेकिन उसकी इच्छा को गलत कहनेवाले हम कौन 
होते हैं? यदि यही भगवान की इच्छा हो तो उसे हम बदल ही नहीं सकते ।. 
खासकर वललाल को उस हालत में रुकावट क्यों हो जवकि वह पद्मला पर 
आसकत है ? हेग्गड़ती और उसकी बच्ची के वारे में चामव्वा की असूया और उनके: 
बारे में बल्लाल के दिल में वुरी भावना पैदा करने की चेष्टा के कारण युवरानी: 
एचलदेवी के मन में उसके प्रति एक जुगुप्सा की भावना पैदा हो गयी थी। यों तो 
वल्लाल कुमार का मन निर्मल है। वह पद्मला की ओर भाकृष्ट सहज ही.है। 
इसपर हमें कोई एतराज नहीं । वह उसके भाग्य से सम्बद्ध विषय है। छोटे अप्पाजी 
विट्टदेव के शिवगंगा हो आने की बात जिस प्रसंग में और जिस ढंग से उठायी गयी: 
उससे एसा लगता है कि कुमार वल्लाल के दिल में उनके प्रति बहुत ही चुरी भावना 
पैदा की गयी है। यह सारी कार्रवाई चामव्वा ने ही को है, इसमें कोई सन्देह ही: 
नहीं। अपनी लड़की की शादी के वाद वह इस काम से 


ऐसी स्थिति मत लाना । माँ के लिए सब 
होगी कि वे सब आपस में प्रेम: 


448 / पटुमहादेवी झान्त्रला 


ते वच्चे वरावर हैं। उम्नकी प्रार्थना तो यही 
भाव रखें और उनमें एकता हो । युवरानी वहाँ से- 


श्र 


चूजागृह में गयी और आँख मूंदकर मानृहदेय को पुकार को भगवान्‌ के सामने 
निवेदन करने लगी । 
उधर, भोजन के वक़्त जो बाद्नवेदाद हुआ था वह चामव्वा तक पहुँच 
चुका था। यह ख़बर देनेदाला स्व्र्यं राजकुमार वल्लाल ही था; खबर देकर 
समझा कि उसने एक बहुत बड़ा काम साध लिया | ऐसा करने का क्या परिणाम 
होगा, उसपर ध्यान ही न गया । खुद चामब्वा ने यह जानना चाहा था कि उसकी 
अच्चियों के दाच-गान के बारे में युवरानीजी को राम क्‍या है। वल्लाल ने, 
इसीलिए, समय पाकर यह प्रसंग छेड़ा था। बीच में इस छोटे अप्पाजी, विलस्त 
अर के लडके को, क्यों वोचना चाहिए था ? इसीलिए में उसपर झपट पड़ा | वह 
बहने लगा था कि भावाभिव्यक्ति कम रहो | जब खुद माँ ने कहा या कि बच्दा 
है तव इसकी टीका की जरूरत किसे थी ? इसमे मैने तो राय नही माँगी थी । इसी- 
लिए उसे मैंने आडे हायों लिया। और हेग्गड़ती की बेटो, वह तो वहुत वकझक 
करनी है। दोनों एक से झकको हैं। दोनों की जोड़ी ठोक है । इस छोटे अप्पाजी को 
कुछ तारतम्य ज्ञान नहीं ॥ सवको छोडकर उतके साथ शिवगगा जाना ठोक है ? 
बया वे हमारी बरावरी के हैं? एक साधारण धर्मंदर्शो किमी मन्दिर का, कहता 
है कि हेग्गड़े के घस्वालो के साय राजकुमार गाँव घूमता है। ये छोटा अप्पाजी 
अभी भी छोटा ही है । यहाँ आकर राजमहल में रहें तो उसे हम अपनी बराबरी 
का मारते भी। पर माँ ने जाने की उसे अनुमति क्यों दी ? युवराज ने ही कैसे 
मम्मति दी ? सव अजीव-सा लगता है। जैसा कि चामब्वा कहतो, इसमें भो कोई 
रहस्य है। यों चली थी बल्‍लाल कुमार की विचारधारा। इसी विचार- 
धारा की पृष्ठभूमि में उसने समझा था कि छोटे कषप्पाजी जो भी करता है, वह 
गलत और जो खुद करता है वह सही है। अपने इन विचारों को बताने के लिए 
जहाँ प्रोत्साहन मिल सकता था वहाँ कहने में यदि संकोच करें, यह हो कंसे सकता 
है? दस वजह से उसने चामव्यां के सामने सादे बातें उजल दी वह दष्डनायक 
की पत्नी नहीं, बह तो उसकी भावों सास थी। पर उसे क्या मालूम था कि वह 
उसके भाई की भी सास बनने की आकांक्षा रखती है? यह साय वृत्तान्त सुनने के 
बाद यह भावी सास कहे, “सब ठोक है,” यह अपेक्षा थी बचलाल की, तभी तो यह 
सारा वृत्तान्त कहते-कहते वह खुशो के मारे फूल उठा था। 
सब सुनकर चामख्वे ने कहा, “जापको पसन्द आग. हारे लिए इतना ही 
काफी है। कल सिहासन पर वैठनेवाले तो आप ही हैं। झापजी ही वात का मूतन्य 
अधिक है। अन्य लोगों के विचारों से हमे कया मतलब २? आपका भाई तो अभी 
अनजान बच्चा है। छोटे बच्चे ने कुछ कहा भो दो 5 हमें असमंजस करों 


हो?” 
बात यहां रुक गयी। बातचीत के लिए कोई दूनद विपय नहीं था । इनरिए 














राजकुमार बलल्‍्लाल वहाँ से चल पड़ा। चामव्वा जानती थी कि वह कहाँ 
जायेगा । बल्‍लाल का मत था कि पद्मला बातचीत करने में वहुत होशियार है। 
उसके साथ वात करते रहे तो उसे समय का ख्याल ही नहीं होता था। उसके 
बैठने का ढंग, वात करते समय की नखरेवाजी, उन आँखों से दृष्टिपात करने 
की वह रीति, मन को आकपित करनेवाली उसकी चाल, आदि उसे उसकी वातों 
से भी अधिक आकपित करती थीं । परन्तु उसे यह नहीं सूझता था कि वह उसका 
बनन्‍्दी बन गया है। वातचीत में चामला भी इनके साथ कभी-कभी शामिल होती: 
थी। चामब्वा को इसपर कोई एत्तराज भी नहीं था। युवरानी एचलदेवी और 
विट्टिदेव के दोरसमुद्र पहुँचने पर उसके अयत्न इतने ही के लिए हो रहे थे कि 
चामला और बविट्ठिदेव में स्तेह बढ़े। उसके इन प्रयत्नों का कोई अभीष्ट फल 
अभी तक मिला न था। वर्तमान प्रसंग का उपयोग अब उसने इस कार्य की सिद्धि 
के लिए करने की सोची । चामव्वा ने इस विपय को दृष्टि में रखकर चामला को: 
आवश्यक जानकारी दी । चामला सचमुच होशियार थी। वह कई वातों में पच्चला 
से ज्यादा होशियार भी थी। उसने माँ की सब वातें सुनीं और उसके अनुसार 
करने की अपनी सम्मति भी दी। परन्तु उसे ऐसा क्यों करना चाहिए, और उससे 
क्या फल मिलेगा, सो वह समझ नहीं सकी थी। इसलिए करना चाहिए कि 
माँ कहती है, इतना ही उसका मन्तव्य था। इस सबके पीछे माँ का कुछ लक्ष्य है, 
यह सूझ-वूज्ञ उसे नहीं थी। माँ चामव्वे ने भी उसे नहीं बताया था। उसके मत्त में 
यह ने बताना ही ठीक था। उसका विचार था कि इन बच्चों में आपसी परिचय- 
स्नेह आदि बढ़े तो और सारी बातें सुगम हो जायेंगी । ; 

माँ की आज्ञा के अनुसार चामला बविद्विदेव से मिलने गयी। वह पिछले दिन 
रेविभय्या के साथ दूर तक सैर कर आया था, और उनसे विचार-विनिमय भी होः 
चुका था। फिर भी उसका दिल भारी ही रहा । चामला विट्टिदेव से ऐसी स्थिति 
में मिली तो “राजकुमार किसी चिन्ता में मग्न मालूम पड़ते हैं। अच्छा, फिर 
कभी आऊंगी ।” कहकर जाने को हुई । * 

विट्टिदेव ने जाती हुई चामला को बुलाते हुए कहा, “कुछ नहीं, आओ 
चामला । 

वापस लौटती हुई चामला ने कहा, “मेरे आने से आपको कोई वाधा तो 
नहीं हुई ?” 

“कोई बाधा नहीं। आओ बैठो ।” कहकर पलंग पर अपने पास ही बैठने 
को कहा। वह भी निस्संकोच भाव से पास जाकर बैठ गयी | उसने इस बात की: 
प्रतीक्षा की कि उसके आने का कारण चे स्वयं पूछे। वह थोड़ी देर हाथ मलती हुई 
सिर झुकाकर बैठी रही। विट्टिदेद को लगा कि वह संकोचवश चुप बैठी है। उसके: 
कन्धे पर हाथ रख बिट्विदेव ने पूछा, “क्यों चामला, तुमने कहा कि मुझे देखने 


450 / पट्ठमहादेदी शान्तला 


आयी हो, अब पत्थर वनी बैठी हो।” ््ि 

“देखना तो हो ग्रया,” कहती हुई मूंद उठाकर एक तरह वा नद्खत्पन 
दिखाने लगी । 

“मतलब यह कि जिस काम से आदी वह प्रूरा हो यया, यही न?” 

“मैंने तो ऐसा कहा नहीं।” 

“तो किस मदलव से सुझे देखने आवी ? बता सकोगी २४ 

“महाराज की वर्षमाँठ 

“वह तो हो गयी । 

“मुझे भी मालूम है। उस दिन मैंने और मेरी दीदी ने नृत्य और गान प्रस्तुत 
किया था न ।/ 

“मैने भी देखा न।/ 

“बह मैं भी जानती हैं न ।” 

“इसे बताने के लिए आने की आवश्यकता नहीं थी न?” 

“यह वात मैं नही जानती हूँ, ऐसा तो नहीं न ?7 

“फिर तव ?” 

“कह तो रही हूँ; बीच में हे बोल पड़े तो २” 

“जो कहना है उसे सीधी तरह कह दें तो! 

“जरा गम्भीर होकर बैठे तव न ?' 

“क्या कहा ?” प्रग्न कुछ कठोर ध्वनि के था । 

चामला ने तुरन्त होठ काटे जौर सिर झुका लिया। विद्विंदेव ने क्षणमर 
सोचा । फिर गम्भौर मुद्रा में बैठ गया ऐसे जैसे कि महाराज सिहासन पर बैठते हैं 
वीटासन लगाकर, शरोर को भीघा तानकर । कहा, “हाँ, गम्भीर होकर वैठा हूँ 
अब कहो ।/ 

चामला ने घीरे से सिर उठाकर कनखियों में देखा | उसके बैठते के ढग को 
देख इसे हँगी का गयी । हँसी को रोकने की बहुत कोशिश वी पर नहीं रोक 
सकी | जोर से हँस पड़ी, लाचार थी। विट्विदेव भी साथ हँसते लगा। दोनो ने 
मिलकर ठहाका मारकर हँसना शुरू किया तो सारा अन्तः्पुर गूँज उठा। युव- 
रानी एचलदेवी गुमलखाने की बोर जा रही थी कि यह आवाऊह उनके कान में 
भी पड़ी। उन्होंने झाँककर देखा भी । 

“ठीक, आप भी अच्छी नकल करते हैं।” चामला ने कहा । 

“क्यों, मेरा बैठना गम्भीर नही था २?” 

“उस हेंसो से पूछिएया ।” 

“अच्छा, जाते दो। महाराज की वर्षगांठ के दिन तुम और तुम्हारी दीदी ने 
नाच-ग्रान का प्रदर्शन किया । यह मुझे भी मालूम है। कही । 


पट्टमहादेदो झान्तला / 454 


“मैं यही पूछने आयी कि वह कैसा था ।” | 
* चकित हो विट्विदेव ने उसकी ओर देखा । तुरन्त उसे भोजन के समय की 

वह घटना याद हो आयी । वह मौन हो रहा पर उसका चेहरा गम्भीर हो गया। 

“क्यों, क्या हुआ १” 

“तुमको मालूम है न ।” 

“क्या ?” चामला ने उत्तर में प्रश्त ही किया । 

"तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं १” 

धन, न ।! 

“तुम बड़ी मासूम वतती हो । कहती हो 'मालूम नहीं! | अप्पाजी ने तुम्हारी 
दीदी से कहा है और तुमसे उसने कहा है। इसीलिए तुम आयी हो ।” 

“दीदी ने कुछ नहीं कहा ।” 

“सचमुच ?” 

“मेरी माँ की कसम ।” 

“न न, ऐसी छोटी-छोटी बातों पर माँ की कसम नहीं खानी चाहिए | अगर 
दीदी ने कुछ नहीं कहा तो किसी और ने कहा ?” 

“किस विपय में १” 

“यहाँ मेरे और अप्पाजी के बीच जो चर्चा हुई उसके बारे में ।” ; 

“ऐसा है क्या ? चर्चा हुई थी? किस वारे में? हमारे नाच-गान के बारे 
में १४ 

विट्टिदेव चुप रहा । “रहने दो, सबको छोड़ मुझसे पूछने क्‍यों आयीं ? मैं 
कौन-सा बड़ा आदमी हूँ ।” ह 

“माँ से पूछ जाने को कहा, मैं आयी ।” उसने सच-सच कह विया । ह 

विट्विदेव को कुछ बुरा लगा। हमारी आपसी वातचीत को दूसरे लोगों से 
क्यों कहना चाहिए था अप्पाजी को ? उसे कुछ भी अक्ल नहीं | चामव्याजी ने और 
क्या-क्या कहला भेजा है, यह जान लेना चाहिए, यों सोचते हुए विद्विदेव ने पूछा, 
“ऐसी वात है, तुम्हारी माँ ने पूछने को भेजा है तुम्हें ?” 

॥।॒ हाँ || 34 

“क्या कह भेजा है ?” । * 

गा “किस-किसने _गाज्ता कहा, यह जानने को मैं और दीदी ज्यादा' उत्सुक 

थीं। डरते-डरते मंच पर आयी थीं। यह प्रदर्शन हमने लोगों के सामने प्रथम 
वार किया इसलिए मन में बड़ी उत्सुकता हुई ।” 

“यह तो सहज है ।” 

“परन्तु फिर भी सबने प्रशंसा ही की ।” 

“हमारे भाई ने क्या कहा ” 


3452 / पट्ठमहादेवी शान्तला 


“कहा, बहुत अच्छा था ।” 

“तुमसे कहा ?” 

“नही, दीदी से कहा ।/ 

“ठीक ही है।” 

“ऐसा हुआ कि दीदी ने हो पूछा उनसे कि छोटे अप्पाजो का इस विषय में क्या 
अन्तव्य है। तव उन्होंने कहा कि उनके अभिज्राय के बारे में उन्हीं से पूछो । इस- 
'लिए माँ ने मुझसे कहा कि “चामु, छोटे अप्पाजी हेग्गड्रंजी की लड़को के गुर के 
साथ दोनीन पखवारे तक रहे। हेग्यड़ेजी को लड़की शान्तला बहुत ही अच्छा 
नृत्य करती है और गाना भी बहुत अच्छा गानी है। उसके गुर के सियाने-पढाने के 
विधि-विधान को देख-सुनने के अलावा वे कुछ दिन साथ रहने के कारण कई वार्ते 
जानते हैं जिन्हे हम नहीं जानते । तुम लोगों को सिखानेवाले उत्कल के हैं । उस 
लड़वी को पट़ानेवाले यही के हैं। तुम्हारे और उनके गुरम्ओ के सिखाने की 
यद्धति में बुछ भेद होगा। इसमे बेहतर मीखने के लिए क्‍या करना चाहिए, इस 
बारे में पूछो । वे छोटे होने पर भी बड़ों की तरह बहुत बुद्धिमान हैं ।इमलिए उनके 
पास हो आओ । विधवा सीखनेवाले छात्रों को सहृदय विमर्शको की राय सुननी 
चाहिए। सुनने पर वह राय तत्काल अच्छी न लगने पर भी पीछे चलकर उससे 
अच्छा हो होता है। माँ ने यह सब समझाकर कहा, हो आओ। इसलिए मैं 
आगी ।। मैंने सच्ची और सीधी वात कही है। अब बताइये हमारा नृत्य-गान कंसा 
रहा ए! 

“दीक हो घा।” 

“मतलब ? कहने के ढग से लगता है कि उतना अच्छा न लगा।” 

“ऐसा नहीं । आपके अल्पकालीन शिक्षण को दृष्टि में रखकर तो यही कहना 
पड़ेगा कि अच्छा हो है। वास्तव में लगता यह है जैमे आप लोग हठ पकड़कर 

अभ्यास कर रहो हैं ।” 

“हमारे गुझजी भी यही कहते हैं कि अच्छे जानकार से भी अच्छा सीखने को 
द्वोड लगाकर परिश्रम से अम्यास करने पर शीघ्र सीख सकते हैं ।” 

“मबका मत एक-सा नहीं रहता । अलग-अलग लोगो का अलग-अलग मत 
होता है।” ५ 

“इसके माने २! 

“मेरे गुद अलग ढग में कहते हैं।” 

“कया आप नाट्य सीख रहे हैं।” 

“मैंने विद्या के सम्बन्ध में एक सामान्य बात कहो है, चाहे वह मृत्य, गायन 
या साहित्य, शुछ भी हो । हमारे गुएजो का कहना है कि जिस विद्या को सीखना 
चाहे उमर सोयकर हो रहे। इस या उस विद्या में सम्पूर्ण पाण्डित्य अजन बरूंगा, 


पट्टमहादेवो दात्तला / 753 


इसके लिए सतत अभ्यास करूँगा, यह निश्चित लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्यी का होना 
चाहिए। विद्या स्पर्धा नहीं । अगर तुम अपनी दीदी से अच्छा सीखने का हठ करके 
सीखने लगोगी तो उससे विद्या में पूर्णता आ सकेगी ? नहीं, उससे इतना ही हो 
सकेया कि पद्मला से चामला अच्छी निकल जायेगी । विद्या में पारंगत होना तभी 
साध्य है जव स्पर्धा न हो ।' 

चामला ध्यानपूर्वक सुनती रही। मेरे समान या मुझसे केवल दो अंगुल ऊँचे 
इस लड़के ने इतनी सब वालें कव और कंसे सीखी ? माँ का मु्ते यहाँ भेजना 
अच्छा ही हआ। राजकुमा र का अभ्यासक्रम जानना मेरे लिए उपयोगी होगा । 

“मुझे विद्या में निष्णात होना है ।” 

“ऐसा है, तो सीयते वक्त दीखनेवाली कमियों को तव का तभी सुधार 
चाहिए नहीं तो वे ज्यों-की-त्यों रह जायेंगी। 

“सच है। हमारे नृत्य में ऐसी कमियों के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं ।” 

“प्रशंसा चाहिए थी, इसलिए कहा नहीं । 

"ऐसा तो हमने जाहिर नहीं किया था ।” 

“तुमको शायद इस विपय का ज्ञान नहीं हैं। मात्ता-पिता के अत्यधिक प्रेम 
के कारण हम वच्चों को बलिपशु बनना पड़ता है। इसलिए प्रशंसा, बहुत आदर, 
बहुत लाड़-प्यार मुझे पसन्द नहीं | 

“आप ऐसे स्वभाव के हैं, यह मुझे मालूम ही नहीं था ।” 

“तो तुम्हारे विचार में मैं कैसा हूं ?” 

“मैंने समझा था कि आप अपने भाई के जैसे ही होंगे ।” 

“तो क्‍या तुम अपनी दीदी जैसी ही हो ?” 

“सो कैसे होगा ?” 

“तो यह भी कैसे होगा ?” 

“सो तो ठीक है। अब मुझे क्या सलाह देते हैं ?” 

“किस सन्दर्भ में ?” 

“सुधार के वारे में ।” 

“नृत्य कला को जाननेवालों के सामने नृत्य करके उन्हीं से उसके बारे में: 
समझना चाहिए। गायन कला के वारे में भी वही करना चाहिए । 

“तब तक ?” 

। ऐसे ही |! 

“आपके कहने के योग्य कुछ नहीं ?” 

“मुझे कई-कई बातें सूझ सकती हैं, पर वे अगर गलत हों तो ?” 

“अगर सही हों तो ?” 

“यह निर्णय कौन देगा ?” 


54 / पहमहादेवी शान्तला 


“मं। इसलिए आपको जो सूझा सो कहिए। 

“न न । मुझे क्यों ? वाद को आप मुझे बातूनी का पद देंगी ।” 

“मुझसे, मेरे बारे में कहिए।” उसके कहने के ढंग में एक सौहाद ओर 
आत्मीय भावना थी। 

“यदि तुम दूसरो से कहोगी तो ?” 

“नहीं, माँ की कमम ।/ 

“(फिर वही। मैने पहले ही मना कर दिया था । हमारे गुरुजी ने एक बार 
कहा था कि किसी की कसम नहीं खानी चाहिए । उसमें भी माँ की कसम कभी 
नही। माँ को भी बच्चों की कसम कभी नहीं खानी चाहिए ।” 

“क्यों 2" 

"हम जिस वात पर माँ की कसम खाते हैं, वह पूरी तरह निभ न सके तो वह 
कसम शाप बन जाती है और वह शाप भाँ को लगता है । जिस माँ ने हमे जन्म 
दिया उत्ती की बुराई करें २! 

“मुझे मालूम नही था। मेरी माँ कभी-कभी ऐसी ही कसम खाया करती है) 
वही अभ्यास मुझे और दीदी को हो गया है, मेरी छोटी बहन को भी ।/ 

“छोड दो । आइदा माँ की कसम कभी न खाना ।” 

“नहीं, अब कभी नही खाऊंगी।” 

“हाँ, अब कहो, ओर किसी से नही कहोगी न ?” 

“नही। सचमुच किसी से नही कहूँगी ।” 

“नृत्य में भगिमा, मुद्रा, गति, भाव, सवका एक स्पष्ट अर्थ है। इनमे किसी 
की भी कमी हो तो कमी-ही-कमी लगती है और सम्पूर्ण नृत्य का प्रभाव ही कम 
हो जाता है ।” 

“हमारे नृत्य में कौन अग गलत हुआ था ?” 

“भाव की कमी थी। भावाभिव्यक्ति रस निष्पत्ति का प्रमुख साधन है । 
यदि इसकी कमी हो तो नृत्य यात्रिक-सा बन जाता है। वह सजीव नही रहता ॥ 
भाव से ही नृत्य सजीव वनता है ॥' 

“समझ में नही आया | एक उदाहरण देकर समझाइये ॥” 

“तुम दोनो ने कृष्ण-यशोदा का नृत्य किया न ?” 

"हाँ" 

“तुम कृष्ण बनी थी, तुम्हारी दीदो यशोदा वनी थी न २?” 

नहा! 

“गोपिकाओ ने माखन चोरी की शिकायत की थी, तुम्हे मालूम था। उस 
चोरी की परीक्षा करने तुम्हारी माँ आनेवाली थी, यह तुम जानती थी। लेकिन 
जब वह भायी तब तुम्हारा चेहरा तना-भा क्यों था ? अपनी करतूत का आभास 


पट्टमहादेवी दान्तला / 455 


तक माँ को नहीं मिलने देने के लिए तुम्हें अपने सहज रूप में रहना चाहिए था । 
फिर कृष्ण के मँह में ब्रह्माण्ड देखकर यशोदा के रूप में तुम्हारी दीदी को आशइचर्य- 
युक्त दिग्श्रम के भाव की अभिव्यक्ति करनी चाहिए थी जबकि खम्भे की तरह 
खड़ी रही उसने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं किया । 

“आपके कहने के वाद ठीक लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। परल्तु 
हमारे गुरुजी ने इसे क्‍यों ठीक नहीं किया ? 

“सो मैं क्या जानूँ ? क्या कह सकता हूँ ? अनेक वार हम ही को पूछकर जान 
लेना पड़ता है । 

“और हमारा गाना कैसा रहा था ?” 

“तुम्हारी दीदी की काँसे की-सी ध्वनि में तुम्हारी मुदुल कोमल कंप्ठ-ध्वनि 
ज्लीन हो गयी । क्या तुम दोनों हमेशा साथ ही गाया करती हो ?” 

/हाँ । 

“दोनों अलग-अलग अभ्यास करो तो अधिक जँचेगा ) तुम्हारी दीदी को लय 
पर ज्यादा गौर करना चाहिए। गाते-गाते उनकी गति अचानक तेज़ हो जाती 
है 

“मेरा १! 22 

“क्या कहूँ ? मुझे लगा ही नहीं कि मैंने तुम्हारा गाना सुना । जब तुम अकेली 
शाजोगी तभी कुछ कह सकूंगा कि मुझे कैसा लगा ।” 

“अभी गाऊे ?” उसने उत्साह से पूछा । विट्टिदेव पसोपेश में पड़ गया।च 
कहूँ तो उसके उत्साह पर पानी फिर जायेगा, हाँ कहूँ तो यह गाना माँ के कानों 
में भी पड़ेगा । इसी उ्ेड्बुन में उसने कहा, “श्रुति के लिए क्या करोगी ?” : 

“अरे, यहाँ तम्वूरा भी नहीं है ?” 

“नहीं, वह सोसेऊरु में है |” 

“वहाँ कौन सीखते हैं ?” 

“हमारी माताजी ।” 

“तो और किसी दिन गाऊँगी।” चामला ने कहा । 

“न भी आओ तो हर्ज नहीं। तुम अच्छी त्ततह सीखकर उसमें प्रवीण हो जाओ 
इतना ही बहुत है ।” ह 
दी प्रवीण हो जाओ, यह कहने के लिए भी तो एक वार सुन लेना चाहिए 


“हाँ ।” उसे हँसी आ गयी । ठीक इसी वक़्त रेविमय्या आया, युवरानीजी 
दोनों को नाइते पर बुला रही हैं। जम 


456 | पट्टमहादेवी श्ान्तला 


युद्ध-शिविर मे मन्त्रणा हुई । जोगम और तिवकम ते अपराध स्वीकार कर लिया 
था । जबानी के जोश में वे स्त्रियों के मोह में पडकर बात को प्रकट कर बैठे थे। 
यह वात भी प्रकेट हो गयी कि इसके लिए वैरो ने स्त्रियों का उपयोग किया था। 
उने स्त्रियों ने इन लोगों के मन मे यह भावना पैदा कर दी थी कि वे युद्ध/शिविर 
के बाजार में रहनेवाली है और चालबुकयों को प्रजा है। दोनो को इस बात का 
पता नही लग सका था कि वे चालुक्य राज्य मे वसे परमारों के गुप्तचरों के घराने 
की स्त्रियाँ है। वे यही समझते रहे कि ये स्थियाँ कर्नाटक की ही है और अपनी 
मातृभाषा की अपेक्षा देशभाषा मे ही ज्यादा प्रवीण हैं। कुल मिलाकर कह सकते 
हैं कि उन लो वासना के वश होकर युद्धक्षेत्र का रहस्य खोल दिया यथा। 
इसलिए उन दोसो को युद्ध/शिविर से निकालकर युद्ध की समाध्ति तक, और 
उन दो स्त्रियों को भी कड़ी निगरानी में कंद रखने का निश्चय हुआ । उन स्त्रियों 
के पता लगाने के लिए जरूरी तजवीज भी की जाने लगी। उन स्त्रियों के मिलते 
पर उन चादो को सन्निधान के सामने प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गयी | उन दोनो 
अध्वनायकों के मातहत सैनिको पर कही नजर रखने तथा कही कोई जरान्मी भी 
भूल-घूक हो तो उसकी खबर तुरन्त पहुँचाने को भी हुक्म दिया गया | जोगम और 
तिवकम सँन्य शिविर से दूर, कहां ले जाये गये, इसका किती को भी पता नहीं 





] 

इधर शिविर मे तहकीकात करने के वाद कुल स्त्रियों में से वडी रानी को भी 
मिलाकर तीन स्थ्रियाँ लापता हो गयी टैं--यह समाचार मिल्ला | वडी रानोजी के 
चले जाने की खबर केवल सन्निघान, एरेयग प्रभु, कुदमराय, और हिरिय चलिके- 
नायक को थी। वे दोनों बडी रानीजी की खास सेविकाएँ रही होगी औ र कुछ पद्यत्र 
रुचकर बडी रानीजी को उड़ा ले जाने मे सहायक बनी रही होंगी--आदि-आदि 
बातें शिविर में होने लगी। लोग इस अफवाह को तरह-तरह का रग देकर फंलाते 
रहे; आममान को ऊँचाई, समुद्र की गहराई और स्त्रियों का मत, जानना 
दु साध्य है, यह उक्ति हर जवान पर थी । केवल एग्यंग प्रभु और विक्रमादित्य का 
विचार था वे :स्त्रियां भेद खुल जाने के कारण खिमक गयी होगी और शभ्रुओं तक 
यह खबर पहुँचा चुकी होगी | इस विचार से उन्होंने उन स्त्रियों का पता लगाने का 
प्रयत्न जोर्यों से चलाने तथा करहाट और कल्याण में अपने गुप्तचरों को और भी 
चौकन्ना होकर काम करने तथा जिस किसी पर सन्देह हो उसे पकड़कर बन्दी 
बनाने का निर्णय किया । एरेयग प्रभु ने कहा, “वह तो हमारे विश्वासपात्र हिरिय 
चलिकेनायक की अनमोल सलाह थी । उसके लौट आने तक हमे आगे नही बढ़ना 
चाहिए। इस बीच घारानगर की हालत का पूर्ण विवरण जानकर हमारा गुप्तचर 
दल खबर दे सकेगा।” बलिपुर से प्राप्त घोड़ा अच्छा होने के कारण हिरिय 
चलिकेनायक बहुत जल्दी पहुँचा । वडी रानी के सुरक्षित स्थान पर सही-सलामत 


पट्टमहादेवी दान्तला / 57 


पहुँचने की खबर सुनकर दोनों सन्तुष्ट हुए। अब एरेयंग इस उधेड़वुन से मुक्त 
हुआ कि चलिकेनायक पर अविश्वास न होने पर भी उनके साथ किसी और का 
न भेजा जाना शायद अनुचित था, रास्ते में हुई तकलीफ के वक़्त या छद्यवेप में 
होने पर भी किसी को पता चल जाने वर क्या होगा ? 

हिरिय चलिकेनायक ने यात्रा का विवरण दिया | पहले एल्लम्भ पहाड़ जाने- 
वाले यात्रियों की ठोली साथ में रही, वहाँ से वैलहोंगल बाजार जानेवाले 
व्योपारियों का दल मिला | वहाँ गोकर्ण वनवासी जानेवाले तीर्थयात्रियों का दल 
मिल गया। फिर आनवट्टी जानेवाले वारातियों का साय हो गया । आनवट्टी से 
बलिपुर तक का रास्ता पैदल ही तय किया गया। 

एरेयंग प्रभु ने पूछा, “तुम वलिपुर में कितने दिन रहे ?” 

/सिफ़े तीन दिन ( ) 

“बड़ी रानीजी को वहाँ ठीक लगा ?” 

भमेरे वापस लौटते समय उन्होंने कहा तो यही था ।” 

“हेग्गड़े और हेग्गड़ती को सारी बातें समझायीं जो मैंने कही थीं ? 

“सब, अक्ष रश:, यद्यपि प्रभु के पत्र ने सव पहले ही समझा दिया था ।” 

“हाँ, क्योंकि कोई अनिरीक्षित व्यक्ति आयें तो पूरी तहकीकात करके ही 
उन्हें अन्दर प्रवेश करने देना भी एक शिष्टाचार है। फिर उस पत्र में अपने कार्य 
की पूरी जिम्मेदारी समझा देने के मतलब से सारा व्यौरा भी दिया गया था ।” 

हम लोग वहाँ पहुँचे तब हेग्गड़तीजी अपनी बच्ची के साथ वसदि के लिए 
निकल रही थीं। परन्तु उनका उस समय का व्यवहार आश्चर्यजनक था । वे बहुत 
यूक्ष्मग्राही हैं। कोई दूसरा होता तो तुरन्त यह नहीं समझ पाती कि ये ही बड़ी 
रानी हैं, और समझ जाने पर तो सहज रीति से आदर-गौरव की भावना दिखाये 
बिना रह ही नहीं सकती थी। 

दे यदि वे उस समय हमारे. स्वागत में अधिक समय लगातीं वो इरें-गिर्द के 
लोगों का ध्यान उम्त ओर आकर्षित होता। नवागंतुकों के प्रति गौरव प्रदर्शित 
सब अच्छा शिक्षण दिया है । 

“हेग्गड़ेजी की बेटी कैसी है ?” 

208०५ डर 
है कि 8 कम होते हैं, प्रभुजी। वह्‌ अपने अध्ययन में सदा मस्त रहती 
ट्‌ ध्यक बात नहीं करती । आम तौर पर वच्चे आगंतुकों की ओर आशा- 
2 से देखा करते हैं न; अतिथि लोग वच्चेवालों के घर साधारणतया 

जाली हांथ नहीं जोण करते 
अर री, हे पर ! 3 20025 तरफ एक वार भी 
देखा और दो-चार क्षण खड़ी हो हमसे वातचीत की कक कह 
गज वे तब भी वह हमसे दूर, चार 


58 / पहुमहादेवी शान्तला 


कदम आगे खडी रही और माँ के साथ ही चली गयी ।” 

“तुम्हारी युवरानीजी को वह लड़की बहुत पसन्द है ।” 

“उस लडकी के गुण ही ऐसे है कि कोई भी उसे पसन्द करेगा ।” 

“मुम्हे भी उसते पागल वना दिया 2” 

“मतलब, उसने किसी और को भी पागल बना दिया है ?” 

“बहू तो हम नहीं जानते ) हमारा खास नौकर गेविमय्या है न, हेग्गड़ती 
'की लडकी का नाम उसके कान में पड जाये तो ऐसा उद्देलित हो उठता है जैसा 
चन्द्रमा को देख ममुद्र ।” 

“हर किसी को ऐसा ही लगेगा। उगसे मिलने का मने हुआ मद्यपि छच्च- 
बेप मे व्यक्ति किसी के साथ उतनी आत्मीयता से व्यवहार नहीं कर पाता । मैं 
उससे इमलिए भी दूर ही रहा क्योकि हेग्यडतीजी बडी रानो के बारे में वास्त- 
“बिक बात अपनी बेटी को भी बतायेंगी ही नही ।" 

“ठीक, बडी रानीजी ने और कया कहा ?” 

“इतना ही कि सत्निधान और प्रभु से मिलने के वाद आगे के कार्यक्रम के 
बारे भे, अगर सम्भव हो तो सूचित करने के लिए कह देना ।” 

"ठीक है। समय पर बतायेंगे।” एरेयग प्रभु ने उठते हुए कहा, “हाँ, 
“नायक, हम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा मे रहे। कल ही हमारी सेना धारानगर 
की तरफ रवाना होगी | सर्निधान की आज्ञा है कि सेना और हाकिमों के साथ 
युद्धशिविर के घाजार की कोई स्त्री नही जापे, सबको घापस भेज दिया जाये। 
सेना का विभाजन कँसा हो और कहाँ भेजा जाय इस पर कल विचार करने के 
'लिए भभा बुलानो है। उसमे हमारे शिविर पर दण्डनायक, घुडसवार सेनानायक, 
पटवारी और नायक बुलाये जाएँ। सवको खबर दे दें । अब सन्निधान की आज्ञा 
हो ती हम चलें ।" 

“अच्छा, एरेयग प्रभुजी, ऐसी व्यवस्था हो कि हम भी आपके साथ रहे ।” 

“मस्निधान की सुरक्षा-व्यवस्था की जिम्मेदारी हम पर है।” कहते हुए प्रभु 
एरेयंग ने कदम बढाये । हिरिय चलिकेनायक ने दौडकर परदा हटाथा और एरेयग 
प्रभु के बाहर निकलने के वाद खुद बाहर आया। 


चामला ने अपने और विट्टिदेव के बीच जो वातचीत हुई थी, वह अपनी माँ को 
ज्यो-की-त्यों सुना दी। उसने सारी बातें बडे ध्यान से सुनी और वेटी चामला को 


पट्टमहादेवी शाम्तला / 59 


अपने बाहुओं में कस लिया । 

“बेटी चुम बहुत होशियार हो, आखिर मेरी ही वेटी हो न ?” बेटी की 
प्रशता के वहाने वह अपनी प्रशंसा आप करने लगी। खासकर इसलिए कि 
युवरानी ने अपने वेदे के साथ वेटी चामला को भी उपाहार पर बुलवाया । इसका 
मतलब यह हुआ दाँव ढंग से पड़ा है और आशा है, गोटी चलने लगेगी। अब इसे 
पूरी तरह सफल बनाना ही होगा । चाहे अब मुझे अपनी शक्ति का ही प्रयोग क्यों 
न करना पड़े | उसने बच्ची का मूँह दोनों हाथों से अपनी ओर करके पूछा, “तुम 
उनसे शादी करोगी बेटी ?” 

बेटी चामला ने दूर हृठकर कहा, “जाओ माँ, तुम हर वक्‍त मे री शादी-शादी 
कहती रहती हो जवकि अभी दीदी की भी शादी होनी है ।” 

“तुमने क्या समझा, शादी की बात कहते ही तुरन्त शादी हो ही जायेगी ?' 
मैंने तो सिर्फ यह पूछा है कि तुम उसे चाहती हो या नहीं ४! 

चामला माँ की तरफ कनखियों से देखती हुई कुछ लजाकर रह गयी।॥ 
वह वेटी को फिर आलिगन में कस उसका चुम्बन लेने लगी कि पद्मला 
और वल्लाल के हंसते हुए उधर ही आने की आहट सुन पड़ी । इन लोगों को” 
देख उनकी हँसी रुकी । वेटी को दूर हटाकर वह उठ खड़ी हुई और बोली, “आइए. 
राजकुमार, चैठिए। चामू देकव्वा से कहो कि राजकुमार और पञ्मला के लिए. 
नाश्ता यहीं लाकर दे ।” रे 

कुमार वललाल ने कहा, “नहीं, मैं चलूँगा। माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी ।. 
मत जाओ, चामला ।” 

“माँ ने जो कहा, सो ठीक है। युवरानीजी के साथ छोटे अप्पाजी और मैंने" 
अभी-अभी नाश्ता किया है ।” चामला ने कह दिया । 

वल्लाल कुमार को विश्वास न हुआ, “झूठ वात नहीं कहनी चाहिए ।” 

“यदि सच हो तो ?” 

“झूठ ?” 

“सच हो तो शर्त क्या रही ?” 

"शर्ते ? तुम ही कही क्या होगी ?” 
हि “दीदी के साथ अपने हिस्से का नाश्ता तो लेना ही होगा, मेरे हिस्से का भी' 
लेना होगा क्योंकि वहाँ आपके हिस्से का मैंने खा लिया है।” उत्तर की प्रतीक्षा: 
किये व्रिना ही चामला चली गयी, चामव्वा भी । 

“प्मा, तुम्हारी बहन ने जो कहा क्या वह सच है?” 

“ऐसी छोटी बात पर कौन झूठ बोलेगा ?” 

“तो क्या बड़ी पर झूठ बोला जा सकता है ?” 

“मेरी मां कभी-कभी कहा करती हैं कि झूठ वोलने पर काम बनता हो तो झूठ- 


460 / पट्टमहादेवी शान्तला 


बोला भी जा सकता है।” 

“मेरी और तुम्हारी माँ में वहुत अन्तर है।” 

“आपकी दृध्टि मे कोन सही है ?” 

“मेरी माँ की नीति आदर्श नीति है। तुम्हारी माँ की नीति समयानुकूल है । 
एक तरह से उम्र भो सही कह सकते हैं ।'” 

जब जिसकी माँ की नोति को युवरानीजी की नीति से भिन्‍न होने पर भी खुद 
राजकुमार मही मानते हों उस बेटी को खुशी ही होनो चाहिए, वह वल्लोल को 
तरफ देखने लगो। अचानक रुकी हँसी एकदम फिर फूट निकली। बल्लाल को 
सन्तुप्ट करने वेः लिए यह आवश्यक था। वह भी मुसकराया । उस भुसकराहुट को 
दवाकर उसके मन थे अचानक एक सन्देह उठ खडा हुआ, उप्तकी भोह चढ़ गयी । 

“क्यों ? बया हुआ ?” पद्मला से पूछे बिना न रहा गया। 

“पता नहीं क्यों मेरे मत को तुम्हारी बहुत की बाल पर विश्वास नहीं हो यहा 
है। उसने मज़ाक में कहा होगा, लगता है” 

“समुसा लगने का कारण ?” 

“कुछ विपयो का कारण वताथा नही जा सकता । मनोभावों में अन्तर रहता 
है। इस अन्तर के रोज के अनुभव से लगता है कि इस तरह होना सम्भव नहीं ।/ 

/मनोमावों में अन्तर ? किस तरह का 27 

“स्वभाव ओर विचारों में अन्तर ।” 

“पकिस-किस में देखा यह अन्तर आपने ?” 

“किम-किममे ? मेरे और मेरे भाई में अन्तर है। इसीलिए माँ के साय 
नाश्ता करते समय बह भी साथ रहा, इस बात पर मुझे यकीन नही होता ।/ 

“क्यों 2” 

“जिसे वह चाहता नही, उसके साय वह घुलता-मिलता ही नही ।” 

“तो क्या चामला को वह नही चाहता ?” 

“ऐसा तो मैं नही कह सकता क्योकि अभी वह छोटा और नादान है, यद्यपि 
उसे उमर हेग्गडती की वेटी को छोड़कर दुनिया में और कोई नहीं चाहिए।” 

४ इतना क्‍यों ?” 

“वह समझता है कि वह सरस्वती का ही अवतार है, बुद्धिमानों से भी अधिक 
बुद्धिमती है ।” 

“हाँ होगी, कौन मना करता है? लेकिन इससे चामला को पसन्द न करने 
का क्‍या सम्बन्ध है 2” 

“कहता है कि तुम लोग कुछ नही जानती हो ।” 

“ऐसा क्‍या ?” पद्मला के मन में कुछ असन्‍्तोष की भावना आयी। 

“परे और उसके दोच इस पर बहुत चर्चा हुई है कि तुम लोगों के नृत्य में 


घट्महादेवोी शान्तला / 63 


आवब ही नहीं था ।” 
रसोइन देकव्वा के साथ उसी वक्त वहाँ पहुँची चामला ने बल्‍लाल, की यह 
बात सुत ली । फिर भी नाश्ता करते समय इसकी चर्चा न करने के उद्ं श्य से वह 
चुप रही । पद्मता और वल्लाल ने चाश्ता शुरू किया । वलल्‍लाल का थाल खाज़ी 
होते ही चामला ने दूसरा थाल उसके सामने पेश किया ) 

बलल्‍लाल ने कहा, “मुझसे नहीं हो सकेया ।* 

“आप ऐसे मना करेंगे तो मानेगा कौन ? अब चुपचाप इसे खा लीजिए, नहीं 
तो इस भूल के लिए दुगुता खाना पड़ेगा ।” 

“मँने क्या भूल की ?* 

“पहले इसे खा लीजिए, बाद में वताऊँगी | पहले बता देते तो और 
लेती आती ।” 

“नहीं, अव इतना खा ले तो चस है।” बल्लाल ने किसी तरह जा लिया, 
बोला "हाँ, खा लिया, अब कहो! 

“आपके भाई ने जो वातें कहीं, उन्हें घुमा-फिराकर अपना ही अर्थ देकर, 
आप दीदी से कह रहे हैं ।” 

“घुमा-फिराकर क्‍यों कहेंगे ?” पद्मला ने-कहा । 

“अपने को सही बतलाने के लिए। अपने को अच्छा कहलाने के लिए !” 
चामला की वात ज़रा कठोर थी । 

“वे तो अच्छे हैं ही इसमें दिखाने की ज़रूरत क्या है ?” 

“क्या उनसे ज्यादा उनके भाई के वारे में मालूम है तुम्हें 

प्हां 

“कैसे ?” 

“कैसे क्‍या ? उन्होंने दिल खोलकर वात की और जो भी कहा सो हमारी ही 
भलाई के लिए कहा ।” 

बह बड़ा बृहस्पति है।” वलल्‍्लाल के आत्माभिमान को कुछ धक्का-सा लगा । 

“आपने कहा, वहुत्त अच्छा था । क्यों ऐसा कहा ? आपको अच्छा क्यों लगा ? 
चताइये तो ।” | 

' .. जब तुम दोनों राधा-कृष्ण बनकर आयी तो लगा साक्षात्‌ राधा और कृष्ण 

ही, उतरे हैं।” है 

अर्थात्‌ सज-धज इतनी अच्छी थी। है न ?” 


व हाँ । रत 


्््‌ 


पर दो थाल 


“आपने जो देखा वह वेपभूपा थी । नृत्य नहीं था ।” 
उन्होंने वेषभूपा के साथ नृत्य भी देखा। उसमें कमियाँ भी देखीं जो चिता 
ठीक किये रह जायें तो बाद में ठीक नहीं की जा सकती । और स्पष्टतया गलती 


462 | पट्टमहादेवी शान्तला 


नया और कहाँ थी, यह भी उन्होंने बताया । यदि हम उनकी सूचना के अनुसार 
अभ्यात करें तो हम उस विद्या को अच्छी तरह मीझ सकती हैं ।” 
“अच्छी बात है, अनुसरण करो, कौन मना करता है ।” पद्मला ने कहा । 
“उन्होंने हम दोनो के हित के ही लिए तो कहा 
“अच्छा, तुम वैसा हो करो । हमारे गुरुजी ने ती कुछ भी कमी नहीं बतायी, 
बल्कि कहा कि ऐसे शिप्य उत्कल देश में मिले होते तो क्या-क्या नही कर सकते थे। 
चहाँ तीन साल में जितना सिखाया जा सकता है उतना यहाँ छह महीनों में सिखा 
“दिया है ।” पञ्मला ने गुरु की राय वतायी । 
“इसीलिए जितना वास्तव मे सिखाना चाहिए उतना वे सिश्रा नही रहे हैं, 
ऐसा लगता है ।" चामला ने कहा । 
“यदी पर्याप्त है। हमे तो कही देवदासी वनकर हाव-भाव बिलास के साथ 
“रथ के आगे या मन्दिर की नाट्यशाला में नाचना तो है नही | जितना हमने सीखा 
है उतना ही हमे काफी है।” 
“यह ठीक वात है । बल्लाल ने हामी भरी । 
“ढोक है, जाने दीजिए, अपनी नाक सीधी रखने के लिए वात करते जाने से 
कोई फायदा नहीं /” कहती हुई चामला चली गयी । 
दूसरे दिन से उप्त उत्कल के नाट्याचार्य को केवल चामला को सिखाना पडा। 
पच्मला ने जो भाव प्रकट किये थे उनपर चामव्वा की पूर्ण सम्मति रही क्योकि वह 
आनती थी कि एक-न-एक दिन महारानी वननेवाली उसकी बेटियों को लोगों के 
सामने साचने की जरूरत नहीं। किर भी वह चामला की बात से सहमत थी 
मयोकि उसकी कल्पना थी कि चामला यदि बिट्टिदेव की सलाह के अनुसार बरतेगी 
तो उन दोनों में भाव-सामजस्य होकर दोनो के मन जुड जायेंगे । अच्छी तरह से 
विद्या का अध्ययन करने का मतलब यह तो नही कि उसे सार्वेजमिकों के सामने 
प्रदर्शन करना है । यह भी उसके लिए एक समाधान का विषय था। 
इस प्रासग्रिक घटना के कारण पद्मला और वल्लाल कुमार के बीच घनिप्ठता 
बढी। साथ ही चामला ओर विट्टिदेव के बीच में स्नेह भी विकसित हुआ। यह 
च्ामब्वा के लिए एक सन्तोपजनक वात थी जो मत-ही-मन लड्डू खा रही थी। 
परन्तु युवरानी एचलदेवी के मत में कुछ असनन्‍्तोय होने लगा | विट्विदेव को 
अकेला पाकर उसने कहा, “देखो, दोरसमुद्र मे आने के बाद तुमने अपने अभ्यास का 
समय कम कर दिया है ।/ 
“नहीं तो, माँ ।/ 
“मैं देखती हूँ कि किमी-न-किसी' बहाने चामव्दा की दूसरी बेदी रोड आ 
जाती है।” 
“वेचारी ! वह मेरा समय वहुत नप्ट नही करती ।” 


पटूमहादेवी झान्तला / 463 ँ 


“तुम्हें उसके साथ कदम मिलाकर नाचते और हाथ से मुद्रा दिखाते मैंने स्वयं: 
देखा है। क्या वह तेरी ग्रुरु भी वन गयी ?” 

“नहीं माँ । जब मैं हेग्गड़ेजी के साथ थोड़े दिन रहा तब मैंने कुछ भावमुद्राएँ. 
आदि सीखी थीं। वही मैंने चामला को दिखायीं क्योंकि उसने अपनी नृत्य- 
कला मुझे दिखायी। वह होशियार है, सिखाने पर विषय को तुरन्त ग्रहण कर 
लेती है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उस गुरु की जानकारी ही अपर्याप्त है।' 
यदि यह लड़की, शान्तला के ग्रुरु के हाथ में होती तो उसे वे उस विद्या में पारंगत 
बना देते ।” 

“तो तुम ही उसके गुरु हो । उसके माँ-वाप से कहकर उसे एक योग्य ग्रुरु के 
पास शिक्षण के लिए भिजवाने की व्यवस्था भी करोगे न ?” ॥ 

विद्या सीखने की आकांक्षा जिसमें हो उसके लिए उचित व्यवस्था न करना 

सरस्वती के प्रति द्रोह है। गुरुवय ने यही कहा है । इसमें क्या गलती है, माँ १” 

“गुरु के कहने में कोई गलती नहीं । मगर तुम्हारी इस अत्यन्त आसक्ति का' 
कारण क्या है ? 

“वह लड़की निश्छल मन से आती है, जानने की इच्छा से पूछती है, सीखने 
में उसकी निष्ठा है, विपय को शीत्र ग्रहण करती है। इसलिए मेरी भावना है कि 
वह विद्यावती बने ।” जि 

“क्या उसे जन्म देनेवाले माता-पिता यह नहीं जानते ?” 

“यह मैं कैसे कहूँ, माँ ? जो वस्तु अपने पास हो, उसके लिए किसी को “नाहीं” 
कहना पोय्सलवंशियों के लिए अनुचित वात है । यही वात आप स्वयं कई बार 
कहती हैं, माँ ।” ः । 

“तो यह उदारता रही, प्रेम का प्रभाव नहीं । है न ?” 

कम उदारता 2 है, प्रेम कहने में कुछ कमी हो सकती है। चामला' 
आपकी कोख से जनमी हें र वह मेरे पास सी तरह प्रेम से अपनी 
अभिलापा व्यक्त करती तो भी मैं उसे ऐसे ही प्रेम मल किक का कर 

. अवरानी एचलदेवी को इस उत्तर से सस्तोप हुआ । उनके मन का सन्देह पुत्र 
पुत्र पर प्रकट न हो इस दृष्टि से बात को आगे बढ़ाती हुई उन्होंने उसकी विद्या- 
शिक्षण के बारे में कई सवाल किये। यह भी पूछा कि दण्डनायकजी जो सैमिक 
शिक्षा दे रहे थे _उसकी प्रगति कैसी है किन्तु इस चर्चा में उन्हें मालूम हुआ 
रा उनका वड़ा वेटा पक जिला में भी पिछड़ा ही रह गया है। उन्होंने पूछा, 
“वह ऐसा क्यों हो गया ?” - - 

ब्प्स्र शरीर के सनिक- _ 
पक ल रह और दूर भागता है। वह दुवेल है तोः 


464 / पद्चमहादेदो शान्तला 


“परन्तु नविष्य में वही तो पोय्मल्न राज्य का राजा होगा। ऐसे पिता का पुत्र" 
होकर" 

“मं हूँ न, माँ ।! 

'उसमे क्या ?” 

“पैया की शारीरिक दुर्बलता स्वभाव से ही है ।जसे महाराज के राजधानी में 
“रहने पर भी सब राजकार्य अपनी बुद्धि, शक्ति और बाहवल से युवराज चला रहे हैं 
बैसे|ही भैया महाराज बनकर आराम से रहेंगे और मैं उसका दायाँ हाय बनकर 
उसके सारे कार्य का निर्वेहण करता रहूंगा 7 

“दुर्देल राजा के कान भरनेवाले स्वार्यो अनेक रहते हैं, बेटा ।” 

“भरे सहोदर भाई, मेरी परवाह किये बिना या मुझसे कहे बिना, दूसरों की 
चातों में नही आयेंगे, माँ। आप और युवराज जैसे मेरे लिए हैं वैसे भैया के लिए 
भी; आप ही का रक्त हम दोनों में हैं। इस राज्य की रक्षा के लिए मेरा ममस्त 
जीवत समपित है, माँ ॥7 

युवरानी एचलदेवी ने आनन्द से गदगद हो बेटे को अपनी छाती से लगा 
(लिया और उमके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीप दिया, “बेटा, तुम चिरजीवी 
'होओ, तुम ही मेरे जीवन का सहारा हो, वेटा ।” 

माँ के इस आशीर्वाद ने बेटे को भाव-विद्धल कर दिया। 





'श्रीदेदी नामधारिणी धडी रानी चन्दलदेवी के पास स्वयं चालुक्य-चक्रवर्ती शक- 
चुरुप विक्रमादित्य का लिखा एक पत्र पहुँचाया गया। लिखा गया था कि सेता 
धारापुर की ओर रवाना हुई है ओर वे अपना परिचय किमी को न देकर गुप्त 
रूप से रहें। युद्ध की गतिविधि का समयानुसार समाचार भेजा जाता रहेगा, 
ममाचार न भेज सकने की हालत में बिना घत्रडये धीरज के साथ रहे। प्रभु 
'एरेयग ने भी हेग्गड़े को एक पत्र भेजा, “हिरिय चलिकेनायक द्वारा सब हाल 
मालूम हुजा, वड्ा सस्तोष हुआ, समन को झास्ति मिली। हेंग्यडे के साले हेग्गड 
मिग्रिमय्या के इस युद्ध में प्रदर्शित शौर्य-साहस और युक्तियुक्त व्यवद्वार की सबने 
प्रणंमा की है। उनकी सलाह लिये बिना दण्डनायक एक कदम भी आगे नहीं बडते 
हैं। सेना की व्यूह-रचना में तो यह सिग्रिमय्या सिद्धहस्त है । उनके इस व्यूह-रचना 
अम ने शत्रुओं को बड़े सकट में डाल दिया और उनके लिए बड़ी पेचीदगो पंदा 
कर दी। जब आगे की सारी युद्धनेयारी, ब्यूह-रचना, सैन्य-विभाजन आदि सब 


पट्टमहादेवी शान्तला | 65 


"तुम्हें उसके साथ कदम मिलाकर नाचते और हाथ से मुद्रा दिखाते मैंने स्वयं: 
देखा है। क्या वह तेरी गुरु भी बन गयी हे किर हि 

“नहीं माँ । जब मैं हेग्गड़ेजी के साथ थोड़े दिन रहा तब मैंने कुछ भावमुद्राएं, 
आदि सीखी थीं। वही मैंने चामला को दिखायीं क्योंकि उसने अपनी नृत्य- 
कला भुझे दिखायी | वह होशियार है, सिखाने पर विषय को तुरन्त ग्रहण कर 
लेती है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उस गुर की जानकारी ही अपर्याप्त है। 
यदि यह लड़की, शास्तला के गुरु के हाथ में होती तो उसे वे उस विद्या में पारंगत 
बना देते ।* 

“तो तुम ही उसके गुरु हो । उसके माँ-वाप से कहकर उसे एक योग्य गुरु के' 
पास शिक्षण के लिए भिजवाने की व्यवस्था भी करोगे न 

“विद्या सीखने की आकांक्षा जिसमें हो उसके लिए उचित व्यवस्था न करना 
सरस्वती के प्रति द्रोह है। गुरुवर्य ने यही कहा है । इसमें व्या गलती है, माँ २” 

“गुरु के कहने में कोई गलती नहीं । मगर तुम्हारी इस अत्यन्त आसक्ति का' 
कारण क्या है ?” 

“वह लड़की निश्छल मन से आती है, जानने की इच्छा से पूछती है, सीखने 
में उसकी निष्ठा है, विषय को शीक्र ग्रहण करती है। इसलिए मेरी भावना है कि 
चह विद्यावती बने ।” | 

“क्या उसे जन्म देनेवाले माता-पिता यह नहीं जानते ?” 

“यह मैं कैसे कहूँ, माँ ? जो वस्तु अपने पास हो, उसके लिए किसी को 'नाहीं'' 
कहना पोस्सलवंशियों के लिए अनुचित वात है। यही वात आप स्वयं कई बार: 
कहती हैं, माँ ।* 

“तो यह उदारता रही, प्रेम का प्रभाव नहीं । है न ?” 

“इसे उदारता कहना बेहतर है, प्रेम कहने में कुछ कमी हो सकती है। चामला' 
आपकी कोख से जनमी होती और वह मेरे पास आकर इसी तरह प्रेम से अपनी 
अभिलापा व्यक्त करती तो भी मैं उसे ऐसे ही प्रेम से समझाता, माँ !” 

युवरानी एचलदेवी को इस उत्तर से सल्तोष हुआ । उनके मन का सल्देह पुत्र" 
पुत्र पर प्रकट न हो इस दृष्टि से बात को आगे बढ़ाती हुई उन्होंने उसकी विद्या- 
शिक्षण के बारे में कई सवाल किये। यह भी पूछा कि दण्डनायकजी जो सैनिक 
शिक्षा दे रहे थे उसकी प्रगति कैसी है किस्तु इस चर्चा में उन्हें मालूम हुआ 
कि उनका वड़ा बेटा सैनिक-शिक्षण में भी पिछड़ा ही रह गया है। उन्होंने पूछा, 
“वह ऐसा क्‍यों हो गया ?” * 


“भैया का शरीर सैनिक-शिक्षण के परिश्रम को सह नहीं सकता, माँ । इससे 


जो थकावट होती है उससे वह डर जाता है और दूर भागता है। वह दुबल है तोः 
बया करे १” ' 


]64 / पह्महादेदी शांन्तला 


कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया गया है। इसमें उन्हें केबल हमारी स्वीकृति लेनी होती 
है।” हेग्यड़े सिगिमय्या की सराहना के साथ ही उन्होंने हेगगड़ ती ओर णान्तला । 
के बारे में भी बड़े आत्मीय भाव व्यक्त किये । अन्त में, उन्होंने शास्तला के अपनी 
अतिथि से स्नेह-सम्बन्ध के क्रमिक विकास के बारे में जानकारी भी चाही । हृ्गड़ 
मारसिंगय्या को यह सूचना दी थी कि महाराजा और युवरानीणी को बत्ता दिया 
जाये कि सब कुशल हैं और सब कार्यक्रम बड़े ही सन्‍्तोपजनक ढंग से चल रहे हैं । 

एरेयंग प्रभु के आदेशानुसार हेग्गढ़े ने दो पत्र दोरसमुद्र भेजे । फिर वहाँ का 
समाचार उसी पत्रवाहक के हाथ भिजवा दिया। हि 

तव वह वलिपुर में बड़ी रानी चन्दलदेवी हेग्यड़ती मासिकव्मे वी समंद 
श्रीदेवी के नाम के रूप में परिचित हो चुकी थीं। उसवे लिए इस तरह का जीवन 
नया था| वहाँ हर वक़्त नौकर-चाकर द्वाजिर रहते, यहाँ उसे कुछ-न-कुछ काम खुद 
करना पड़ता । वसदि के लिए माचिकव्वे के साथ थाल-फूल लेकर पैदल ही जाना 
होता धा। सरल-जीवी माचिकव्वे से वह बहुत हिल-मिलकर रहने लगीं। वहाँ 
उसे चहुत अच्छा लग रहा था। हेग्गड़ती के व्यवहार से बड़ी रानी को यह अच्छी 
तरह स्पप्ट हो चुका था कि उनके मायके और ससुराल के लोगों में पोस्यल-राज्य- 
निष्ठा बहुत गहरी है। इस सबसे अधिक, उस इकलौती बेटी को अत्यधिक प्यार 
से विगाड़े बिना एक आदर्श-जीवी बनाने के लिए की गयी शिक्षण-व्यवस्था से उसे 
बहुत खुशी हुईं। वह सोचा करती कि लोकोत्तर सुन्दरी के नाम से य्यात अगर उसके' 
माता-पिता इस तरह से शिक्षित करते तो यों वेप बदलकर दूमयों के घर रहने 
की स्थिति शायद नहीं आती । 

आरम्भ में एक दिन शान्तला को घोड़े पर सवारी करने के लिए सन्‍्दद्ध देख 
हेग्गड़ती से उसने नव-निश्चित सम्बोधन 'भाभी' के साथ पूछा, “भाभी, बेटी को 
नाचना-गाना सिखाना तो सही है, पर यह अश्वारोहण क्‍यों 7?” 

“हाँ श्रीदेवी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे अश्वारोहुण की क्‍या 
आवश्यकता शायद नहीं है। मगर उसके पिता उसकी किसी भी इच्छा को दालते 
नहीं हैं, कहते हैँ, “ईश्वर ने उसे प्रेरणा दी है; उस प्रेरणा से इनका र करनेवाले 
हम कौन होते हैं?” राजधानी में रहते वक्त वह इस विषय में निष्णात घुड़सवारों 

से प्रशस्ति पा चुकी है । जब हम वहाँ रहे तब हमारे युवराज के द्वितीय पुत्र और 
इसमें प्रतिदिन स्पर्धा हुआ करती थी। जबसे इस युद्ध की वात चली तब से वह 
तलवार चलाने और धनुविद्या सीखने की वात कर रही है। किन्तु यहां यह विद्या 
सिखाने योग्य गुरु नहीं है, और, इस दृष्टि से वह अभी छोटी भी है, इसलिए उसके 
पिता ने उसे एक दीवार के पास खड़ी करके उससे एक वालिश्त ऊँची एक रेखा 
खींचकर आश्वस्त किया है कि जब वह उतनी ऊँची हो जायेगी तव उसे तीर- 
तलवार चलाना सिखाने की व्यवस्था होगी। अब वह रोज उस लकीर के पास 


766 | पट्चमहादेवी शान्तला 


खडी होकर अपने को नापती है।” 
हेग्मडती उम्र में चम्दलदेवी से कुछ वडी थो। महारानों को अब यहाँ एक- 
वचन का ही प्रयोग होता था। अब वह शान्तला को फूफी थी। नृत्व-सगीत के 
पाठ में वह भी उसके साथ रहना चाहती थी, परन्तु स्थिति प्रतिकूल थी, इसलिए 
वह बाद में फूफी को सीखे हुए पाठ का प्रदर्शन करके दिखाती। एक दिन उसका 
नया गाना सुनकर चन्दलदेवी वहुत ही खुश हुई, अपने आनन्द के प्रतीक के रूप में 
हाय से सोने का कंगन उत्तारकर उसे देने लगी । 
शान्तला तुरन्त पीछे हटी, और चन्दलदेवी को एकटक देखने लगी, “क्यों 
अम्माजी, ऐसे क्यों देखती हो ? आओ, लो न ? खुश होकर जो दिया जाये उससे 
इनकार नहीं करना चाहिए ।" 
“क्या कही घर के ही लोग घर के लोगों को यों पुरस्कार देते है ? खुघ होकर 
ऐसा पुरस्कार तो राजघरानेवाले दिया करते हैं, आप राजघराने की नहीं हैं न ?/ 
अचानक आयी हेग्गटती ने पूछा, “यह राजघराने की वात कस चली ? अम्मा- 
जी ने ठीक ही कहा है, श्रीदेवी, घरवाले घरवालों को ही पुरस्कार नहीं देते । और 
फिर, युवराती ने खुश होकर जो पुरस्कार दिया था, इसने वह भी नहीं लिया 
था ।” उसने सोसेऊर में हुई घटना विस्तार से समझायी । 
वहू कंगन चन्दलदेवी के हाथ में ही रह गया । उसके अन्तरंग में शान्तला की 
बात वार-वार आने लगी, 'खुश होकर ऐमा पुरस्कार तो राजघरानेवाले दिया 
करते हैं; आप राजघराने की नही है न? उसने सोचा कि यह लडकी बहुत अच्छी 
तरह समझती है कि कहाँ किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। उमे यह समझते 
देर नहीं लगेगी कि वह श्रीदेवी नही है, वल्कि चालुक्यों की वडी रानी चन्दलदेवी 
है। इसलिए उसने सोचा कि इसके साथ वहुत होशियारी से बरतना होगा । 
अपनी भावदाओ को छिपाकर उनने हेग्गडती सें कहा, "हाँ भाभी, तुम दोनो का 
कहना ठीक है। मैं तो घर की ही हूं । पुरस्कार न सही, प्रेम से एक वार चूम लूँ, 
यह तो हो सकता है न?” 

“बह सब तो छोटे बच्चो के लिए है।” श्ञान्तल्मा ने कहा । 

“छोटे बच्च, तुम बहुत बडी स्त्री हो ?” कहती हुई चन्दलदेवी झान्तला को 
पकड़ने के लिए उठो तो वह बहाँ से भाग गयी । 

“ऐसे तो वह मेरे ही हाथ नही लगती, तुम्हारे कैसे हाय लगेगी, श्रीदेवी । 
तुम्हारी अभिलापा ही है तो उमकी पूर्ति, जिन्होंने तुम्हारा पाथिग्रहण किया है वे 
जब युद्धक्षेत्र से जयनेरी के नाद के साथ लोटेंगे तब सुग्रग्धित चमेली के हार इसे 
भी पहनाकर कर लेना ।” हेग्यडती ने कहा । चन्द उदेवी मराचिकव्वे को एक खास 
अन्दाज़ से देखती रहो । इतने में गालब्वे ने आकर खबर दी, “मालिक बुला रहे 
हैं।” और माचिकब्वे चलो गयी। 











पट्ठमहादेदो झान्तला / 67 


चन्दलदेवी के मन में तरह-तरह की चिन्ताएँ और विविध विचारों की ततरंगें 
उठ रही थीं, माचिकव्वे समझती होगी कि मेरा पाणिग्रहण करनेवाला कोई साधारण 
सिपाही या सरदार अथवा कोई सेवानायक होगा। जब उनकी कौर्ति मेरे कानों में 
गूंज रही थी, जब उनका रूप मेरी आँखों में समा चुका था, जब वे मेरे सवांग में 
व्याप चुके थे तभी मैं उनके गले में स्वयंवर माला डाल चुकी थी। परन्तु मेरे मन 
की जमिलापा पूरी हुई उस स्वयंवर में जिसका फल है यह घोर युद्ध, यह हंदय- 
विदारंक हत्याकाण्ड । मेरे सुन्दर रूप और राजवंश में जन्म के वावजूद मुझे वेष 
बदलकर दूसरों के घर रहना पड़ रहा है ! परन्तु, हेग्गड़ती ने जो बात कही उसमें 
कितना वड़ा सत्य निहित है। स्त्री ही स्त्री का मन समझ सकती है। युद्ध के रक्त 
से ही अपनी प्यास बुझानेवाले इन पुरुषों में कोई मधुर भावना आये भी तो कैसे ? 
विरह का दुःख उनके पास फटके भी तो कैसे ? ये तो हम हैं कि जब जयभेरी-निनाद 
के साथ वे लौटते हैं तव उन्हें जयमाला पहनाते ही सबकुछ भूल जाते हैं। हेग्गड़ती ने 
सम्भवतः ठीक ही कहा कि विजयमाला पहनाने पर जो तृप्ति मिलेगी वह स्वयं- 
चर के समय वरमाला पहनाने पर हुए सन्‍्तोप से भी अधिक आनन्ददायक हो सकती 
है। वह दिन शीघ्र आये, यही कामना है । 
कुछ देर वाद शान्तला धीरे से चन्दलदेवी के कमरे में आयी और उसे कुछ 
परेशान पाकर वहाँ से चुपचाप भाग गयी। सोचने लगी, फूफी मानसिक अशान्ति 
मिटाने के लिए हमारे यहाँ आकर रह रही है जिसका अर्थ है कि उन्हें सहज हो जो 
वात्सल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया है। उसे रेविमय्या इसलिए यहाँ 
भेज गया होगा। वह कितना अच्छा है। वह मुझे अपनी वेटी के ही समान मानता 
और प्रेम करता है । प्रेम एकमुख होकर वहनेवाला प्रवाह नहीं, वल्कि सदा ही 
पारस्परिक सम्बन्ध का सापेक्ष होता है, गुरुजी ने ऐसा ही कहा था । रेविमय्या 
मेरा सग्रा-सम्बन्धी नहीं, फिर भी उसकी प्रीति ऐसी थी कि उसके प्रति मैंने भी 
अपनी प्रीति दिखायी। इससे उसे जितना आनन्द हुआ उतना ही आनन्द मेरी इस 
फूफी को भी मिले। इसी भाव से विभोर होकर उसने उसको चूम लिया । 
इससे चन्दलदेवी एक दूसरी ही दुनिया में जा पहुँची | शान्तला को अपनी 
गोद में खींचकर बेंठा लिया और उसे चूम-चूमकर आशीप देती हुई बोली 
“चिरंजीवी होओ, तुम्हारा भाग्य खूब-खूव चमके, वेटी ।” उसकी आँखें अश्वुपूर्ण 
हो गयीं । 
खंकर शानस्तला बोली ध्उसे भी ऐसा ही हुआ था !” आँखेंपों छ्ती 
चन्दलदेवी ने पूछा, “किसे ?” 
“सोसेऊर के रेविमव्या को ।” शान्तला बोली । 
“क्या हुआ था उसे १” 
शान्तला ने रेविमय्था की रूप-रेखा का यथावत्‌ वर्णन किया जो उसके दिल 


468 | पह्महादेवो शान्तला 


े उस समय तक स्थायी रूप से अंकित हो चुकी थी | फिर कहा, “फूफोजी, आपने 
भी वही किया न अब रे! 

“हाँ बेटी, निश्छल प्रेम के लिए स्थान-मान की कोई शर्ते नही होती ।” 

»हमारे गुरुजी ने कहा था कि कोई राजा हो या रंक, वह सबसे पहले मानव 
है।” 

“गुरु की यह बात पूर्णतः सत्य है, अम्मा । तुम्हारे गुरु इतने अच्छे है, इस वात 
का बोध मुझे जाज हुआ। कोई राजा हो या रंक, वह सबसे पहले मानव है, कितनी ' 
कीमती वात है, कितना अच्छा निदर्शन |” 

/(निरर्शन क्या है, फूफी, इसमे ?” 

चन्दलदेवी तुरन्त कुछ उत्तर न दे सकी ! कुछ देर वाद बोली, “वह रेविमय्या 
एक साधारण नौकर है तो भी उसकी मानवीयता कितनी ऊँची है। मानवीयता 
का इससे बढ़कर निदर्शन क्‍या हो सकता है। यह तो इस निदर्शत का एक पहलू 
है, आपने किसी राजा-महाराजा का तिदर्शन नहीं दिया ।” 

“उमझे लिए निदर्शन की क्या जरूरत है, वह भी तो मानवे ही है ।” चन्दल- 
देवी होठों पर जुबान फिराकर थूक सटकती हुई वोली। 

“बात रेजिमय्या और आपके बारे में हो रही थी, रेविमस्या नौकर है, लेकित 
आप राजरानो नही, फिर यह तुलना कैसी, मैं यही सोच रही हूँ।” 

अम्माजी, इस प्रश्न का उत्तर चाहे जो हो, उससे इसमे सन्देह नहीं कि तुम 
बडी भूक्ष्म-बुद्धिवाली हो। अच्छा, तुमने राजाओ की वात उठायी है तो तुम्ही से 
एक बात पूछूंगी । तुम स्त्री हो, और तुम घुडसवारी सीख रही हो, फिर तीर- 
असलवार चलाना भी सीखने को अभिलापा रखती हो। क्‍या यह सव सीखने को 
तुम्हारे गुरुजी ने कहा है ?” चन्दलदेवी ने कहा । 

“न, न, वे क्यों कहेंगे ?” 

“फिर तुममे यह अभिलापा कैसे पैदा हो गयी जबकि अभी तुम बच्ची ही 
हो १४ 

“अभिलापा बच्चों मे भो हो सकतो है। लव-कुश बच्चे ही ये जिन्हे मुनिवर 
चाल्मीकि ने सब विद्याएँ सिखायी थी और जिन्होंने श्री राम की सेना से युद्ध किया 
था।! 

“यह कथा सुनकर तुम्हे प्रोत्साहन मिला हो सकता है। पर प्रश्न यह है कि 
बह सब सीखकर तुम क्या करोगी 7” 

“मैं युद्ध में जाऊँगी। मैं लोगो की जान की और यौरव की रक्षा मे इस विद्या 
का उपयोग करूंगी ।” 

“स्त्रियों को युद्ध क्षेत्र मे, युद्ध करने के लिए ले ही कौन जायेगा १” 

#स्त्रियाँ युद्ध करने की इच्छा प्रकद करें और उन्हें युद्ध का शिक्षण दिया 


पट्टमहादेवों शान्तला / 69 


जाये तो वे भी युद्ध में ले जाबी जाने लगेंगी ।” 

“तहीं ले जायी जाने लगेंगी क्योंकि वे अवला हैं।” 

“उनके अवला होने या न होने से क्या अन्तर पड़ता है ? क्या अकेली चामुंडा' 
मे हजार-हजार राक्षस नहीं मारे, महिपासुर की हत्या नहीं की ? अधरमम-अन्याय' 
को रोकने के लिए देवी कामाक्षी राक्षसी नहीं वनी ?” 

“अब्वा | तुम्हें तो राजवंश में जन्म लेना चाहिए था, अम्माजी । तुम हेग्गड़ेः 

केघर में क्यों पैदा हो गयीं ?” 

“बह मैं क्‍या जानूँ ?” 

“मैं फिर कहूँगी, तुम-जैसी को तो राजवंश में पैदा होता चाहिए था 

“क्यों 2” 

“तुम्हारी जैसी यदि रानी बने तो लोकोपकार के बहुत से कार्ये अपने आपः 
होने लगें!” | 

“क्या रानी हुए बिना लोकोपकार सम्भव नहीं १” 

“है। परन्तु एक रानी के माध्यम से वह उपकार वृहत्तर होगा ।” 

“सो कैसे ?” 

“देखो, रानी का बड़ा प्रभाव होता है। राजा के ऊपर भी वह अपना प्रभाव 
डाल सकती है, उसके नेक रास्ते पर चलने में सहायक हो सकती है । 

“फूफी, यह ज्ञान आपको प्राप्त कैसे हुआ ?” 

उसके इस प्रश्व पर वह फिर असमंजस में पड़ गयी, परन्तु उससे उभरने का 
मार्ग इस बार उसने कुछ और चुना, “चालुक्यों के राजमहल' में रहने से, उसकी' 
वड़ी रानी चन्दलदेवी की निजी सेवा में रहने से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है ।” 

“माँ ने या पिताजी ने तो कभी नहीं बताया कि हमारे अत्यन्त निकट बन्धु 
चालुक्य राजाओं के घर में भी हैं, जवकि हमारे सभी वन्धुगण पोग्सल राजाओं' 
की ही सेवा में हैं ।' 

“बात यह है कि मेरे यहाँ आने के वाद ही भाई और भाभी को मेरा परिचय: 
मिला । इससे पूर्व उन्हें इस वात का स्मरण ही नहीं रहा | तुम्हारे परदादा और 
मेरे दादा भाई-भाई थे। मेरे दादा कल्याण में जाकर बस गये | शायद इसलिए 
इधर से रिश्ते-नाते टूट गये होंगे ।" 

“तो आपकी महारानीजी अब कल्याण में है ?” 

“न, ने, वे रफक्षेत्र में गयी थीं, मैं तो थी ही । एक रात वे वहाँ से अचानकः 
गायब हो गयीं । तब तुम्हारे युवराज ने मुझे यहाँ भेज दिया ।” 


७ 


“तो बया बड़ी रानीजी वैरियों के हाथ पड़ गयीं ?" 
“शायद नहीं ।” बे 


“तो वे गयी कहाँ, और गयीं क्यों ?” 


370 / पहुमहादेवों शान्तला 


है 2 


“वह वो एक अवूझ रहस्य है।” 

“रानीजी युद्ध-विद्या मे बुशल तो है न?” 

"न, न, उनके माता-पिता ने त्तो उन्हें फूल को तरह पाला-पोमा था। वे 
झुककर अपनी अग्िया तक नहीं उठा सकती, फिर युद्ध-विद्या कैसे सीख सकती 
घी?! 

“तो बे युद्ध-शिविर मे क्यों ययी ?” 

“वह उनकी चपलता थी । मैं महारानी हूँ और चूँकि यह युद्ध मेरे कारण हो 
रहा है, इसलिए इसे मैं प्रत्यक्ष रहकर देखना चाहती हूँ, कहा और बैठ गयी हृठ 
पकड़कर | महाराज ने उन्हे बहुत समझाया, कहा उनके शिविर मे होने से अनेक 
अडचमें पैदा हो जायेंगी । जो अपनी रानी की ही रक्षा न कर सकेगा वह राज्य की 
रक्षा कैसे कर सकेंगे, उनके इस प्रश्न के उत्तर मे महाराज को उन्हे युद्ध-क्षेत्र मे ले 
ही जाना पडा । महारानी ने सोचा कुछ और हुआ कुछ और ही । इसीलिए तुम 
सबको कप्ट देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा ।” 

“से, न, ऐस। न कहे ! आप आयी, इससे हम सभी को बहूत खुशी हुई है। माँ 
कह रही थी कि कोई खोयी वस्तु पुन. मिल गयी है, हमे इस वान्ध्रव्य रूपी निधि 
की रक्षा करनी चाहिए और विशेषत तुम्हारे किसी व्यवहार से फूफी को कोई 
कंप्ट नही होना चाहिए।” 

“भाभी इतनी अच्छी है, यह बात मुझे पहले मालूम न थी वरना मेरे यहाँ ही 
आने का मुख्य कारण यह था कि तुम्हारे मामा, जो अब भी उत्त गुद्धशिविर मे है, 
ने मुझे इस रिश्ते का ब्यौरा देकर यही आने को प्रेरित किया ।/ 

“तो फूफीजी, मुझे कल्याण के राजा और रानी के बारे मे कुछ और बताइये ।"” 

“बताऊँगी, अम्माजी, जरूर बताऊंगी ।” 

“मेरी फूफी बहुत अच्छी है” कहती हुई शान्तला उसके गाल का एक भुम्बन 
लेकर ऐसी भागी कि दहलीज से टकराकर गिर ही ग्रयी होती अगर भोजन के 
लिए बुलाने आयी गालव्वे ने उसे पकड़ न लिया होता। भोजन के लिए जाती 
हुई चन्दलदेवी निश्चिन्त थी इस वात से कि शान्तला उसके वास्तविक परिव्रय से 
अनभिन्न है। 


धारानगरी पर धावा बोलते समय एरेयग भ्रभु के द्वारा रोझे जाने पर भी 


# विक्रमादित्य युद्धरग में सबसे आगेवाली पक्ति मे जाकर सडा हो गया । वास्तव 


पट्टमहादेवी झान्तला | 77 


में बह महावीर तो था ही, युद्धकला में निष्पात भी था। उसके शौर्य-साहस की _ 
चाथाएँ पास-पड़ोस के राज्यों में भी प्रचलित हो गयी थीं। इससे भी अधिक, उसने 
चालुक्य विक्रम नामक संवत्‌ का आरम्भ भी किया था। इसकी इस सर्वतोमुजखी 
ख्याति, और साहस से आकवित होकर ही शिलाहार राजकुमारी चन्दलदेवी ने 
उसके गले में स्वयंवर-माला डाली थी । इसी से अन्य राजाओं के मन में ईर्ष्या के 
बीज अंकुरित हुए थे। इस युद्ध में प्रभु एरेयंग ने स्वयं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर 
ली थी क्योंकि उसका मत था कि विक्रमादित्य युद्धरंग से सम्बन्धित किसी काम 
में प्रत्यक्ष रूप से न लगे | लेकिन, युद्ध करने की चपलता भी मानव के अन्य चपल 
भावों-जैसी बुरी है, यह सिद्धान्त यहाँ सत्य सिद्ध हुआ । 

उस दिन उसके अश्वराज पंचकल्याणी को पता नहीं क्या हो गया कि वह 
एक जगह अड़कर रह गया। विक्रमादित्य ने बहुत रगड़ लगायी पर वह टस-से- 
मस न हुआ । इस गड़बड़ी में शत्रु के दो तीर घोड़े की आँख में और पुद्ट के पास 
लगे जिससे वह हिनहिनाकर गिर पड़ा, साथ ही विक्रमादित्य भी जिन्हें तत्काल 
शिविर में पहुँचा दिया गया । उसकी वायीं भुजा की हड्डी टूट गयी थी जिसकी 
शिविर के वैद्यों ने तुरन्त चिकित्सा की। उसे कम-से-कम दो माह के विश्वाम की 
सलाह दी गयी। 

उसी रात निर्णय किया गया कि महाराज को कल्याण भेजा जाये और 
उनकी रक्षा के लिए एक हज़ार सैनिकों की एक टुकड़ी भी। महारानी को वलि- 
पुर से कल्याण भेजने की विक्रमादित्य की सलाह पर एरेयंग प्रभु ने कहा, “यह 
काम अब करना होता तो उन्हें वलिपुर भेजने की वात ही नहीं उठती थी । दूसरे, 
शत्रुओं में यह वात फैली है कि जिनके कारण किया गया वे महारानी ही इस वक्‍त - 
नहीं है। इसलिए शात्रु अव निराश हैं जिससे युद्ध में वह जोश नहीं रह गया है। 
ऐसी हालत में यदि शत्रु को यह मालूम हो जाये कि महारानीजी कल्याण में है तो 
युद्ध की योजना ही बदल जायेगी । इसलिए, अब कल्याण में रहनेवाले शत्रु-पक्ष के 
गुप्तचरों को जब तक निकाल न फेंका जाये तव तक महारानीजी का वहाँ जाना 
ठीक नहीं ।” 

निर्णयानुसार विक्रमादित्य कल्याण पहुँच गया । 

यहाँ युद्ध चला और एरेयंग प्रभु विजयी हुए। उनकी सेना को धारानगर में 
अपनी इच्छानुसार कार्ये करने की अनुमति भी दी गयी किन्तु एक कड़ी आज्ञा थी 
कि बच्चों पर किसी तरह का अत्याचार या बलात्कार न हो । परन्तु कहीं से भी 
रमद और धन-सम्पत्ति बटोर लाने की मनाही नहीं थी क्योंकि युद्ध की भरपाई 
और प्राणों पर सेलनेवाले योद्धाओं को तृप्त करने के लिए यह उनका कत्तंव्य-जैसा 
द। सना का काम-काज समाप्त होने पर बृद्धाओं, स्त्रियों, बच्चों तथा सभ्य 
नागरिकों को वाहर भेजकर उस नगरी में अग्निदेव की भूख मिटायी गयी। 


472 / पट्टमहादेवी शान्तला 


परमार राजा, और काश्मीर के राजा हर के मित्राय अन्य सभी प्रमुख शत्रु- 
गेद्धा वन्दी हुए। निर्णय हुआ कि उन्हे कल्याण ले जाकर बडी रादीजी के सम्मुख 
स्तुत किया जाये ताकि वे ही इन्हे जो दण्ड देना चाहे, दें । धारानगर से अपने 
स्‍र्दियों को लेकर रवाना होने के पहले प्रभु एरेयग ने राजमहल की स्त्रियो और 
प्रन्य स्त्रियों को उनकी इच्छा के अनुसार सुरक्षित स्थान पर भेज देने की व्यवस्था 
कर दी । 

च्ञामव्वा की युक्ति से ही सही, एचलदेवी वेलुगोल गयी थी जहाँ उमने पति 
की विजय, रानी के गौरव की रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्यना की । उस 
पर वाहुवली स्वामी ने ही अनुग्रह किया होगा । 

ग्रुवरानी एचलदेवी की यह भावना दृढ़ हो चली कि कुमार वत्लाल और पद्चता 
के बढ़ते हुए प्रेम को रोकना उनका अनिष्ट चाहनेवालो के लिए अब सम्भव नही । 
ने इस बात की जब तक परीक्षा लेती रही कि पोस्नल राज्य की भावी रानी, वह 
लड़की कैसी है। पूर्ण रूप से सन्तुप्ट नहोने पर भी वह सस्तुप्ट रहने की चेप्दा 
करती रही। त्रिट्टि के पास आते-जाते रहने के कारण चामला के बारे मे अधिक 
समझने-जानने के अनेक अवसर प्राप्त होते रहे। विट्विदिव भी उसके विद्या के प्रति 
उत्माह और श्रद्धा के विषय में जब-तव चर्चा करता था। एचलदेवी सोचा करती 
कि प्मला के बदले चामला ही चामव्या की पहली बेटी होती तो कितना अच्छा 
होता। किस्तु अब तो उसे इस स्थिति के साथ, लाचार होकर समझौता करना 
था। 

चामव्वा का सन्‍्तोष दिन-ब-दिन बढता जा रहा था। पद्चला की बात मानों 
पक्की हो गयी थी और चामला की वात भी करीव-करीब पक्की थी। वह सौचती 
कि चामला की बुद्धिमता के कारण विट्टि की ननु-नच नहीं चलेंगी। यद्यपि वह 
यह नहीं जानती थी कि विट्टि चामलां को किस भाव से देखता है। वह तो वस, 
खुश हो रही थी | अलवता उसे एक बात खल रही थी, वह यह कि उसते बललाल 
कीन्सी स्वतन्त्रता और मिलनसारिता प्रदर्शित नही की। यह दूसरी बात है कि 
चामला ने जो मिलतसारिता विट्टिदेव के भ्रति दिखायी थी, उसकी व्याख्या बह 
अपने ही दृष्टिकोण से कर लेती और उसी से फूलकर कुप्पा हो रही थी । 

चामला का मन बिद्विदेव के प्रति इतना निविकार था कि वह उसे विवाह 
करने तक की दृष्टि से न देखती। वह उसके प्रति आसक्त तो थी और बह भी 
उससे प्रेम करता था, परन्तु उस आसक्ति और उम प्रेम का लक्ष्य क्या है, यह 
उसकी समझ में नहीं आया था और अब तो विद्िदेव चूंकि सैनिक शिक्षण 
पर विशेष ध्यान दे रहा था अत: चामला को वह समय भी बहुत कम दे पाता 
था। 

बल्लाल भी सैनिक-शिक्षण के लिए जाता, मगर न जाने के आक्षेप से बचने- 


पट्टमहादेवी शान्तला / 373 


अर के लिए | इसलिए मारियाने दण्डमायक का वात्सल्य विट्टि पर और भी अधिक 
बढ़ने लगा उसने महाराज और प्रधानजी के सामने विद्विदेव के बारे में कहा, 
“वह तो सिंह का बच्चा है, उसकी धमनियों में परिशुद्ध पोस्सलवंशीय रक्त ज्यों- 
का-त्यों वह रहा है।” जब वल्लाल की वात भी आयी तो कहा, “बह भी तेज- 
बुद्धिवाला है, परन्तु शारीरिक दृष्टि से ज़रा कमजोर है। वह भी क्या करे जब 
कमजोर है ही | युद्ध विद्या के लिए केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं, शारीरिक शक्ति 
की आवश्यक है।” मरियाने उसे दामाद मान चुका था, इसलिए कुछ विश्वेष 
बखान उसके बारे में नहीं किया । और प्रधान ने उनकी बातों को उतना ही म 
“दिया जितना वास्तव में दिया जा सकता था । 
यह सारा वृत्तान्त त्ामव्वा ने चुना तो उसने अपने पतिदेव के चातुय्य को 
सराहा। उसे वास्तव में होनेवाले अपने दामाद की वीरता, लोकत्रियता और 
वृद्धिकुमलता आदि बातों से अधिक प्रासुख्य इस वात का रहा कि वह भावी 
महाराज है। फिर भी वह चाहती थी कि उसका दामाद बलवान और शक्तिशाली 
बने। इसलिए पद्मला द्वारा उसे च्यवनप्राश आदि पौष्टिक दवाइयाँ खिलवाती जो 
समता देख रही थी कि वल्लाल कुमार के साथ विवाह हो जाये तो आगे के कार्यों 
को आसानी के साथ लेने की योजना अपने आप पूरी हो जायेगी। इन सब 
विचारों के कारण बलिपुर की हेग्यड़ती ओर उसकी बेटी उसके मन से दूर हो गयी 
थी | युवरानी एचलदेवी यह सबकुछ जानती थी अतः वह हेग्गड़ती और शान्तला 
“की बात स्वयं तो नहीं ही उठाती, रेविमय्य से कहलवाकर उन्होंने विद्धिदेव को 
भी होशियार कर दिया था। बह भी उधर की वात नहीं उठाता था। इसलिए 
चामव्वा निश्चिन्त हो गयी थी । इसी वजह से उसका भय और उनके प्रति असूया 
के भाव लुप्त हो गये थे। अब उसने किसी वात के लिए कोई युक्ति करने की 
कोशिश भी नहीं की | 
बलिपुर में शान्तला और श्रीदेवी के बीच आत्मीयता बढ़ती गयी । शास्तला 
के आम्रह पर श्रीदेवी ने उसे चालुक्यों का सारा वृत्तान्त वताया। उसे बादामि के 
मूल चालुक्‍यों के विषय में विशेष जानकारी न श्री, परन्तु कल्याणी के चालुक्यों 
की बाद की पीढ़ी के बारे में उसे काफ़ी अच्छा ज्ञान था। खासकर धारानगरी के 
ब्स हमले के मूल कारण का जिक्र करते हुए उसने बताया कि परमारों के राजा 
मुंज के समय से अब तक चालुक्य चक्रवर्ती और परमार मुंज के वीच एक-दो 
नहीं, सालह-नठारह वार युद्ध हुए और उनमें चालुक्यों की विजय हुईं । अन्त में, - 
पराजित परमार नरेश मुंज के सभी विरुद छीनकर चालक्य नरेश ने स्वयं धारण 
कर लिये। मुंज कारावास में डाल दिया गया जहाँ उसे किसी से या किसी को 


उससे मिलने पर सख्त पावन्दी थी । परन्तु कारावास के भीतर उसे सव सहलियतें 
दी गयी थरीं। 


74 / पटुमहादेदी शान्तला 


“परन्तु यह भी सुनने मे आया कि परमार नूज ने भी एक बार चालुवय 
चन्रवर्ती को हराकर पिजड़ें में बन्द करके अपने शद्वर के बीच रखबाया था और 
“उसे देखकर लोगों ने उसके सामने ही कहां कि, “बह वडा अनागरिक राजा है, 
इसके राज्य मे न साहित्य है न सगीत, न कला है न मस्कृति” शान्तला ने टोका | 

“ग्रह सव तुम्हे कैसे मालूम हुआ, अम्माजी ?” थोदेवी ने पूछा । 

“हमारे गुश्जी ने बताया था (” 

“तो फिर तुमने मुझसे ही क्यो पूछा, उनमे क्यों नहीं २” 

“वे विषय सग्रह करते है और बताते है, जबकि आप वही रहकर उन वातों 
को उनके मूल रूप में जानती है, इसलिए आपकी वातें स्वभावतः अधिक विश्वस- 
नीय होती हैं ।” 

"जितना मैंने प्रत्यक्ष देखा उतना ती निविवाद रूप से सही माना जा सकता है 
लेकिन कुछ तो मैंने भी दूसरोंसें ही जाना है जो सगृहीत विषय ही कहा 
जायेगा ।” 

“क्या वहाँ राजमहल में इन सब वातो का सत्रह करके सुरक्षित नहीं रखा 
जाता है?” शास्तला ने पूछा । 

श्रीदेवी ने शान्तला को एकटक देखा, उस कंदाचित्‌ ऐसे सवाल की उससे 
अपेक्षा नही थी, “पता नही, अम्माजी, यह वात मुझे विस्तार के साथ मालूम 
नहीं ।7 

“क्या, फूफीजी, आप बडी रानी चन्दलदेवीजी के साय ही रही, फिर भी 
आपने पूछा नही ।” 

“यों राजघराने की बातों को सीधे उन्ही से पूछकर जानने की कोशिश कोई 
कर सकता है, अम्माज़ी ? गुप्त बातों को पूछने लगें खो हमपर से उतका विश्वास 
ही उठ जायेगा, हम बाहर निकाल दिये जायेंगे इसलिए इन वानी का तो जब-तव 
मौका देखकर सग्रह ही किया जा सकता है।” 

“ऐसा है तो एक सरल व्यक्ति का तो राजमहल में जीना ही मृश्किल है 

“एक तरह से यह ठीक है।” 

मफिर भी लोग राजघराने में नौकरी करना क्‍यों चाहते हैं ?” 

४इसके दो कारण हैं, राजघराने की नौकरी से हैसियत वइती है और जीविका 
की फिक्र नही रहती ॥/ 

“मतलब यह कि जीवन-भर निश्चिन्त रूप से खाने-पीने और धन-सग्रह के 
लिए लोग यह भी करते है, है न ?” 

“हाँ, ऐसा न हो तो वहाँ कौत रहना चाहेगा अम्माजी, वहाँ रहना तलवार 
की धार पर चलना है। किसी से कुछ कहो तो मृश्किल, न कहो तो मुश्किल । 
“राजमहल की मोकरी सहज काम नही ।” 





फ्टमरालेवी शान्यता / ]< 


“यह सत्य है। लेकिन आपकी वात और है, और, वह रेविमय्या भी जाप ही: 
के-जैसे हैं। युवरानीजी और युवराज को उसपर पूरा भरोसा है। 

“ऐसे लोग पोय्सल राज्य में बहुत हैं, ऐसा जगता है। मुझे यहाँ छोड़ जाने कै 
लिए जो नायक आया था उससे मार्ग में मेरी इतनी अच्छी देखभाल की जितनी 
मेरे पिता भी नहीं कर सकते थ। 

“मूँते यह भी सुना है कि हमारे युवराज भी अपने नोकरों-बाकरों की अपनी 
ही सन्तान के समान देखभाल करते हैं ।” 

“यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ, अम्माजी १” 

'फुम सब वहाँ गये थे और एक पखवारे से भी अधिक राजमहल में ही रहे 
थे। तब वहाँ वहुत कुछ देखा था। अच्छा, यह वात रहने दीजिए । भागे क्या हुआ 
सो बताइये ।” 

“तुमने सच कहा, धारानगरी में हमारे चक्रवर्ती का घोर अपमान किया गया,. 

किन्तु बदले में हम “अनागारिक' लोगों ने अपने बन्दीगृह में उसी राजा मुंज के: 
लिए भव्य व्यवस्था की थी । हमारे महाराज ने सोचा कि वे भी मेरे-जैसे मूर्धा्भि- 
विक्त राजा हैं, उतका अपमान राजपद का ही अपसान होगा । कर्नाटक संस्कृति 
के अनुरूप उन्हें, बन्धन के चौखट में भी राज-अतिथियों के-से गौरव के साथ महल 
में रखा गया। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती ने अपनी ही वहन को उस राजबन्दी के 
आतिथ्य के लिए नियुक्त किया | कस्नड़ साहित्य के उत्तम काव्यों को उसके सामने 
पढ़वाकर उसे साहित्य से परिचित कराया गया । राजकवि रन्त से उसका परिचय 
कराया गया। उसे प्रत्यक्ष दिखाया गया कि हमारे कवि कलम ही नहीं, बक्‍तः 
आने पर धीरता से तलवार भी पकड़ सकते हैं । चालुक्यों की शिल्पन्कला का 
वैभव भी उसे दिखाया गया। इस तरह की व्यावहारिक नीति से ही कर्ताटक- 
वासियों ने परमार नरेश भुंज को सिखाया कि एक राजा का दूसरे राजा के प्रति 
व्यवहार कैसा होना चाहिए और दूसरों को समझे बिना उनकी अवहेलता करके 
उच्च संस्कृति से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए । परन्तु मुंज तो मुंज था। इतने बड़े 
सद्व्यवहार का भी उसने घोर दुरुपयोग कियां। महाराज की वहन तो उसके” 
आतिथ्य में अन्‍नपूर्णा की भाँति संलग्न थी और वह अधम उसे कामुक दृष्टि से 
देखने लगा। इस जघन्य अपराध के लिए उसे वह दण्ड दिया गया जिससे उसे वहीं 
कल्याण में ही, प्राण त्यागने पड़े । तव से परमार-चालुक्य बैर बढ़ता ही गया और 
आज की इस स्थिति तंक पहुँच यया है ।” 

“सुना है, राजा मुंज को राजधानी के बीच हाथी से कुचलवाया गया था, 

क्या यह सत्य है ?” 

“यह मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं” 

“हमारे गुरुजी ने बताया था कि उसको तरफ़ के लोगों में भी कोई कहानी: 


476 / पद्चमहादेवी शान्तला 


प्रचलित है 7 

+वह क्‍या है ?” 

“शायद आपको भी मालूम होगी ।7 

“नही, तुम्हे मालूम हो तो कहो ॥” 

“राजा मुज की पुष्ट देह और सशक्त व्यक्तित्व पर मोहित होकर चालुक्म 
राजा की वहन ने ही स्वय उसे अपने मोहजाल में फेमा लिया था। बात प्रकट हो 
गयी वो उसके गौरव की रक्षा के हेतु दोष वेचारे मुज पर लादकर उपे हाथी के 
पैरो से रौदवा दिया गया ।” 

“तुम्हारे गुरुजी तो समाचार सग्रह करने में बहुत ही चतुर है। हर विपय 
की छानबीन कर उम्की तह तक पहुँच जाते है।” 

“फूफीजी, जब वे इतिहास पढाते हैं तव ऐसे विषय अधिक बताया करते है, 
लेकिन तभी जोर देकर यह भी कहते है कि एक ही विपय के जो दो भिन्न-भिन्न 
रूप होते हैं उनमे कोन ठीक है और कौन गलत, इस वात का निर्णय स्वय करना 
चाहिए ।” 

“तुम वड़ी भाग्यशालिनी हो, अम्माजी। माँ अच्छी, वाप अच्छे और तुम्हे 
गुरु भी बहुत अच्छे मिले है !” 

“अच्छी फूफी भी मिल गयी है ।” 

“वैसे ही, तुम पाणिग्रहण भी एक अच्छे राजा से करोगी ।” 

- “फूफी, संव बड़ी स्त्रियाँ यही बात क्यो कहां करती है ? प्रसंग कोई भी हो, 
आखिर में अच्छा पति पाने का आशीप जरूर देंगी जैसे स्त्री का एक ही काम हो, 
पति पाना । मुझे तो शादी-शादी, पति-पति सुनते-सुनते जुगुप्सा होने लगी है।” 

“इस उम्र में ये बातें भले ही अच्छी न लगें परन्तु हम वडो का अनुभव है कि 
स्त्री का जीवन सुखभय सहधमिणी होकर रहने से ही होता है। इसी वजह से हम 
कहती हैं कि अच्छा पति पाओ। जिसका मतलव यह नहीं कि तुम कले ही शादी 
कर लो ।7 

“पत्ति के अच्छे या बुरे होने का निर्णय कौन करेगा ?” 

“शादी करनेवाले 7 

“माँ-वाप किसी अनचाहे के हाथ मागल्य-सूत्र वेंधवाने को कहे तो ?” 

“वे सब सोच-समझकर ही तो निर्णय करते है ।”” 

“तो क्‍या वे सभझते हैं कि वेटी के मन में किसकी कामना है ?” 

"विवाह ब्रह्मा का निर्णय है, पति हम ही चुन लें या माँ-बाप, निर्णय तो वही 
है। अच्छा, जव तुम्हारी शादी की बात उठेगी तव तुम अपनी इस फूफी की बात 
मान जाओगी न!” 

“बाद मे ?” एक दूसरा हो प्रश्न करके शान्तला ने उसके सीधे से प्रश्न का 


पट्टमहादेवी शाम्तला / 477 


उत्तर चतुराई से ठाला । 

किसके वाद ?” श्रीदेवी ने पूछा । 

“वही, आपने कहा था न कि परमारों और चालुक्‍यों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी बेर 
चढ़ता ही गया, उसके बाद ?” 

“उसके बाद, अब धारानगर पर जो धावा किया गया, उसका मूल कारण 
यही है। 

“उसके पीछे कोई और कारण भी होगा ?* 

“हाँ, थी, वड़ी रानी चन्दलदेवी का स्वयंवर। भोजराज ने सोचा कि इस 
लड़की ने किसी दूसरे की ओर ध्यान दिये विना ही हमारे वंश के परम शत्रु 
चालुक्य विक्रमादित्य के गले में माला डाल दी | उसे राजा और लड़की को खतम 
किये बिना उन्हें तृप्ति नहीं मिल सकती थी इसलिए इस घटना से निराश हुए 
कुछ लोगों को मिलाकर परमारों ने युद्ध की घोषणा कर दी। चाहे छुछ हो, मुझ- 
जैसी एक लड़की को युद्ध का कारण बनना पड़ा 

'अआपन-जैसी लड़की के क्‍या माने, फफी ? 

श्रीदेवी तुरूत चेत गयी, “हमारी वह वड़ी रानी, परन्तु इस युद्ध का जसल 
कारण वह कदापि नहीं रहीं ।* 

“आपकी बड़ी रानी कसी हैं फूफी ?” 

“ओफ़, बहुत गर्वीली हैं, हालाँकि उनका मन साफ और कोमल है। 

“क्या वे आपसे भी बधघिक सुन्दरी हैं, फूफी ?” 

“अरे जाने दो । उनके सामने मेरा सौन्दर्य क्या है नहीं तो क्या उनका चित्र 
देखकर ही इतने सारे राजा स्वयंवर के लिए आते ?”? 

“वे राजकुमारी थीं, इसलिए उनके सौन्दर्य को हद से ज्यादा महत्त्व दिया 
गया, वरना सुन्दरता में आप किससे कम हैं फूफी ? जब आप मन्दिर जाती हैं तो 
वलिपुर की सारी स्त्रियाँ आप ही को निहारा करती हैं। उस दिन माँ ही कह 
रही थी, हमारी श्रीदेवी साक्षात्‌ लक्ष्मी है, उसके चेंहरे पर साक्षात्‌ महारानी-जैसी 
कान्ति झलकती है।” 

“भाभी को क्या, उनका प्रेम उनसे ऐसा कहलवात्ता है।” 

इसी समय हेग्गड़तीजी हाथ में नाइते का थाल लिये वहीं आयीं। 

“यह क्‍या भाभी। आप ही सब ढोकर ले आयों हम खुद वहीं पहुँच 
जातीं। 

“मैं चुलाने को आयी थी, लेकिन आप लोगों की राजा-रानी की कथा का 
सज़ा किरकिश न करके मैं यहीं ले जायी.] साथ ही बैठकर खायेंगे, ठोक है न ?” 

“भाभी, यह कैसा सवाल कर रही हैं ?” 


“मुझे राजमहल की वातें नहीं मालूम । मैं गंवार हैं, एक फूहड हेग्गड़ती । 


478 / पह्महादेवी शात्तला 


चुमने राजमहल में ही समय व्यतीत किया है इसलिए अपने को रानी ही मानकर 
हुम-जैसी गेंवारों के साय नाश्ता करना अपने लिए अग्ौरव की बात मान लो 
त्तो?” 

“नही, मेरी प्यारी ननदरानी, तुम ऐसी नही हो। वैसे ही कुछ पुरानी याद 
आ गयी । एक कहावत है, नाक से नथ भारी। दोरसमुद्र मे एक बार ऐसी हो 
घटना घटी थी। लीजिए, नाश्ता ठण्डा हो रहा है।” 

“भाभी आपत्ति न हो तो दोरसमुद्र की उस घटना के बारे में कुछ कहिए ।” 
चन्दलदेवी ने हेग्गडती को प्रसंग बदलने से रोकना चाहा। 

“अरे छोड़ी, जो हुआ सो हो गया। पाप की बात कहकर मैं क्यों पाप का 
लक्ष्य बनूँ ।/ 

“मैंने सुना है कि हमारी युवारनी जी बहुत अच्छी और उदार हैं। ऐसी हालत 
में ऐसी घटना घटी ही क्यो जिसके कारण आपके मन में भी कडुआहद अब तक 
वचनी है। इसलिए उसके बारे मे जातने का कुतू हल है!" 

“युुवरानीजी तो खरा सोना हैं। उन्हे कोई बुरा कहे तो उसकी जीभ जल 
जाए। परन्तु उन्ही से अमृत खाकर उन्ही पर जहर उगलनेवाले लोग, दूध पीकर 
जहर के दाँत से डसनेवाले नागसर्प भी हैं न?” 

“पोय्सल राज्य में ऐसे लोग भी हैं ?” 

“गाँव होगा तो वहाँ कीचड का गड्ढा भी होया और उसके प्रास से गुजरें तो 

“उप्तकी दुर्गन्ध भी सहनी होगी ।” 
रू #भाभी, भापकी वात बहुत दू र तक जाती है ।” 

“दूर तक जाती है के क्या माने ?” 

“अम्माजी ने बताया था कि वहाँ आप राजमहल में ही टिकी थी। तो क्या 
वहाँ भी दुर्गेन्‍्ध लगी ? दुर्गग्ध छोडवैवाले लोगों का नाम न बता सकने के कारण 
आप शायद अन्योक्ति मे बात कर रही हैं।” 

“जाने दो । कोई और अच्छा विषय लेकर वात करेंगे। अपनी बडी रानी के 
बारे में कुछ कहो, वे कैसी हैं, उनके इर्द-मिर्दे के लोग कैसे हैं, हम-जैसे सामान्य लोगों 
के साथ वे किस तरह का व्यवहार करती हैं?” 

“बडी राती हैं तो बहुत अच्छी, परन्तु उनके पास साधारण लोग नही जा 
सकते क्योंकि कल्याण के राजमहल की व्यवस्था ही ऐसी हे । इसलिए वे लोगों के 
साथ कैसे वरतती हैं, यह मुझे नही मालूम । सामान्य नागरिकों के साथ सम्पर्क 
होने पर शायद वे वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसे मतुप्य मनुष्य के साथ किया 
-करता है।” 

“यह कहाँ सम्भव है ? उनका सम्बन्ध-सम्पर्क आम लोगों के साथ हो ही नही 
नसकता।/ 


पट्टमहादेवी शान्तला / 779 


“हो सकता है, जरूर हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। युद्ध-बंगल में वह 
हो सके, यह दूसरी बात है । सामान्य लोगों के सम्पक से दुर चारों कर किला 
बाँध रहनेवाले के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है ?” 

“तो बचा जापकी वड़ी रानी उस तरह के किले में रहनेवाली हैं / 

“अब वे उस किले में नहीं हूँ । 

“यह कैसे कह सकती हैं ?” 

“वे तो यद्ध-शिविर से गायव हो गयी हैं। ऐसी हालत में उस किले में रह भी 
कैसे सकती हैं ? 

'/जिनके हाथ में नहीं पड़ना चांहिए, ऐसे ही लोगों के हाथ अगर पड़ गयी हो' 
तो? 

“आपको मालूम नहीं, भाभी, हमारी बड़ी रानीजी अपने को ऐस समय में 
बचा लेने की युक्ति अच्छी तरह जानती हैं। 

“तब तो यह समझ में आया कि तुम इस बात को जानती हो कि थे कहाँ 
हैं।” 

इतना मालूम है कि वे सुरक्षित हैं। इससे अधिक में नहीं जानती । 

“उतना भी कैसे जानती हो ? हे 

“जो नायक मुझे यहाँ छोड़ गया, उसी ने यह बात कही थी कि बढ़ी रानीजी 
भव सुरक्षित स्थान में हैं, चिन्ता की कोई बात नहीं ।” 

“ऐसा है, तब तो ठीक है ।” 

उनकी थालियाँ खाली हो गयीं और दुबारा भी भरी गयीं परन्त शास्तला की 
थाली भरी-की-भरी ही रही । गालब्बे ने कहा, “अम्माजी ने तो अनी तक खाया 
ही नहीं ।” ेृ 

तनद-भाभी ने कहा, “अम्माजी जव तक तुम खा न चुकोगी तब तक हम बात: 

नहीं करेंगे ।” 

नाश्ता समाप्त होते ही श्रीदेवी ने फिर वही वात उठायी, “अब कहिये भाभी, 

दोरसमुद्र की वात ।” 

“हम सब युवरानीजी के साथ दोरसमुद्र गये | वहाँ का सारा कारोबार बड़े 

दण्डनायक मरियाने की छोटी पत्नी चामव्वे की देखरेख में चल रहा था ।” 

वीच ही में शान्तला बोली, “उन बातों को जाने दो माँ। उल्ल के बोलने से 

दिन रात नहीं हो जाता । वे मानते हैं कि वे बड़े हैं तो मान लें । उससे हमारा क्या 
बनता-विगड़ता है ।” 

माचिकव्वे ने वात वनद कर दी। उसके मन की गहराई में जो भावना थी 

उन समझने में रुकावट भायी तो श्रीदेवी ने शान्तला की ओर बुजुर्गाना नियाहों 
से देखा, “बेटी, तुम तो छोटो बच्ची हो, तुम्हारे कोमल हृदय में भी. ऐसा जहर 


380 / पट्टमहादेवी शान्तला 


चैंठ भया है तो, उस चामब्वा का व्यवहार कैसा होगा ? किसी के विपय में कमी 
'कोई बुरी वात अब तक मैंने तुम्हारे मुँह से नहीं सुनी । आज ऐसी वात तुम्हारे 
मुँह से निकली है तो दुछ तीव्र वेदना ही हुई होगी ॥ फिर भी, वेटी, उस डहुर की 
'उगलना उचित नही, जहर को निमलकर अमृत वाँटना चाहिए। वही ठो है नौल- 
कण्ठ महादेव की रीति । वही शिवभक्त हैग्यड़े लोगों के लिए बनुकरणीय है ।” 
“ओह मैं भूल ही गयी थी। श्रीदेवी नाम विष्णु से सम्बन्धित है फिर भी वे 
'नीलकण्ठ महादेव का उदाहरण रही हैं। मुंहवोली वहिन है हेग्यडेंजी की, भाई के 
योग्य बहिन, है न?” माचिकब्बे ने वात का रख वदलकर इन कड़वी बातों का 
“निवारण कर दिया। 
“प्रतलव यह कि मेरे भाई की रीति आपको ठीक नहीं लगती, भाभी ।” 
“श्रीदेवीजी उनकी रीति उनके लिए औौर मेरी भेरे लिए। इस सम्बन्ध में 
झुक-दुसरे पर टीका-टिप्पणी न करने का हमारा समझोंता है। इसीलिए यह भृहस्वी 
सुखमय रूप से चल रही है।” 
“अधंनारीश्वर की कल्पना करनेवाला शिव-भक्त प्रकृति से सद्दा ही प्रेम 
करता है, भाभी । वही तो सामरस्त्य का रहस्य है।” 
“हमारे गुरुजी ने भी यही वात कही थी।” शान्तला ने समर्थन दिया । 
इसी समय गासब्बे ने सूचना दी कि गुरुजी आये हैं । 
“देखा, तुम्हारे गुरुजी बडे महिमाशाली हैं । अमी याद किया, जभी उपस्थित 
चढ़ लो, जाओ ।” श्रीदेवी गद॒गद होकर बोली | 
माचिकब्ये भी वहाँ से शान्तला के साथ गयी और “तुम बाहर की बारादरी 
में रहो, हेग्यद्रेजी के आने का समय है । उनके आते ही मुझे खबर देना।” 
गालब्ते को आदेश देकर वह फिर श्रीदेवी के ही कमरे मे पहुँची । 
थोडी देर दोनो मौन बेठी रही। वात का आरम्भ करें भी तो कोन-सी कडी 
नें । असल में वात माचिकच्चे को हीं शुरू करनी थी। इसीलिए श्रीदेवी भी उसकी 
प्रतीक्षा में बैदो रही । माचिकब्बे बैठे-वैंठ मरककर दरवाजे को वन्‍्द करके 
श्रीदेवी के पास बैठ गयी। उसके कान में फुमफुसाती हुई बोली, “थीदेवी, तुम्हारे 
भैया सोच रहे हैं कि तुम्हें ले जाकर कही और ठहरा दें ॥” 
“यह क्या भाभी, यह क्या कह रही हैं, सुनकर छाती फट रही है। क्या मैंने 
कोई ऐसा-चैसा व्यवहार किया हैं ?” श्रीदेवी की आँखों मे आँसू भर आाये। 
माचिकत्वे ने श्रीदेवी के हाय अपने हायीं में लेकर कहा, “ऐसा कुछ नहीं है, 
हमें अच्छी तरह मालूम है कि तुमसे ऐसा कभी नही हुआ, न हो ही सकेगा । फिर 
भी, दुनिया बुरों है, वह सह नहीं सक्‍ती। दुनिया हमे अपने मे सस्तुप्ट रहने 
नहीं देती । हमेशा वबेडा खड्ा करने को कमर कसे रहती है| यह बात मैं अम्माजी 
के सामने नहीं कह सकती थी । इसीलिए मुझे ठोक समय की प्रतीझा करनी 





चट्रमहादेवी शानतता / 87 


पड़ी । | 

श्रीदेवी को इस बात का भरोसा हुआ कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया 
जिससे हेग्गड़ेजी को कष्ट हुआ हो । आसमान में स्वतन्त्र विचरण करनेवाले पंछी 
के पंखों की तरह उंसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं। आँखों की कोर में जमे अश्रुविन्दु 
मोती की भाँति विखरने लगे, माचिकव्वे ने कुछ परेशान होकर पूछा, “ये आँसू 
क्यों, श्रीदेवी ?” 

“कुछ नहीं, भाभी । पहले यह अहसास जरूर हुआ था कि मुझसे शायद कोई 
अपराध हो गया है लेकिन अब वह साफ हो गया। अब, भाभी आपसे एक बात 
अलवत्ता कहना चाहती हूँ, इसी वक्‍त, क्योंकि इससे अच्छा मौका फिर न मिल 
सकेगा। मैं अपने जन्मदाता माँ-वाप को भूल सकती हूँ परन्तु आपको और भैया 
को आजन्म नहीं भूल सकती । आप लोगों ने मुझ पर उपकार ही ऐसा किया है कि 
उसे जन्मभर नहीं भूल सकती । वास्तव में न मेरे भाई हैं न भाभी । आप ही मेरे 
भाभी-भैया हैं। यह बात मैं वहुत खुशी से और गये के साथ कहती हूँ। आप जैसे 
भाई-भाभी पाना परम सौभाग्य की बात है, यह मेरा पूर्व॑जन्म के सुक्कत से प्राप्त 
सौभाग्य है। कारण चाहे कुछ भी हो, उचित समय के आने तक यहाँ से अन्यत्र 
कहीं न भेजें । जब आपके आश्रय में आयी तब मान को धक्का पहुँचने का डर होता 
तो हो सकता था, लेकिन वह मान वना ही रहा है ।” ' 

“श्रीदेवी, तुम्हारी सद्भावना के लिए हम ऋणी हैं। उतको और मुझे भाई- 


भाभी समझकर सद्भाव से तुम हमारे साथ रहीं यह हमारा सौभाग्य है, तुम्हारा / 


: पुण्य नहीं, हमारा पुण्य-फल है। वास्तव में इनकी कोई बहिन नहीं है। इन्होंने इसे 
'कई बार मुझसे कहा है, ईश्वर किस-किस तरह से नाते-रिग्ते जोड़ता है यह एक 
समझ में न आनेवाला रहस्य है। मुझ-जैसे को ऐसी वहिन मिलना मेरे सुकृत का 
ही फल है । तुमने भी नागपंचमी और उनके जन्म-दिन के अवसर पर उनकी पीठ 
दूध से अभिषिक्त करके उनकी बहिन होने की घोषणा की । ऐसी स्थिति में उनके 
सन में कोई बुरा भाव या उद्दे श्य नहीं हो सकता, श्रीदेवी । हाँ, इतना अवश्य है 
कि वे दूर की बात सोचते हैं। इसलिए उनके कहे अनुसार चलने में सबका हित 
है । उनके अनुसार अब वर्तमान स्थिति में तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है।” 
“अब हुआ क्‍या है सो न बताकर ऐसी पहेली न बुझायें, भाभी । भैया का 
कहना मानकर चलना हितकर कहती हैं, साथ ही यह भी कहती हैं कि मेरा यहाँ 


रहना खतरनाक है। आश्चर्य है। अब तक खतरा नहीं था, अब आ गया, अजीव 
खत्तरा है [” 


रा; 


ढ्दः समझाऊं ्रेदेव॑ ५ हक 
उसे कैसे समझाऊं, श्रीदेवी । कहते हुए मन हिचकिचाता है। तुम्हारे भैये। ५ 


कभी चिन्तित होकर नहीं वैठते। कितनी.ही कठिन समस्या हो, उसका वे धीरज 
कै साथ सामना करते हैं। परन्तु इस प्रसंग में वे. कुछ उद्विग्त हो गये हैं। वे जो 


482 / पट्टमहादेवी ज्ञान्तला 


भी कहना चाहते हैं वह खुद आकर सीधे तुमसे हो कहा करने हैं, लेकित इस 
प्रसग में सीधा कहने में वे संकोच का अनुमव कर रहे थे । उनके उस सकोच के 
भी कुछ माने हैं, श्रीदेवी । उन्होंने जो सोचा हैं उस सम्बन्ध में सोच-विचार करने 
के बाद जब मुझे ठीक जेंचा तव मैंने स्वयं तुमसे कहना स्वीकार किया । अब हाथ 
जोड़कर कहती हूँ कि उनका कहना मानकर हमे इस वास्तविक सन्दिग्धावस्था से 
पार करो।” यह सुनकर श्रीदेवी की समझ में नही आया कि ऐसी हालत मे वह क्या 
करे। हेग्यडेजी की वात से ऐसा लग रहा है कि उसकी परीक्षा हो रही हैं। थोड़ी 
देर सोचकर श्रीदेवी ने पूछा, “भाभी, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैं 
स्त्री हूँ अवश्य | फिर भी मेरा हृदय अपने भेया की ही तरह धीर हैं। मैं किसी से 
नही डरती, न किसी से हार मानकर झुकती हूँ ॥ आपकी बातों से स्पप्ट मालूम 
पड़ता है, मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को किसी सन्दिग्धावस्था मे पड़ना पड़ रहा 
है। परन्तु यह सन्दिग्धवा सचमुच मेरे मन को भी सच्ची जान पडी तो आप लोगों 
के कहे अनुसार करूँगी । इसलिए बात कंसी भी हो, साफ-साफ मुझे भी कुछ 
सोचने-विचारने को मौका जरूर, दीजिए । कुछ भी सकोच न कीजिए ।” 

माचिकब्वे ने एक लम्दी साँस ली ! एक वार श्रीदेवी को देखा । कुछ कहता 
चाहती थी। मगर कह न सकी । सिर झटककर रह गयी, आँमू भर आये। फिर 
कहने की कोशिश करती हुई बोली, “स्त्री होकर ऐसी वात कहें किस मुख से 
श्रीदेवी, मुझसे कहते नही बनता ।” उसका दुख दूना हो गया । 

“अच्छा भाभी, स्त्री होकर आप कह नहीं सकती तो छोड दीजिए। मैं भैया 
से ही जान लूँगी ।” कहती हुई उठ खडी हुई । 

माचिक्ब्वे ने उस हाथ पैकडकर वैठाया॥ दूसरे हाथ से अपने आँचल का 
छोर लेकर आँसू पोछ्ठती हुई बोली, “अभी तुम्हारे भया घर पर नहीं हैं। आते ही 
गालब्बे खबर देगी, वैठो ।” 

दोनों मौन ही बैठी रही । मन में चल रहे भारी सघर्ष ने माचिकब्वे को बोलने 
पर विवश किया, “भगवान ने स्त्री को ऐसा सुन्दर रूप दिया ही क्यों, इतना 
आकर्षक बनाकर क्यों रख दिया २! 

श्रीदेवी ने हेग्गडती को परीक्षक को दृष्टि से देखा, “भाभों, अचानक ऐसा 
प्रश्न क्यो आया ? क्‍या यह प्रश्न मेरे रूप को देखकर उठा है ?” 

“थहू नित्य सत्य है कि तुम बुत सुन्दर हो ।” माचिकव्बे ने कहा । 

“इस रूप पर गवे करने की जरूरत नहीं। एक जमाने में मैं भी शायद गर्व 
कर रही थी, अब नही ॥”7 श्रीदेवी बोली । 
'ब्यो ?” 
“क्योकि इस बात की जानकारी हुई कि रूप नहीं, ग्रुण प्रधान है ।” 
“परन्तु रूप को हो देखनेवाली आंख गुण की परवाह नही करतो, है न ?” 





पट्टमहादेवी ध्वान्तला / 83 


“दुबेल मनवाले पुरुष जब तक दुनिया में हैं तव तक आँखें गुण के बदले कुछ 
और ही खोजती रहेंगी ।” | 

रूप होने पर ही न उस पर पुरुष की आँख जायेगी ?” 

“ऐसे दुश्चरित्रों के होते हुए भी गुणग्राही पुरुषों की कमी नहीं ।” 

“मन दुर्वेल हो और उसकी इच्छा पूरी न हो तो पुरुष अण्टसण्ट बातों को 

लेकर क्षसह्य किस्से गढ़ता है और उन्हें फैलाता फिरता है।” 

"तो क्‍या मेरे विपय में, भी ऐसी कहानी फैल रही है, भाभी ?” श्रीदेवी ने 

तुरन्त पूछा । शक गे 

“नहीं कह नहीं सकती और हाँ कहने में हिंचकिचाहट होती है ।” 

“जानी, ऐसी बातों को लेकर कोई डरता है? ऐसी चातों से डरने लगे हम 
तो लोग हमें भूनकर खा जायेंगे । इससे आपको चिन्तित नहीं होना चाहिए। लोग 
कुछ भी कहें, मैं उससे न डरनेवाली हूँ. न झुकनेवाली । यदि आपके मन में कोई 
सन्देह पैदा हो गया हो तों छिपाइए नहीं । साफ-साफ कह दीजिए ।” 

“कैसी बात बोलती हो, श्रीदेवी ? हम तुम्हारे बारे में सन्देह करें, यह सम्भव 
नहीं । परन्तु तुम्हारे भैया कुछ सुनकर बहुत चिच्तित हैं ।” . 

“तो असली बात मालूम हुई न । .उस मनगढ़न्त वात को खोलने में संकोच 
क्यों भाभी ?” रा (८8 

“क्योंकि कह नहीं पा रही हूँ, श्रीदेवी । हमारे लोग ऐसे हीन स्तर के होंगे, 
इसकी कल्पना भी पैं नहीं कर सकती थी !” 9 हे 

“भाभी, जवः एक वात्त का मुझे स्मरण आ रहा है । आने के एक-दो माह वाद 
जापके साथ ओंकारेश्वर मन्दिर गयी थी। वहाँ, उस दिन भैया का जन्मदिन 

- था। आप स्व लोग जन्दर गर्ेंगृह के सामने मुखमण्डप में थे | मैं मन्दिर की शिल्प- 
कला, खासकर उस कला का वारीक शिल्प जो प्रस्तरोत्की्णं जाल की कारीगरी 
थी, देखने में मगन हो गयी थी । तव एक पुरुष की बिजली की कड़क-सी खाँसते 
को आवाज सुनायी पड़ी । उस प्रस्तर जाल के बाहर की तरफ हँसने की मुद्गा में 
मैंने अपनी ही ओर देखता हुआ एक पुरुष देखा | वह कुत्ते की तरह जीभ_हिलाता 
हुआ मुझे इशारे से बुलाता-सा दिखायी पड़ा । मैं तेजी से अन्दर चली गयी । भैया 
और वणल में आप, आप दोनों के सामने अम्माजी, खड़े थे। ज्ञापकी वगल में 
गालव्वे थी, उसकी बगल में रायण खड़ा था । मैं मुख-मण्डप से होकर भैया के 
पास घुप्कर खड़ी हो गयी। तव भगवान्‌ की आरती उतारी जा रही थी । वह 
जादमी भी वाद में अन्दर आया। पुजारोजी आरती देने लाये तो चैया ने पहले 
मुझे दिलादी । तब एक विचित्र लच्च-लच्च सुनायी पड़ी । आपने छिपकली की 
जावाज़ उमझकर वशनलवाले खम्भे पर उँगली की मार से आवाज़ की जबकि वह 
आवाज़ उतरी व्यक्ति के मुंह से निकली थी। जब जो अफवाह आप सुना रही हैं 





484 / पट्टसहादेवी शान्तला 


“उसका खोल वही ध्यक्ति है, मुझे यही लग रहा है। मैंने चार-छह बार देखा भी है 
“उन ब्यक्ति को मुझे ललचायी माँखो से घृरते हुए । वह एक कीड़ा है। उससे क्यों 
डरे?! 

“बह वात वहुत दूर तक गयी है, श्रीदेवी । इसोसे मालिक वहुत व्यथित हैं। 
अपना अपमान तो थे मह लेंगे। अपने पास धरोहर के रूप में रहनेवाली तुम्हारा 
“अपमान उनके लिए सहाय नहीं | इसलिए उनकी इच्छा है, ऐसे नीच लोगों से तुम्हें 
दूर रखें ।7 

४ऐस लोगों को पकड़कर दण्ड देना चाहिए। भैया जैसे शूर-वीर को डरना 
“क्यों चाहिए।” 

“आप दोनों के वोच का सम्बन्ध कितना पवित्र है, इसे हम सव जानते है । 
लेकिन, इस पवित्र सम्बन्ध पर कालिख पोतकर, एक कान से दूसरे तक पहुंचकर 
“बात महाराज तक पहुँच जाय तो ? तुमको दूर अन्यत्र रखा जाय तो यह अफवाह 
चलते-चलते ही मर जाएँगे, यही उनका अभिमत है । बीचद उठलवा, हास्यास्पद 
खनने से बचने के लिए उनका विचारित मार्ग हो सही है, ऐसा मुझे लगता है ।” 

“पाभी, आप निश्विस्त रहें। मैं भेया से वात करूंगी, वाद में ही कोई निर्णय 
लेंगे।” 

“मैने तुम्हें कुछ और ही समझा था । अब मालूम हुआ कि तुम्हारा दिल 
मर्दाना है।” 

“ऐसा न हो तो स्त्री के लिए उसका रूप ही शत्रु वन जाये, भाभी । रूप के 
साथ केवल कोमलता और मार्दव को ही विकसित करें तो वह काफी नही होता । 
वक्त आने पर कोमलता और मार्दव को फोलाद भी बनना पडता है। अन्यास से 
से भी अजित करता जरूरी है ।” 

“तुमम ऐसी भावनाओं के आने का कारण क्या है, श्रीदेवी २! 

“राजमहल का वास और अपनी जिम्मेदारी का भार ।/ 

“तो क्या तुम बडी रानीजी की अगरक्षिका वनकर रही?” 

“/आत्म-विश्वास भी अगर रक्षक जैमा ही है, प्रत्येक स्त्री को आत्म-विश्वास 
साधना द्वारा प्राप्त करना चाहिए ।” 

. ठीक है, अपनी जिम्मेदारी अपने ही ऊपर सेकर मुझे तुमने मानसिक घान्ति 
दी। अब तुम हो, तुम्हारे भाई हैं ।” कहती हुई माचिकव्वे दरवाज़ा बन्द कर बाहर 
निकल आयी । 

श्रीदेवी ने आसन बदला। उसने दोवार से सटे जादमकद आइने के सामने 
खडी होकर अपने आपको देखा । दाँत कटकटाये । आँखें विस््वारित की । माये पर 
सिक्ुुडन लायी। अकडकर खड़ी हो गयो। हाथ उठाकर मुट्ठी कमकर वाँघे रक्त 
बीजासुर-संहारिणी शक्तिदेवी का अवतार-सो लगी । उस समय वह आदमी उसके 











पट्टमहादेवो चान्त ला / 85 


हाथ लगता तो उसे चीर-फाड़कर खत्म ही क र देती । | 
स्त्री सहज प्रसन्न, सौम्य भाव दिखाये तो लोग दुष्टभाव से देखते हैं। भाभी 
का कहना ठीक था कि ईश्वर ने रुत्री को सुन्दरता न दी होती तो अच्छा होता। 
मेरे इस सौन्दर्य ने ही तो आज अनेक राज्यों को इस युद्ध में ला खड़ा किया है। 
भेरे इस सौन्दर्य के कारण अनेक शुद्ध-हृदय जन मुझ-जैसी हजारों स्त्रियों को अनाथ 
बना रहे हैं। भातृ-प्रेम के अवतार, सौभाग्य से मिले मेरे भैया पविन्नात्मा हेग्गड़े के 
सदाचार पर कालिख लगने का कारण वना हैं मेरा सीन्दर्य, धिक्कार है इस सौन्दर्य 
को । उसे बैसे ही रहने देता उचित नहीं । क्या करूँ, क्या करूँ इस सीन्दर्य को नप्ट 
करने के लिए ? समुद्र में उठनेवाली तरंगों के समान उसके मन में भावनाएँ उमड़ 
रही थीं। उसे इस बात का ज्ञान तक नहीं रहा कि उसी ने स्वयं अपने वाल खोल- 
कर विश्वेर दिये थे, जिनके कारण उसकी भीषण मुखमुद्रा और अधिक भीषण हो' 
गयी थी। 
पाठ की समाप्ति पर शान्तला फूफी के कमरे में आयी थी कि ड्योढ़ी से ही 
उसे फूफी का वह रूप आइने में दिखा। वह भोंचककी रह गयी। आगे कदम न 
रख सकी | जानती है कि सारी तकलीफें खुद झेलकर भी उसके माता-पित्ता 
प्रसन्‍त-चित्त रहते हैं और प्रसन्‍तता से ही पेश आते हैं। और फूफी को भी उसने 
इस रूप में कभी नहीं देखा। ऐसी हालत में उसकी फूफी के इस भावोद्वेग की 
वजह ? इसी धुन में वह खड़ी रह गयी। 
“बहिन, श्रीदेवी, क्या कर रही हो?” हेग्गढ़े मार्ससगय्या ने अन्दर की -; 
बारहदरी में प्रवेश किया, पिता की आवाज़ सुनकर शान्तला ने फिर उस आइने 
की ओर देखा | फूफी के चेहरे पर भयंकरता के स्थान पर भय छा गया था । वे 
विखरे वालों को सवार रही थीं। शान्तला वहाँ से हटी, “अप्पाजी कब आये ?” 
“अभी आया अम्माजी, तुम्हारा पाठ कब समाप्त हुआ ?” 
“अश्ी थोड़ी देर हुई ४” 
“तुम्हारी फूफी क्‍या कर रही हैं?” 
“वाल संवार रही हैं।” 
“अच्छा, वाद में मिलेंगे तुम्हारा नाश्ता हुआ, अम्माजी ?” 
“हाँ, हाँ, हम तीनों ने मिलकर किया था ।” 
“तुम्हारी माँ ने बताया ही नहीं ।” 
“आपने पूछा नहीं, उन्होंने वताया नहीं ।” 
हि हे मेरे आने से पहले आप लोगों -ने खतम कर दिया ४” मारसिगय्या हँसने 
की है 02296 ही तो प्रतीक्षा न करने का आदेश दे रखा है। पुरुष 
हे: कस पर जात हैं तब उनके ठीक समय पर लौट आने का भरोसा 
486 / पट्टमहादेवी शान्तला 


है| 


नहीं होता न ।7 

“हाँ, हाँ, तुम वेटी आखिर उसी माँ की हो। खैर, हो चुका हो तो क्या, 
मेरे साथ एक वार और हो जाय, आओ 4" कहते हुए मारमिंगस्या ने कदम आगे 
बढ़ाया । 

“आइये, भैयाजी ।” श्रीदेवी की आवाज मारसिग्य्या की रोज-जैसी सहज 
मुसकान वापस नही ला सकी । 

“कुछ बात करनी थी ।” मारप्िंगय्या ने धीरे से कहा । 

“अप्पाजी, आप फूफीजी से बात कर लीजिए। तब तक मैं आपके नाश्ते की 
तैयारी के लिए माँ से कहूँगी ।” कहकर शान्तला वहाँ से चली गयी ! मारसिंगय्या 
बात खुद शुरू नही कर सके तो श्रीदेवी ही वोली-- 

“पैयाजी, आपके मन का दु.थ मैं समझ चुकी हूँ | डरकर पीछे हटेंगे तो ऐसे 
लफंगो को मौका मिल जायेगा। यह समाज के लिए हानिकर होगा। इसलिए 
उन लफगी को पकड़कर पचों के सामने खडा करना और उर्हें दण्ड देता 
चाहिए।” 

“श्रीदेवी तुम्हारा कहना ठीक है। में कभी पीछे हटनेवाला आदमी नही सत्य 
को कोई भी झूठ नही वना सकता। परन्तु कुछ ऐसे प्रसगो मे अपनी भलाई के लिए 
इन लुच्चे-लफगों से डरनेवालो-कौ-तरह ही वरतना पडता है। स्वय श्रीराम ने 
ऐसे लफगों से डरने-की-तरह वातकर सीता माता को दूर भेजा था। बुरो की 
सगति से भलो के साथ झगड़ा भी अच्छा। इन लुच्चो-लफगो के साथ झगड़ना, इस 
प्रसग में मुझे हितकर नही मालूम होता । इसलिए**” 

“श्रीराम और अव के बीच युग बीत चुके हैं। तव तो श्रीराम ने सोताजी की 
अग्नि-परीक्षा ले ली थी, अब क्या मुझे भी वह देनी होगी ? सत्य को सत्य और 
असत्य को असत्य कहने का आत्मवल होना ही काफी नही है क्‍या ?” 

“तुम जो कहती हो वह ठीक है। परन्तु हम जिस मुश्किल में फेस गये हैं 
उसमे आत्म-वल का प्रदर्शत अनुकूल नही । हम सब एक राजकीय रहस्य मे फंसे 
हैं। यह बात पचो के सामने जायेगी तो पहले तुम्हारा सच्चा परिचय देना पडेगा 
जो मुझे ज्ञात नही है और उसे जानने का प्रयत्त भी न करते की प्रभु की कडी 
आज्ञा है। उनकी ऐसी कडी आज्ञा का कारण भी बहुत ही प्रवल होता 
चाहिए । ऐसी स्थिति मे, अपने आत्मवल के भरोसे अपना सरिचय देने को तुम 
तैयार होओगी ?” 

मारसिंगय्या के इन प्रश्नों पर विचार के लिए वह विवश हो गयी। पंचों के 
सामने जाएँ तो अपराधी को दण्ड मिलेगा, अवश्य, परन्तु यह बात भी खुल जायेगी 
कि मैं चालुक्यों की बडी रानो हूँ । यही वात लेकर लुच्चे-लफगे अपना उल्लू सीधा 
कर लेने की कोशिश करेंगे! ये पति-पत्नी अभी अपने प्रभु की आज्ञा का बडी 


पट्टमहादेवी शास्तला / 87 


“निष्ठा से पालन कर रहे हैं। यदि उन्हें यह मालूम हो जाय कि मैं कौन हूँ तो वे 
परम्परागत श्रद्धा-भाव से व्यवहार करेंगे ! इससे मेरा वास्तविक परिचय पाने का 
और लोगों को भी मौका मिलेगा जिससे राजनीतिक पेचीदगियाँ बढ़ेंगी । श्रीदेवी 
उसी निर्णय पर पहुँची जो स्वयं हेग्गड़े मारसिंगय्या का था, “भैयाजी, में इस 
बारे में अधिक न कहूँगी । आपकी दृरदर्शिता पर मुझे भरोसा है।|ऱ 

“अब मेरे मन को शान्ति मिली । अव इस बात को फिलहाल यहाँ रहने दा | 

जिसके बारे में तुमने भाभी से बताया था क्या तुम उस आदमी का पता लगा 
सकोगी ?” नहीं 

“हाँ, एक वार नहीं, मैंने उसे इतनी वार देखा है. कि उसे भूल ही नहीं 
सकती । इतना ही नहीं, उसे यह भी मालूम है कि में और भाभी कब कौन-से दिन 
मन्दिर जाते हैं। उसी दिन वह दुष्ट लफगा मन्दिर के सामनेवाले ध्वजस्तम्भ की 
जगत पर या वहाँ के अश्वत्थ वृक्षवाली जगत पर बैठा रहता है ।* है 

“ये सब बातें मुझसे पहले क्यों नहीं कहीं, श्रीदेवी ? पहले ही दिन जब तुम्हें 
शंका हुई तभी कह देतीं तो वात इस ह॒द तक नहीं पहुँचती । उसे उसी वक्त वहीं 
मसल देता ।* | 

“एक-दो वार भाभी से कहने की इच्छा तो हुई। पर मन ने साथ न दिया। 
जब रास्ते में चलते हैं तव लोग देखते ही हैं, उनसे कहे-भी कैसे कि मत देखो । इस 
सबसे डरना नहीं चाहिए, ऐसा सोचकर भाभी से नहीं कहा ।” 

“अब जो होना था सो तो हो चुका । .वीती वात पर. चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए। यहाँ से जाने के पहले उसे मुझे दिखा दें, इतना काफी है। वाद को मुझे 
जो करना होगा सो मैं देख लूंगा।” ह 

“अच्छा, भैयाजी, यह किस्सा अब तो खतम हो गया न। अब आप जाकर 
निश्चिन्त भाव से नाश्ता कर लें ।” 

“अच्छी वात है, नाश्ता तो मैं किये लेता हूँ, लेकिन निश्चिन्तता का नाश्ता 
तभी कर सकूँगा जव तुम्हें उनके हाथों में सुरक्षित रूप से सौंप दूंगा जिन्होंने मुझे 
तुम्हें धरोहर के रूप में सौंपा है।” | । 

“वह दिन भी आये विना न रहेगा, भैयाजी | शीघ्र ही आनेवाला है।” 

“श्रीदेवी, कहावत है कि पुस्तकें और वनिता पर-हस्त से कभी अगर लौटे तो 
अ्रप्ट या शिथिल होकर ही लौटेगी, इसलिए मुझे सदा ही भग्र लगा रहता है। जैसे 
परिशुद्ध और पवित्र रूप में तुम मेरे पास पहुँचायी गयी हो उसी रूप में तुम्हें उन 
तक पहुँचा देना मेरा उत्तरदायित्व है। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए यह 
बहुत वड़ा उत्तरदायित्व है। श्रीदेवी, तुम्हारी सुरक्षा कहाँ रहने पर हो सकती है, 
इस पर में सोच-विचार कर निर्णय करूँगा । परन्तु तुम अभी यह वात कृपा करके 
अम्माजी से न कह बैठना । बह तुमको वहुत चाहती. है । तुम्हारे यहाँ से प्रस्थान 


488 / पहमहादेवी शान्तला 


करने के पहले उसके मन की तैयार करूँगा, शायद इसके लिए उससे कुछ झूठः 
भी बोलता पड़ेगा ! अच्छा वहित ?” कहकर उठे और दो कदम जाकर मुड़े, 
“तुम्हे कुछ मानसिक कष्ट तो नही हुआ, परेशान तो नही हुई न ?” 

“भेया, मैं वस्तुस्थिति से परिचित हो चुकी हूँ । आप भी परेशान न हों। 
हमारे अ्भु के आने पर यह वात उनके कानों तक पहुँच जाये कि यहाँ इस तरह 
वी अफवाह उडी थी तो क्या होगा, इसके अलावा मुझे कुछ और चिन्ता नही ।/ 

"अगर ऐसी स्थिति आयी तो सारी बातें उनसे मैं स्वय कहूँगी । आप किसीः 
बात के लिए परेशान न हो, भैया ।” 

“होक है, वहिन ।” कहकर वे चले गये । 

श्रीदेवी भी वारहदरी में जाकर शान्तला की प्रतीक्षा मे खड़ी हुई ही थी कि 
उधर से गालब्बे गुजरी, “अम्माजी कहाँ है, गालब्बे ?” 

“वहाँ पीछे की फ़ुलवारी में है।” और श्रीदेवी शान्तला को खोजती हुई कुल- 
वारी में जा पहुँची । 


मारमिगथ्या और श्रीदेवी की वातचीत के तीन दिन बाद का दिन सोमवारी 
अमावस्या थी । हेग्गड़े मारसिगय्या ने धर्मदर्शों और पुजारियों को पहले ही 
सन्देश भेज दिया था कि शास्र को वे परिवार के साथ मन्दिर आएंँगे । उन्होंने 
अपने परिवार के सभी लोगो को, नौकरानियो तक को, सब तरह की 
सज-धज और श्ृंगार करके तैयार होने का आदेश दिया। हेग्गडे मारप्षिगय्या 
कभी इस तरह का आदेश नही दिया करते थे । माचिकब्बे को श्वगार के मामले 
में उन्होने ही सरलता का पाठ पढ़ाया था । माचिकब्ते ने इस आदेश का विरोध 
किया। "यह तो विरोधाभास है ! सुन्दर स्त्री को, वह निराभरण हो तो भी मर्द 
उसे घूरते है, अगर वह सज-धज कर निकले तब तो वे उसे था ही जाएँगे। और 
आज की हालत में तो अलंकृत होकर जाना, खासकर हम लोगों के लिए, बहुत ही 
कक है। श्रीदेवी के इधर से निकलने तक हम लोगों का वाहुर न जाना ही 
अच्छा है।” 

“जो कहूँ, सो मानो” वडी कठोर थी हेग्यडे की आवाज । उत्तर को प्रतीक्षा 
किये बिना ही वह वहाँ से चल दिया । माचिकब्वे मे कभी भी अपने पति के 
व्यवहार मे ऐसी कठोरता नही देखी थी। आगे बया करे, यह उसे भुझा नहीं । 
श्रीदेवी से विचार-विनिमय करने लगी 7 


पट्टमहादेवी शान्तला / 89 * 


“भाभी, भैया कुछ कहते हैं तो उसका कोई-न-कोई कारण होता है। हमें 
उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए ।” 

“तो भाई-बहित ने मिलकर कोई पड़्यस्च्र रचा है क्यो ?” ' . 

“इसमें पड्यन्त्र की क्या वात है, भाभी ? भैया की वात का महत्व जैसा 
आपके लिए है वैसा ही मेरे लिए भी है ।” ' 

“उसे स्वीकार करती हो तो तुम अब तक अपने को सजाने के लिए कहने 
पर इन्कार क्यों करती थीं ? उस दिन अम्नाजी का जन्म-दिन था, कम-से-कम 
उसे खुश करने के लिए ही जेवर और रेशम की जरीदार साड़ी पहनने को कहा 
तो भी मानी नहीं। आज क्या खास वात हुई ?” 

“उत दिन भैया से वातचीत के वाद से मेरी नीति बदल गयी है, भाभी । 
उनका मन खुली किताव है। उतकी इच्छा के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है।” 

मेरे पतिदेव के विषय में इस कुलीन स्त्री के भी इतने ऊँचे विचार हैं, ऐसे 
पति का पाणिग्रहण करनेवाली मैं धन्य हूँ | में कितनी वड़ी भाग्यशालिनी हूँ ! मन- 
ही-मत गदगद होकर माचिकवब्बे ने कहा, “ठीक है, चलिए हम लोग तैयार हों । 
और हाँ, जैसा हमारा शूंगार होगा वैसा ही नौकरानी का होगा ।” और वे प्रसा- 
धन-कक्ष में जा पहुँचीं । 

“अब बस भी करो, मुझे गुड़िया वनाकर ही रख दिया तुमने, भाभी । 
सुमंगला हूँ, थोड़े आभूपणों के वावजूद सुमंगला ही रहँँगी। इससे अधिक प्रसा- 
धन अव मुझे नहीं चाहिए ।” माचिकब्चे ने जिद की श्रीदेवी से जो उसे अपने ही 
हाथों से सजाये जा रही थी । 

“सौमांगल्य मात्र के लिए ये सब चाहिए ही नहीं, मैं मानती हूँ । माथे पर 
सेरी, माँग में सिन्दूर, पवित्र दाम्पत्य का संकेत मंगलसूत्र, इतना ही काफी है। 
परल्तु जब सजावट ही करती है तव ईश्वर से प्राप्त सौन्दर्य को ऐसा सजाएँगे 
कि. ईश्वर. भी इस कृत्रिम श्रृंगार को-देखकर चकित हो जाये ।” श्रीदेवी ने 
कहा । | 

“यह सब सजावट इतनी ! ऐसी ! न भाभी ! न! मैं तो यह सब पहली वार 
देख रही हूँ ।” 

“मुझे सब कुछ मालूम है। चालुक्यों की बड़ी रानीजी को इस तरह की 
सजावट बहुत श्रिय है। केश शइंगार की विविधता देखनी हो तो वहीं देखनी चाहिए, 
भाभी । वहाँ अभ्यस्त हो गयी थी, भव सब भूल-सा गया है। फिर भी आज उसे 
प्रयोग में लाऊँगी ।” 

हेग्गड़ती के घर की नौकरानी गालब्वे का भी श्ूंगार किया खुद श्रीदेवी ने। 
हो हक हक 5 वन गयी परन्तु इन सबसे अनभ्यस्त होने. के 

ही रही थी। शान्तला की सज़ावट भी खूब हुई ।. 


490 / पट्महादेवी शञान्तला 


श्रीदेवी ने भी खुद को सजा लिया। फिर वारी-वारी से सबने उस आदमकद 
आइने में अपने को देखा । 

गालब्वे को लगा कि वह आइने में खुद को नहीं किसी भर को देख रही 
है । 

माचिकव्वे ने मन-ही-मन कहा, अगर चामव्दे मुझे इस रूप में देखेगी तो 
ईप्यां से जलकर एकदम मर जायेगी ॥ 

शान्तला ने सोचा, मैं कितनी ऊँची हो गयी हूँ। पिताजी ने दीवार पर जो 
जकौर बना दी थी उमर तक पहुँच गयी हूँ । तीर-तलवार चलाना सिखाने की मेरी 
व्यवस्था परकी । 

श्रीदेवी तो सहज सुन्दरी थी ही, ऊपर से इस सजावट ने उसकी सुरदरता में 
आर चाँद लगा दिये । उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज चमक रहा था। 
माचिकब्वे ने कहा, “श्रीदेदी, अब कोई तुम्हे देखे तो यही समझेगा कि तुम 
अह्ारानी या राजकुमारी हो।” 

“ऐसा हो तो भाभी, मुझे इस सजावट की जरूरत नही ।” श्रीदेवी ने कहा । 

“क्यों अपने भैया को आज्ञा का पालन नही करोगी २?” 

“भाभी, मैं नही चाहतो कि अब कोई नया वललेडा उठ खड़ा हो ।” कहती हुई 
बह आभूषण उतारने लगी । 

“ऐसा करोगी तो मैं भी आभूषण उतार दूंगी । सोच लो, उन्हे जवाब देना 
होगा ।" 

“श्रीदेवी ने आभूषण उतारना छोड शान्तला को देखा जो कुतूहल भरी 
दृष्टि से आइने में उसी के प्रतिविम्व को देख रहो थी, “क्यो अम्माजी, ऐसे क्या 
द्ेष रही हो ?” 

“फूफीजी, मैं देख रही थी कि आप कैसे कर लेती हैं यह सजावट, वालो को 
तरह-तरह से गूंथकर कैसे सजाया जा सकता है, किस आकार मे उन्हें बाधा 
जा सकता है, ये चित्र कँसे वनाये जाते हैं। अगर मैं जानती होती कि आपको यह 
सब इतना उचित आता है तो मैं अब तक सब मीखकर ही रहती।” 

“अच्छा, अम्माजी, मैं सव सिखा दूंगी ।” श्रीदेवी के ये व्यक्त शब्द ये, उनके 
अव्यक्त शब्द थे, “नही, अम्माजी नही, अब हालत ऐसी हो गयी है कि तुमसे मुझे 
अलग किया जा रहा है /” 

“कल से ? नही, नही, कल मंगलवार है, उमर दिन अध्ययन का आरम्भ नहीं 
किया जाता है ! परसों से आरम्भ कर दीजिए ।” घान्तला ने आग्रह दुह्राया । 

“अच्छा, ऐमा ही सही ।” श्रीदेवी ने उसे आश्वासन दिया, झूठा या सच्चा, 
यह दूमरी बात है। 

रायण ने आकर कहा, “मालिक की आजा हुई है, आप लोग अब वहाँ 


पट्टमहादेवी ज्ञान्तला / 9 


पधारें।/ 

माचिकव्वे चली, वाकी सबने उसका अनुगमन किया । 

अलंकारों से सजी, घुँधट निकाले ये स्त्रियाँ सुसज्जित बैलगाड़ी में जा बँठीं 

माचिकव्ये ने पूछा, “रायण | मालिक कहां हैं ?” 

“वे पहले ही चले गये, मन्दिर में विशेष पूजा की तैयारियाँ ठीक से हुई हैं ह 
या नहीं, यह देखने । अब हम चलें । रायण ने पूछा । 

हेग्गड़ती ने आज्ञा दी। गाड़ी आगे वढ़ी जब विवाह के वाद पहली वार पति" 
के घर आयी थी तब वह इसी तरह गाड़ी में सवार होकर मन्दिर गयी थी। इतने 
पास है कि फिर गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी । वह जानती थी कि भगवान के” 
दर्शन को पैदल ही जाना उत्तम है। 

गाड़ी को खींचनेवाले हृष्ट-पुष्ट सफेद बैल साफ-सुन्दर थे। उनके पैर घूँधरुओं ' 
से सजे और सीधे-तराशें सींग इन्द्रधनुप जैसे रँगे थे । गले में- ऊनी पट्टी और उसमें 
रंग-विरंगे डोरों से वने फुदने लगे और उसके दोनों ओर घोंधों की वनी माला,., 
केसरिया रंग की किनारीवाली पीले रेशम की झूल, कूवड़ पर सुनहरी .कारीगरी-- 
वाला टोप, माथे पर लटके मणिमय-पदक, गले से लटकती घण्टी। गाड़ी तरह- 
तरह के चित्रों से अलंकृत वस्त्र से आच्छादित की गयी थी। गरांड़ी के अन्दर गद्दा- 
तकिया और जगह-जगह आइने भी लगे थे । जुआ और चाक बड़े आकर्षक रंगों से 


रँगे और चित्रित थे। ु 

यह सारा शो रगुल और धूमधाम माचिकब्बे को अनावश्यक प्रतीत हो रहा 
था। अपने इस भाव को वह अपने ही अन्दर सीमित नहीं रख सकी। उसकी 
टिप्पणियों के उत्तर में श्रीदेवी ने कहा, “इससे हमें क्या मतलब ? भैया जैसा कहें 
बसा क रना हमारा काम है। 

“तुम तो छूट जाती हो । कल गाँव के लोग कहेंगे, इस हेग्गड़ती को क्‍या हो 
गया है, मन्दिर तक जाने के लिए इतनी धूम-धाम, तब मुझे ही उनके सामते सर: 
झुकाना पड़ेगा।” वह गाड़ी की तरफ एकटक देखनेवाले लोगों को देखने लगी ।. 
उसके मन में एक अव्यक्त भय की भावना उत्पन्न हुई। .., 

गाड़ी मन्दिर के द्वार पर रुकी ही थी कि शहनाई बज उठी । पुजारियों ने ' 
वेदमन्त्रों का घोष किया। श्वेत-छत्र के साथ पूर्णकुम्भ महाद्वार पर पहुँचा । महा- 
द्वार पर रेशम की धोती पहने रेशम का ही उत्त रीय ओढ़े शिवार्चन-रत्त पुजारी की 
तरह हेग्गड़े मारसिगय्या खड़ा था। उसके साथ धर्मदर्शी पुजारी आदि थे। शहनाई-- 
वाले महाद्वार के अन्दर खड़े थे। मन्दिर के सामने ध्वजस्तम्भ की जगत पर बैठे 
रहनेवालों में से एक युवक उसके सामने के अश्वत्य वक्ष की जगंत के पास भेज दिया 
गया था। 


गाड़ी से पहले शान्तला उतरी। वाद में माचिकव्वे हेग्गड़ती । उनके वाद 


92 / पहुमहादेवी शास्तला 


श्रीदेवी उतरी। श्रीदेवी का उदरना था कि मारसिगय्या ने दोनों हाथ जोड़ 
झुककर प्रणाम किया। कहा, “प्रधारिये ।” माचिकब्बे ने भी तुरन्त झुककर प्रणाम 
किया । 
>यह क्या, भैया? यह कैसा साटक रचा है, उस नाटक के अनुरूप वेष 
भी धारण किया है? भैया-भाभी मुझसे बड़े, बड़ों से प्रणाम स्वीकार करने जैसा 
क्या पाप क्या है मैंने ?” मारसिगय्या ने कोई उत्तर ने देकर रायण को ओर 
मुडकर कहा, “रायण, यहाँ आओ | वहाँ देखो, उप्त अश्वत्य वृक्ष की जगत पर 
घारीदार अंग रखा पहने, नारंगी रगवाली जरी को पगड़ी बांधे जो है उसे, 
हमारे मन्दिर के अन्दर जाने के बाद तुम उसे भी मन्दिर के अन्दर ले आना ।” 
और श्रीदेवी की ओर मुडकर पूछा, “ठीक है न?” श्रीदेवी ने इशारे से बताया, 
“ठीक है।” 
सबने महाद्वार के अन्दर प्रवेश किया । मन्दिर के अन्दर किसी के भी प्रवेश 
की मनाही थी, हेग्यड़ेजी की कडी गाजा थी। 
पहले ही पे कवि वोकिमस्या, गगाउारी आदि आप्तजन अन्दर के द्वार पर 
प्रतीक्षा कर रहे थे । 
प्राकार में श्वेत-छत्न युक्त कलश के साथ परिक्रमा करके सब लोग अन्दर के 
द्वार पर पहुँचे । वोकिमय्या, गगाचारी आदि ने श्रीदेवी को झुक्कर प्रणाम किया। 
श्रीदेवी को ऐसा लगा कि यह सव एूर्व-नियोजित व्यवस्था है। यह सब क्यो किया 
गया सो उसे मालूम नही हुआ। सभी बातों के लिए उसी को आगे कर दिया जाता 
था, यह उसके मन को कुछ खटकवा रहा। परन्तु वह लोगों के बीच, कुछ कह 
नहीं सकती थो। परिक्रमा समाप्त करके सब लोगो ने मन्दिर के नव रग मण्डप में 
प्रवेश किया । सी समय रायण पहुँचा । 
“अकेले क्यों चले आये ?” कुछ पीछे खड़े मारसिगय्या ने रायण से पूछा । 
रायण ने कहा, “उसने कहा कि मैं नही आऊँगा।” 
“क्यो 27 
“उसने यह नहीं बताया । मैंने बुलाया, उसने कहा, नहीं आरऊँगा | वह बडा 
लफंगा मालूम पडता है 7 
“तुम्हे मालूम है कि वह कौन है 7! 
“नही, पर उसके देखने के ढंग से लगता है कि वह बहुत बड़ा लफगा है ।” 
“कसा है तो एक काम करो।” उसे थोडी दूर ले जाकर मारमिगय्या ने उसके 
कान में फूसफुसाकर कुछ कहा। वह स्वीकृतिसूचक ढग से सिर हिलाकर वहाँ से 
चलते की हुआ। “अभी नही, तुम यहाँ आओ। पूजा समाप्त कर बाहर जाते तक 
वह वही पड़ा रहेगा। पूजा समाप्त हो जाये वो तीर्थं-प्रसाद के वाद तुम कुछ पहले 
दी चले जाना ।” कहकर मारफिंगय्या मल्दिर के अन्दर गया। रायण ने भी उसका 


पह्महादेवी झान्तता / 93 


अनुसरण किया । 

बड़े गम्भीर भाव से पूजा कार्य सम्पूर्ण हुआ । चरणोदक, प्रसाद की थाली 
जेकर पजारी गर्भगह से वाहर आया, श्रीदेवी के समक्ष पुजारी उसका रूप देखकर 
चकित हो गया और एक-दो क्षण खड़ा-का-खड़ा रह गया। 

उस दिन का प्रसाद श्रीदेवी को सबसे पहले मिला, उसके वाद क्रमशः हेग्गड़े 
हेग्गड़ती, उनकी बेटी, धर्मदर्शी आदि को । इसके पश्चात्‌ धर्मदर्शी ने श्रीदेवी को 
झककर प्रणाम किया और कहा, “वहाँ कल्याण मण्डप में गलीचा विछो दिया है. 
देवीजी कुछ विश्ञाम करें । 

श्रीदेवी ने मारसिंगय्या की तरफ देखा तो उसने कहा, “वबलिपुर में हेग्यड़े की 
बात का मान है, तो भी यहाँ मन्दिर में, धर्मदर्शी के कहे अनुसार ही हमें चलना 
होगा ।! 

धर्मदर्शी ने सबको पूर्व-नियोजित कम से बैठाया और उपाहार की बहुत 

अच्छी व्यवस्था की । 

उसे जो गौरव दिया जा रहा था उसकी धुन में थोड़ी देर के लिए वह भूल 
गयी थी कि वह श्रीदेवी है, चन्दलदेवी नहीं । 

बीच में धर्मदर्शी ने चन्दलदेवी को लक्ष्य करके कहा, “पता नहीं कैसा वना 
है, राजगृह में उपाहार का आस्वाद लेनेवाली जिछ्ठा के लिए यह उपाहार रुचता 
है या नहीं ?” श्रीदेवी ने फिर मारसिंगय्या की ओर देखा । | 

“बहुत ही स्वादिष्ट है धर्मदर्शीजी, जिस घी का इसमें उपयोग किया गया है 
वह आपके घर की गाय का होगा, है न ?” मारसिंगय्या ने पूछा । हाथ मलते और 
दाँत निपोरते हुए धर्मदर्शी ने स्वीकृतिसूचक ढंग से सर झुकाया | 

उपाहार के वाद मारसिगय्या ने गालब्वे को एकास्त में ले जाकर कुछ कहा 
जिससे भयभीत होकर वह बोली, “मालिक, मुझे यह सब करने का अभ्यास नहीं, 
जो करवा है वह न होकर कुछ और ही हो गया तो ! यही नहीं, मैंने अपने पति से 
भी नहीं पूछा, वह गुस्सा हो जाये तब ?” 

“मैंने पहले ही उसे यह सव समझा दिया है, उसने स्वीकार भी कर लिया 
है। तुम निडर होकर काम करो, सव ठीक हो जायेगा। समझ गयीं ।” 

“अच्छा मालिक ।7 

दोनों फिर कल्याण मण्डप में आये । प्रसाद वेंट चुका था। सव वाहर निकलने 


को हुए तो आगे-आग्रे शहनाईवाले चले। सब महाद्वार की ओर चले। गालब्वे 
पीछे रह गयी, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया । 


गाड़ी में चढ़ते वक्त माचिकब्बे ने पूछा, “गालव्वे कहाँ है ?” 


“अपना झूंयार पति को दिखाने गयी है, दिखा आयेगी । वेचारी, इस तरह 
कब सज-धज सकेगी ?” हेग्गड़े मारसिगय्या से कहा । 


494 / पहुमहादेवी श्ञान्तला 


“वह नौकरानी होने पर भी देखने में बड़ी सुन्दर है ।” श्रीदेवी ने कहा | 

गालब्बे ने सवको जाते देखा । डरती हुई-मी, घबराहट का अभिनय करती 
हुई-सी धौरे-मे महाद्वार से बाहर निकली । कुछ इधर-उधर देखा और गाँव के 
चाहर की और कदम बढाये । तब तक सूर्यास्त हो चुका था। अँधेरा छा गया 
था । गाँव के वाहुर एक उजड़ा हुआ मण्ठप है। वहाँ इमली के पेड़ के नीचे खड़ी 
हुईं ही थी कि उसे किसी के खाँसने की आवाज सुनायी पड़ी। “मुझे कोई अपने 
घर तक पहुँवाने की कृपा करेगा ?” उसकी आवाज पर ध्यान दिये बिना ही एक 
व्यक्ति वहाँ से निकला, रुका नही । 

“आप कोन हैं, बोलते क्यों नहीं ? एक सभी भटककर भयभीत हो सहायता की 
पुकार कर रही हैं और आप मर्द होकर दिलासा तक नहीं दे सकते, धर पहुँचाने 
की बात तो दूर रही ।/ 

बह व्यक्ति पास आया, “तुम कोन हो ?” 

“आप कौन हैं इसी गाँव के हैं न?” 

“मैं किसी जगह का क्यो न होऊं उससे तुम्हे क्या मतलब ? तुम्हारा काम 
बनते जाय तो काफी है, है न?” 

“इतना उपकार करके मुझपर दया कीजिए । अंधेरे भे रास्ता भूत गयी हूँ। 
मन्दिर की सुन्दरता देखती रह गयी। साथवाले छूट गये। यह मुझे स्मरण है कि 
मन्दिर हेग्गड़ के घर के ही पास है। चलते-चलते लग रहा है कि गाँव से वाहर भा 
गयी हूँ । अगर आप हेग्ड्रेजी का घर जानते हों तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए, 
बड़ी कृपा होगी ।” 

“तुम कीन हो ओर यहाँ कबे आयी ?" 

“कल ही आदी, मैं अपनी भाभी को ले जाने आयी थी ।” 

“ओह ! तो वह तुम्हारी भाभी है 

“तो मेरी भाभी की आप जानते है ?” 

“तुम्हारा भाई बड़ा भाग्यवान है, अच्छी सुन्दर स्त्रो से उसते शादी की है ।" 

"ऐसा है क्या? 

“तुम्हारी शादी हुई है क्या ?”' 

श्हँ 

“तुम्हारा पति किस गाँव का है ?* 

“कोणदूर गाँव का।/ 

“तुम अपने पति के घर नहों गयी ?” 

“नही, उमके लिए हमारे यहाँ एक शास्त्र-विधि है, वह अभी नहीं हुई !" 

“साथ कौन-कौन आये हैं ?” 

“मेरा छोटा भाई ओर हमारे दो सम्बन्धी । अब यह बताइए हमें किस 


पट्टमहादेवो शान्तता / 95 


रास्ते से जाना होगा ? ” 

“ऐसे, इस तरफ दस पन्द्रह हाथ की दूरी पर जाने पर वहाँ एक पगडण्डीः 
इससे आकर मिल जाती है। वह रास्ता सीधा हेग्गड़े के घर तक जाता है। चलो, 
चलें ।” कहते हुए उसने कदम आगे वढ़ाया | गालब्बें भी साथ चली । 

“थे फूल कौन-से हैं, तुम्हारे वालों में बड़ी सुगन्ध है !” 

“ये सुगन्धराज के फूल हैं। 

“मुझे इस वात का आश्चर्य है कि वे तुम्हें अकेली छोड़कर कैसे चले गये । ये 

लोग हैं ?” 

. “मैं साहसी हूँ, घर तो पास ही है, पूछताछ कर आ ही जायेगी, यह समझकर' 
चले गये ।” कहती हुईं गालब्बे वहीं रुक गयी। पूछा, “यह क्या है, इतनी दूर: 
चलने पर भी आपकी वतायी वह राह मिली नहीं ?” 

“मेरी राह यहीं नजदीक है।” कहते हुए उसने गालव्वे का हाथ पकड़ लिया 
और अपने पास खींच लिया । 

/छ्ि: छि: ! यह क्या दिल्‍्लगी है, हाथ छोड़ो ।” 

“वहाँ गड़ढा है। कहीं उसमें पैर न पड़ जाये इसलिए हाथ पकड़ा है।” फिर 
उसका हाथ छोड़कर कहा, “डरो मत, आओ, जो जगह मैंने वतायी है वह यहीं: 
पास में है।” और आगे बढ़ा । गालव्बे वहीं रुक गयी । 

“क्यों, वहीं खड़ी हो गयीं ? यदि तुम्हें अपने रास्ते नहीं पहुँचना तो मैं अपना: 
रास्ता लेता हूँ। बुलाया, इसलिए पास आया। नहीं चाहती तो लौट जाऊँगा। 
बाद में शाप न देना । उसकी आवाज़ कड़ी थी और कहने का ढंग ऐसा था मानों 
आखिरी चेतावनी दे रहा हो। गालब्वे जवाव देना चाहती थी, पर घवबड़ाहट में 
उसके मुँह से वोल ही न फूट सके। उस आदमी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया । 

हाय-तौवा करने लगी। 

“तुम कितनी ही जोर से चिल्लाओ, यहाँ सुननेवाला कोई नहीं । गाँव यहाँ 
दूर है।” उस आदमी ने कहा । 

“हाय, फिर मुझे यहाँ क्यों ले आये ?” घबड़ाकर गालव्चे ने पूछा । 

“जैसा मैं कहें वैसा मान जाओ तो तुम्हें कोई तकलीफ न होगी । काम होते 
ही मैं तुम्हें उस जार लफंगे के घर पहुँचा दूंगा ।” कहकर उसने उसका हाथ छोड़ 
दिया । 

हाथ को मलती-फूंकती गालव्बे बोली, “आप भले आदमी हैं। पहले मुझे घर 
पहुँचा दीजिए । फिर अपना काम कर लीजिए ।” 

“तुम अपने गाँव कव जाओगी ?” उसकी आवाज कुछ कोमल हुईं। 

“परसों ।” गालवब्बे ने कहा । 


“एक काम करोगी ? कल शाम को अँधेरा होने पर गुप्त. रूप. से तुम अपनी: 


496 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“भाभी को यहाँ बुला लाओगी ?” 

श्क्यों 2” 

“बहू सब मत पूछो । वह मुझे चाहिए, बस ।” 

“उम्की शादी हो गयी है। उसके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं ।";* 

“उस्ते इन सब बातों को परवाह नही ।” 

“क्यो उमके बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं ?” 

“मैं सच कह रहा हूँ। उसे तुम्हारे भाई की चाह नहीं है।” 

“मतलब 7? 

“तुम्हारे साथ चलने का-सा नाटक करेगी, पति को जहर देकर मार डाजेगी, 
फिर यही आयेगी ।" 

“छि: छि: । यह क्या वात कर रहे हैं? अपनी कसम, मरी भागी ऐसी कमी 
नहीं” 

“वेचारी, अभी तुम क्या जानो, कच्ची हो । वह बदमाश है, उसने उसे अपनी 
"रखल बना रखा है ।” 

“बह बंदमाश कौन है ?ै! 

“वही हेग्गडे, बडा शिवभक्त होने का नाटक रचा था आज भस्म धारण 
करके (7 

“अजी, तुग्हारी सारी बातें झूठ हैं। हम सब परसो गाँव जानेवाले हैं आज 
सोमवती अमावस्या है। अच्छा पर्व है । इसलिए हमारी भाभी की भलाई के लिए 
हेग्गडेजी ने मन्दिर में विशेष पूजा की व्यवस्था की थी । वे तो उन्हें अपनी बेटी 
मानते हैं ।” 

बह ठहाका मारकर हेसने लगा। “तुम एक अनजान स्त्री हो। यह सब 
तुम्हारी समझ में नही आता । अपनी ही आँखों के सामने अपने पति की रखल का 
आदर-सत्कार होता रहा, उसे देखती चुपचाप खडी रही वह हेग्गडती ।” 

“मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता ।” 

"एक काम करो, तुम्हे विश्वास होगा | कल तुम उसे बुला ही लाओ ।। तुम्हारे 
सामने ही सावित कर दूँगा। उस औरत को दुर रखकर तुम अपने भाई की जान 
बचा सकोगी ।/ 

“ऐमी बात है तो आपकी कम्म, बुला लाऊंगी। मुझे घर पहुँचा दीजिए। 
आपका भला हो” 

“अपने अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ । स्त्री मछली की तरह होती 
है, ढील देते पर फिसल जाती है। इसलिए मुझे तुम्हारा विश्वास ही नहीं हो रहा 
है।! 


"मैं ऐसी नहीं, एक वार वचन दिया तो निव्राहेंगी ।” 
पट्टमहादेवी शान्तला / 497 


| पार. 


“मैं विश्वास नहीं करता । तुम मेरी पकड़ में रहोगी तो वह काम करोगी ॥ 
तुम्हें पहले अपनी पकड़ में रखकर फिर तुम्हें घर पहुँचाऊगा | तभी कल तुम' 
अपनी भाभी को लाओगी | ठीक, तो चलो अब ।” कहते हुए उसने कदम बढ़ाया । 
हेग्गड़ेजी'ने जिस मण्डप का जिक्र किया था वह अभी, दिखा ही था कि कुछ आगे 
कुछ चलकर उसने उसे पुकारा, “अजी, सुनिए ।” 

“कहिए ।” मक 

“आपकी शादी हो गयी ?” गालब्बे ने पूछा। 

“लड़की देखने के लिए आया हूँ ।” उसने उत्तर दिया | दोनों साथ-साथ आगे: 
बढ़े । 

“पक्की हो गयी ?” 

“कोई पसन्द ही नहीं आयी ।” 

“तो शादी लायक सभी लड़कियाँ देख लीं ।” 

“कल किसी ने बताया था, अभी एक लड़की और है और वह॒बहुत सुन्दर 


है! 
“तब तो उसे देख चुकने के वाद आप दूसरे गाँव जायेंगे ।” 
“क्यों ?” ह 
“ऐसे ही रोज एक लड़की को देखना और उनके यहाँ खाते-पीते***” 
“ओह-हो, मैंने तुमको कुछ और समझा था | तुम तो मेरा रहस्य ही समझ” 
गयीं ।” ः 


“आपका रहस्य क्या है, मैं नहीं समझी ।” 
' “वही रोज एक लड़की”*'।” उसके कन्धें पर हाथ रखकर वह हँस पड़ा।, 
हाथ, कहकर वह दो कदम पीछे हट गयी। 
“क्यों, क्या हुमा १” 
“इस अँधेरे में पता वहीं पैर में क्या चुभ गया। तलुवे में बड़ा दर्द हो रहा 
है। कहाँ हे वह रास्ता जिसे आपने बताया था? अभी तक नहीं मिला वह ?” 
हा “इस मण्डप में थोड़ी देर वैठेंगे, जब तुम्हारे पैर का दर्द कम हो जायेगा, तब' 
चलेंगे ।” 
“ऐसा ही करें। मुझे सर्दी भी लग रही है।” 
“हाँ, आओ ।” 
उसने अपनी पगड़ी उतारी और भण्डप की जमीन उसी से साफ करके वही 
घविछा दी । 
“हाय हाय, ऐसी अच्छी जरी की पगड़ी ही आपने बिछा दी !” 
; ठुम्हारी साड़ी बहुत भारी और कीमती है । बैठो, वैठो ।” कहते हुए उसका 
हाथ « ञ्‌ सु 
हाथ खींचा और खुद बैठ गया । वह भी धम्म से बैठ गयी । “जरा देखूँ, काटा किस 


498 / पट्टमहादेवी शान्तला 


दैर में चुभा है।” कहता हुआ वह उसके और पास सरक आया। 

“अजी, जरा ठहरो भी । युद निकाते तेती हूँ ।” उसने लम्बी साँस ले हाथ इस 
तरह ऊपर किया कि उसको कोहनी उस आदमी की नाक पर जोर से सगी । 

शहाय” उस व्यक्ति की चीौय निकले गयी। 

"बया हुआ जी, अँधैरा है साफ नही दिखता ।/ 

"कुछ नही, तुम्हारी कोहनी नाक पर लगी, कुछ द्दे हुआ। बाँढा निउल 
गया न ?” 

“आधिर निकल ही,गया ।” 

“बह़ाँ है १ 

“फेंक दिया।"! 

“अब भी दरई हो रहा है।'” 

“अब उतना नही ।" 

“तुम्हारा नाम क्‍या है ?” 

“यह सब वयों जी, उठो, देसे हो रही है । कल अपनी भाभी को लेकर फिर 
भो आना है।" 

“हाँ, दोक है। जल्दी काम करें और चले ।” 

“कर लिया है न काम ?ै कौटा निकल गया है, चलेंगे ।” 

"पर इतने से काम नही हुआ ने ?” 

“तुम बया कहना चाहते हो ?” 

“बही ।” उसने गालब्वे की कमर में हाथ डाला । 

“हाय, हाय, मुझे छोड दीजिए । आपको हथेली लोहे-जैसों कड़ी है ।” 

“हुयेली का ऐसा कडा होता आदमी के अधिक पौरुष का लक्षण है। 

“आप तो सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता मालूम पड़ते हैं ।” बहती हुई वह उसके 
हाथ को सूंघने का बहाना करके नाके तक लायो ओर उमके अंगूठे की जड़ मे 
सारी शक्ति से दोत गडा दिये । 

इतने में मण्डप में दोनों ओर जलती हुई मशाले थामे आठ लोग आ पहुँचे। 

गालब्बे ने उसका ओेगूठा छोड़ा और मुँह में उसका जो खून था उसे उस 
पर थूककर दूर खड़ी हो गयी। उस आदमी ने भागने की कोशिश की, परस्तु 
इन लोगो ने पकेडकर उसके दोनों हाथ बाँध दिये और उसे साथ ले गये। 

इतनी देरी क्यो की, रायण ?” गालब्ये ने औसू भरकर पीछे रह गये 
रायण से पूछा । 

“कुछ गलतफहमी हो गयी। भूल से में पश्चिम की ओरवाले मष्डप वो 
तरफ चला गया था। अचानक याद आयी । इधर से उधर, इस उत्तर दिशा रो 
ओरवाले मण्टप की ओर भागा-भागा आया। कोई तझुलोफ तो नहीं हुई ते 





पष्टमहादेदी झालदा 7 


“मुँ त्तो सोच चकी थी कि जाज मेरा काम ख़तम हो गया, रायण | दिल 
इतने जोर से घड़क रहा था, ऐसा लय रहा था दिल की धड़कन से ही मर 
जाऊँगी। मेरी सारी वुद्धि-शक्ति ख़तम हो गयी थी । चाहे, हाथ का ही हो, उस 
बदमाश का स्पशे हुआ न ? मुझे अपने से ही घृणा हो: रही है।” 

#उस गन्दगी को उसी पर थूक दिया न? जाने दो, यह वताओ कि क्या 
हुआा। 

“चलो, चलते-चलते सब वता दूँगी।” रास्ते में उसने सारा विवरण ज्यीं- 
का-त्यों सुना दिया । फिर दोनों मौत, घर पहुँचे । 

इधर गालव्बे के आने में देरी होने से हेग्गड़े मारसिगय्या घवड़ा गये थे । वह्‌ 
क्षण-क्षण राह देखते वरामदे में चहलकदमी करने लगे। रायण को गालब्वे के 
साथ देखते ही वरामदे की जगत से एकदम कूदकर तेज़ी से उनके पास आये, 
“देर क्यों हो गयी । कुछ अनहोनी तो वहीं हुई ?” 

“घबड़ाने की कोई बात नहीं, मालिक । देर होने पर भी सब काम सफलता 
से हो गया ।” गालव्ये ने कहा । 

“अन्दर चलो, गालव्वे। तुम सुरक्षित लौटी, मैं बच गया, वरवा तुम्हारी 
हेग्गड़ती को समझाना असम्भव हो जाता ।” मारसिंगय्या ने कहा । 

; गालब्वे अन्दर जाने लगी तो उसने फिर पूछा, “जो बताया था वह याद है 
न १ गे 
“हाँ, याद है।” इशारे से गालव्वे ने बताया और अन्दर गयी ) 


“रायण, क्या-क्या हुआ, बतामो ।” कहते हुए रायण के साथ मोरसिंगय्या 
बरामदे के कमरे में आये । 


चुधवार, दूज को प्रस्थान शुभ मानकर श्रीदेवी की विदा की तैयारियाँ हो रही 
थीं। उन्हें मालूम हो चुका था कि जिसने उसे छेड़ा था उसे पकड़ लिया गया है। 
वास्तव में, वहाँ क्या और कैसे हुआ, आदि बातों का व्यौरा केवल चार ही व्यक्ति 
जानते थे, गालव्वे, रायण, मार्रसगय्या और वह बदमाश । यह हेग्गडे की कड़ी 
बाज्ञा थी कि यहाँ तक कि श्रीदेवी और हेग्गड़ती को भी इससे अनभिज्ञ रखा 
जाये। हेग्गड़े का घर बन्दनवार और पताकाओं से सजाया गया था । घर के 
सामने का विशाल आग्रन लीप-पोतकर स्वच्छ किया गया था-+ जगह-जगह रंग- 
विरंगे चित्र और रंगोलियाँ बनायी गयी थीं । हेग्गड़े का घर उत्साह से भर गया 


200 / पटुमहादेवी शान्त्ला 


ष्या 

यात्रा की तैयारियाँ बड़े पैमाने पर धूमधाम के साथ होने लगी। एक प्रीवि- 
“भोज की व्यवस्या की गयो थी। बहुत मना करने पर भी श्रीदेवी के घास्त्राक्त 
“रीति में तैल-स्नान का आयोजन माविकब्वे कर रही थी। 

तैल-मार्जन के परम्परागत क्रम में उसने श्रीदेवी को मतिमय पोठ पर बैठा- 
“कर हल्दी-कुकुम लगाया, तेल लगाते समय गाया जानेवाला एक परम्परागत लोक- 
गीत वनसर्ज़ गाया गया । गाती हुई खुद माविकब्वे ने चमेलो के फूल से श्रीदेवी के 
नतैल लगाया । 

श्रीदेवी ने आश्चर्य से कहा, “भाभी, आपका कष्ठ कितना मघुर है।” 

“मुझे मालूम ही नहीं या ।” शान्तला वी टिप्पयो थी । 

“छोड़ो भी, मेरा गाना भी क्‍या ? मेरी माँ गाया वरठो थी, वह तुम लोगों 
पको सुनना चाहिए था। मेरे प्रिता बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। यया नाम तथा 
नकाम । मगर मेरी माताजी गाती तो पिताजो ऐसे सिर हिलाते हाए बैठ जाते जैसी 
'पूँगी का नाद सुनकर नाग शान्त होकर फन हिलावा हुआ बैठ झाठा है। उन्होंने 
मुझे भी सिखाया था, हालाँकि मुझे सोखने की उतनो उत्सुकता नहीं थी । इतने में 
“मुझे दगवाँ बर्य लगा तो मेरा विवाह हो गया । इस वजह से में कुछ परम्परागत 
गोत ही सीख सकी जो विवाह के समय नव-दम्पती के आये गावे जाते हैं । आज 
कुछ गाने का मत हुआ तो गा द्विया। नुम्हे विद्य करने में मेरा मन हिचकता 
है।” माचिकव्दे ने कहा । 

“अच्छा, अब जाऊँंगी तो क्या फिर कभी नहीं आऊँगी क्या ?” श्रीदेवी 
बहा । 

“अब तक तुम यहाँ रही, यही हमारा सौमाग्य था। वार-बवार ऐसा सोभाग्य 
मिलता है क्या ?” गालब्बे आरती का घाल ले आयी । दोनो ने मिलकर श्रीदेवी की 
आरती उतारी | माचिकब्बे ने किर एक पारम्परिक गीत ग्राया । कुनकुमे सुरन्धित 
जल से मंगल-स्नान कराया ओर यनेश्वर को रक्षा भो लगायो। 

लोगो में यह सब चर्चा का विषय दन गया। सुनते हैं हेग्यड़े अपनी बहन को 
चति के घर भेज रहे हैं। ममुराल के लोग उन्हें लेने के लिए आये है । आज हेग्यडती 
मागलिक ढंग से क्षेमतण्डुल देकर विदा करेंगी ॥ इप्टमित्र और आप्तजनों के लिए 
भोज देने की व्यवस्था भी है । 

इन बातों के साथ कुछ लोग अष्टसप्ट बातें भो कर रहे थे। कोई कहता, यह 
हेग्गडे कोई साधारण आदमी नहीं, रहस्थ के खुलने पर भी उसी को गर्व को वात 
मानकर उस कुलठा को सजा-घजाकर मन्दिर ले गया और सबके सामने उसे 
प्रदर्शित किया और गाँव के लोगों के सामने उसे मग्दिर से हेग्गडती से नमस्कार 
भी करवा दिया | दूसरा बोला, हे भयकान ! कैसा बुरा समय आ यया, यह सव 





रा 














पट्टमहादेवों झान्तता / 20 


देखने के वाद कौन किसी पर विश्वास करेगा, कैसे करेगा ! गाँव का मालिक ही 
जब इस तरह का व्यवहार करे तो दूसरों को पुछनेवाला ही कौन है, तीसरे ने 
कहा | चुनाव करने में तो वह सिद्धहस्त है, ऐसी सुत्दर चीज़े कहाँ से उड़ा लाया 
कुछ पता नहीं, एक और वोला । देखो कितने दिन वह उसे अपना बनाकर रखता 
है, बीच में कोई बोल उठा । । 

इस भोष्ठी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें जानकार लोग कहा जा सकता 


“बहु रहस्प खोलमेवाले का पता ही नहीं । वह गया कहाँ । कल उसने लैंक' 

की साली को देखने का सव इन्तजाम किया था ।” 

“शायद उसकी आँख और किसी गाँव की लड़की पर लगी होगी। लेकित' 

कल वह आयेगा ज़रूर ।” 

“सो तो ठीक है, असल में वह है कौन ?” 

“कहा जाता है, बह कल्याण का हीरे-जवाहरात का व्यापारी है।” 

“बह यहाँ क्‍यों आया, दोरसमुद्र गया होता तो उसका सौदा वहाँ बहुत अच्छा 

पटा होता ।” ॥ 

“सुनते हैं वह इसी उद् श्य से निकला था। वहाँ दिखाने लायक ज़ेवर-- 

जवाहरात अभी उसके पास पहुँचे नहीं। उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा है ।” 

“वह कहाँ ठहरा है ?” 

“उस आखिरी घरवाले रंग्गौडा के यहाँ ।” 

“छोड़ो, अच्छा हुआ। उस पूरे घर में वह आधी अन्धी बुढ़िया अकेली रहती" 
हैं। उसका बेटा युद्ध में गया है। सुनते हैं, वहू प्रसव के लिए मायके गयी है और 
कह गयी है कि पति के लौटने के बाद आऊँगी। अगर वह यहाँ होती तो यह कोई 
चमकदार पत्थर दिखाकर उसे अपने जाल में फँसा लेता ।” 

“सच कहा जाये तो ऐसे व्यक्तियों को शादी करनी ही नहीं चाहिए।” 

“अगर कोई लड़की किसी दिन न मिली तो वह क्या करे इसलिए उसने 
सोचा कि किसी लड़की से शादी कर ले तो वह घर में पड़ी रहेगी । 

“लड़की खोजने के लिए क्या और कोई जगह उसे नहीं मिली ?” 

“बड़ा गाँव है, शादी के योग्य अनेक लड़कियाँ होंगी, एक नहीं तो दूसरी 
मिल ही जायेगी, यही सोचकर यहाँ रह रहा है ।” ः 

को यों बेकार लोगों में मनमाने ढंग की बातें चल ही रही थीं कि झुण्ड-के-झुण्ड 
घोड़े सरपट दौड़ते आ रहे दिखे जिससे गप्पियों की यह जमात घबड़ाकर धोती- 
फटा ठीक करती हुई उस तरफ़ देखने लगी, उनमें से किसी ने कहा, “सेना आ रही 
होगी ।” 

सव लोग इदें-ग्रिदे की छोटी गलियों से होकर जान वचाकर भागने लगे। कुछ 


202 / पह्महादेवदी शास्तला 


लोग राजपय की ओर झाँक-झाँककर देखने लगे। कुछ अपने घर पहुँच गये । उसी 
समय एक वृद्ध पुरुष मन्दिर से आ रहा या, भागनेवालों को देखा तो पूछा, “अरे 
घबड़ाकर क्‍यों जा रहे हो ?” 
एक ने कहा, "सेना है।” 
“सेना ! ऐसा है तो भागकर हेग्गडेजी को खबर दो ।” बूढ़े ने कहा । 
“यह ठीक है” कहता हुआ एक आदमी उघर दौड़ गया । 
वेचारा बुद्ध न आगे जा सका, न पीछे हट सका। वही एक पत्यर पर बैठ 
गया। 
गाँव के राजपथ के छोर पर पहुँचते ही घोड़े रास्ते के दोनों ओर कतार बाँघ- 
कर धीमी चाल से आगे बढ़े । बीच रास्ते से चल रहे सफेद घोड़े पर सवार व्यक्ति 
का गम्भी र भाव दर्शनीय था । उन सवारों के आने के ढग से सगता घा कि डर को 
कोई बात नही, वल्कि वह दृश्य वडा ही मनोहर लग रहा था । वे उम रास्ते से इस 
तरह जा रहे थे मानो दलिपुर से खूब परिचित हों। वे सीधे हेग्गड़े के घर के 
प्राचीर के मुख्य द्वार के पाम दोनों ओर कतार बाँघे खड़े हो गये । दीच के उ्त 
सवार ने दरवाज़े के पास घोडा रोका । 
हेग्गढ़े, रायण और दो-चार लोग हटबडाकर बाहर भाग आये। सफेद धोड़े 
के सवार पर दृष्टि पड़ते ही हेगड़े ने उसे प्रणाम किया। सवार ने होठों पर 
उंगली रखकर कुछ न बोलने का सकेत किया और घोडे से उतरा । अपने आस- 
पास खडे लोगो के कान में हेग्गडे मारस्िंगय्या कुछ फुफुसाया। उनमें से कुछ 
लोग अहाते से वाहर निकले और दो व्यक्ति अन्दर की ओर बढे । 
हेग्गड़ें मारमिग्रय्या फाटक पर आये। अतिथि-सत्कार की विधि के अनुमार 
फिर झुककर प्रणाम किया और दोनों हाथ अन्दर की ओर करके कहा, 
“पधारिए ।” 
इतने ही में लोग अपने-अपने घरो की जगत पर कुतूह त-भरो दृष्टि मे उन 
नवागन्तुकों को देखने के लिए जमा हो गये । 
कोई कहने लगा, बहन का पति होगा, पत्नी को ले जाने आया है । दूसरा 
बोला, अच्छा है, अच्छी जगह वहन का ब्याह किया है । और तीसरा कहते लगा, 
भारी भरकम आदमी है, पुरुष हो तो ऐसा । किसी ने चिन्ता व्यक्त की, इसकी 
उम्र कुछ उयादा हो गयी है| दूसरे ने अनुमान लगाया, शायद दूसरी शादी होगी। 
कोई दूर की कौडी लाया, हेग्गडे की वहन को एक सोौत भी है। कोई उससे दो- 
चार हुआ, सौत होने पर भी यह छिनाल इन्हे नचाती है, यह क्या कोई साधारण 
ओरत है ? 
इतने मे अन्दर से मग्रवाद्य आया, मार्गदर्शंक दीपधारी आये, चाँदी का कलश 
हाथ में लिये शान्तला आयी। गालब्बे चौकी से आयी, मारसिंगय्या मे अतिथि से 





पटमहादैवी शान्तला / 203 


“उस पर खड़े होने का आग्रह किया। माचिकव्वे ने अतिथि के माथे पर रोरी का 
“टीका लगाकर उन्हें फल-पान किया और गालब्वे को साथ लेकर उसकी आरती 
उतारी । ; 


सब अतिथि अन्दर गये। घोड़े घुड़लाल भेजे गये। सारा आँगन खाली हो गया | 
खाली आँगन देखने के लिए कौन खड़ा रहेगा ? सब प्रेक्षक अपने-अपने घर गये, 
अपने घरों में जो बना था उसे खाया और आराम से सो गये । जूठे पत्तल चाटकर 
ाँह में कुत्ते जीभ फैलाकर, पाँव पसारे, कान उठाये, पूँछ दवाये आराम करने का 
ढोंग करते इधर-उधर नज़र फेकते पड़े रहे । ब 

दूसरे दित भयंकर गरमी की खामोश दुपहरी में ढोल की आवाज़ दो-चार 
स्थानों से एक ही साथ सुनायी पड़ी । पान की पीक थूकने के लिए जो लोग बाहर 
आये थे, वहीं खड़े सुनने लगे । कुछ लोग आधी नींद में ही उठकर बाहर . आ गये। 
वरतन-वासन धोती घर की स्त्रियाँ वैसे कालिख लगे हाथों, गिरी-टूटी दीवारों के 
सहारे खड़ी वाहर देखने लगीं । बच्चे कोई तमाशा समझकर ताली वजाते हुए दौड़ 
पड़े । 

ढोल की आवाज बन्द हुई, घोषकों की आवाज़ शुरू हुई, “सुनो, वलिपुर के 
महाजनो, सुनो ! आज शाम को चौथे पहर में बड़े हेग्गढ़े मारसिगय्याजी के आँगन 
में वलिपुर के पंचों की सभा होगी। दण्डनीय अपराध करनेवाले एक व्यक्ति के 
अपराधों पर खुलेआम विचार होगा। हर कोई आा सकता है। सुनो, सुनो, 
वलिपुरवालो ।” 

लोगों में फिर टिप्पणियों का दौर चला। क्या, कहाँ, वह व्यक्ति कौन है ? 
उसने क्या किया । अचानक ही पंचों की सभा बैठेगी तो कोई खास वात है। सभा 
बैठेगी हेग्गड़े के अहाते में, वहाँ सभा क्‍यों हो ? गाँव में इस तरह के कामों के लिए 
आखिर स्थान किसलिए है? 

हेग्गड़े का विशाल अहाता लोगों से खचाखच भर गया । वरामदे को अपयाप्ति 
समझकर उसके दक्षिण की ओर वरामदे की ऊँचाई के वरावर ऊँचा एक मंच 
बनाया गया और ऊपर शामियाना तानकर लगवाया | मंच पर सुन्दर दरी विछा 
दी गयी जिसपर प्रमुख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गयी । 

पंच उत्तर की ओर मुंह करके बैठे । उनमें बड़ा हरिहर नायक बीच में बैठा, 
वह भारी-भरकम आदमी था और उसका विशाल चेहरा सफ़ेद दाढ़ी-मूँछ से 


204 / पट्टमहादेवी श्ञान्तला 


सजकर बहुत गम्भीर लगता था । शेष लोग उससे उम्र में कुछ कम थे परन्तु उनमे 
कोई पचास से कम उम्र का न था। वरामदे से दो खास आसन रखे गये थे, उनपर 
कोई बैठा न था। हेग्गड़े मारमसिगम्या और उनके परिवार के लोग बरामदे में एक 
तरफ बैठे थे । मंच की बगल में हथियारों से लंस कुछ सिपाही खड़े थे, उनमे से 
एक को मारमिंगस्था ने बुलाकर उसके कान मे कुछ कहा) 

“नियत समय आ गया है, अब पच्र अपना काम आरम्म कर सकते हैं,” 
सरपंच हरिहर नायक ने कहा, "“हेग्यडेंजी, आपमे प्राप्त लिखित शिकायत के 
आधार पर यह पचायत बैठी है। आपकी घिकायत में लिग्रित सभी बातों को 
प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सब गवाहों को इस पंचायत के सामने प्रस्तत 
किया जाये ।” पर 

“चार-पाँच क्षण का अववाघ्न दें, मेरी विनती है, अभियुक्त और तीन मुख्य 
गवाहों का आना शेष है। उन्हे बुला लाने के लिए आदमी गये है।” मार्रमगय्या 
ने कहा । 

अह्वते के पास पहरे से घिरी एक गाड़ी आ पहुंची। हाय बेंग्रे हुए अभियुक्त 
को उतारकर उसके लिए निश्चित स्थान पर ले जाकर खडा किया गया । उसके 
पीछे दो हथियारवन्द सैनिक खड़े हो गये। 

उपस्यित लोगों की भीड़ में मे एक आवाज़ उठी, “अरे, यह तो बल्याण के 
हीरे-जवाहरात का व्यापारी है।” 

पंः में एक ने जोर से कटा, “खामोश ।” 

हेग्गडेजी के घर के अन्दर से मैनिक आने लगे। प्रत्येक संनिक व्यवस्थित 

रीति से अपनी-अपनी जगह खड़ा हो गया। अस्त में हेग्गडेजी के वह श्रीमान्‌ 
अनिधि आये, उनके पीछे शान्तला के साथ श्रीदेवी आर उनके पीछे गालब्वे और 
और दासब्बे आयी। सबके पीछे लेक आया। श्रीमान अतिथि पचों को वन्दना 
कर हेग्गडे वे दशयि आसन पर वैठे। पंचों ने दुछ सर शुवाकर मुसकराते हुए 
उनका अभिवादन किया । श्रीदेवी ने भी आते ही पचो की वन्दना की ओर दियाये 
गये आसन पर बैठी । भान्तला भी बन्दना करके अपनी माता के पास जा बंटी । 
भालब्ये, दासब्वे और लेंक सबने वन्दना वी और हेंग्गड़े केः पास थोड़ी दूर पर 
चंद । 

तब हेग्गड़े ने पूछा, “रायण, सव आ गये न 7" 

हा, मालिक, सब आ गये 7 

"अब पेच अपना कार्य आरम्म वर सकते हैं।” हेग्गंट में पैचों से विनतो 

की। 

दचों ने आपस में डुछ वातचोत की । तद तवः लोग बलिपुर के लिए अपरि- 
बित इस शीमनत अतिथि को ओरवुतूहस-भरी दृष्टि से देखते हुए आपस में ही 





पटमहादेवों झान्तत्ता / 205 


फूसफुसाने लगे। पंचों की वातचीत ख़तम होने पर भी यह फुसफुसाहट चलती 


रही तो पंचों ने गम्भीर घण्टानाद की तरह कहा, “खामोश [* 


सरपंच हरिहर नायक ने कहा, “इस मामले पर विचार-विनिमय कर एक - 
निर्णय पर पहुँचे हैं। हेग्गड़े से प्राप्त शिकायत-पत्र को हमने पूरा पढ़कर उस 


अभियुक्त को सुनवाया है। इसलिए हमने पहले उसका बयान सुनने का निर्णय 
किया है। पहले उसे शपथ दिलायी जाये ।” 

अभियुक्त के पास आकर धर्मदर्शी ने कहा, “तुम अपने इष्टदेव के नाम पर 
शपथ लो कि मैं इस न्‍्यायपीठ के सामने सत्य कहूँगा । 

“शपथ लेकर भी अगर कोई झूठ बोले तो उसका क्‍या दण्डविधान है?” 
अभियुक्त ने पूछा । 

“बह न्यायपीठ से सम्बन्धित विषय है। न्यायपीठ के सामने सत्य ही की 
अपेक्षा की जाती है। शपथ लेने के वाद बयान देने पर, उसके सत्यासत्य के निर्णय 
का अधिकार भी इस व्यायपीठ का है।” 

“ठीक है, स्थायपीठ की आज्ञा से मैं अपने इष्टदेव की शपथ लेकर सत्य ही 
कहूँगा । 

“हेगड़े ने जो शिकायत दी है सो तुम जानते हो। क्‍या तुम इसे स्वीकार 
करते हो ?” हरिहर नायक ने पूछा । 

“आपके हेग्गड़े सत्यवान्‌ हैं, उन्होंने जो शिकायत दी है, वह सत्य है इसलिए 
मुझे स्वीकार करना चाहिए, आपका क्या यही आशय है ?” 

“इस तरह न्यायपीठ से सवाल करना अनुचित है। यह व्यवहा र कब्नड़ 
संस्कृति के विरुद्ध है । तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम इस संस्कृति के नहीं 
हो ।” 

“को कर्नौटक का ही हूँ । यदि मेरा प्रश्व करना गलत हो तो मैं न्‍्यायपीठ से 
क्षमा माँगता हूँ ।” 

“तो इन शिकायतों को मानते हो ?” 

“सारी शिकायतें झूठ हैं ।” 

“इसे झूठ सावित करने के लिए तुम्हारे पास कोई गवाह है?” 

“मैं यहाँ अकेला आया हूँ । मेरी ओर से गवाही कौन देगा ?” 

“कोई हो तो कहो, उसे बुलवा हम लेंगे।” 

“एक है, वह वलिपुर में ही पैदा होकर यहीं का पला हुआ है। वह कई वार 
मेरी मदद भी कर चुका है।” 

“वह कौन है ?" 

“बूतुग उसका नाम है। वह चिनिवारपेट मुहल्ले में रहता है ।” 

“हेगड़ेजी, उसे चुलवाइये।” हरिहर नायंक ने कहा और हेग्गड़े ने लेंक को 


206 / पटमहादेवी शास्तला 


उसे बुलाने के लिए भेज दिया। 
“अच्छा, अभियुक्त तुम खुद को निरफ्राधी साबित करने के लिए कोई 
“बयान देना चाहते हो इस न्मायपीठ के सामने 2?" 

“अभी देना होगा या बाद में भी दिया जा सफेया ?ै” 

“अगर बयान सत्य पर आधारित हो तो मदा एक-सा ही होगा। बाद का 
बयान सुनकर तोलकर उचित बयान देना चाहोगे तो इसकी स्वततस्त्रता तम्हें 
होगी ।" 

“देरी में कहूँ तब भी सत्य सत्य ही होगा न ?” 

“ठीक, बाद में ही अपना बयान देना । हेग्यडेजी, अब आप अपनी शिकायतों 
को साबित करने के लिए अपने गवाह बुलाइए।” 

हेग्गड़े मारसिगय्या ने रायण को ग्वालियन मल्लि को बुला लाने का आदेश 
दिया, इसने में लेक वूतुम को ले आया, सरपच में हेग्सडे मारमसिग्रय्या मे कहा, 
“यही बूसुग है ।” 

“अच्छा, ग्वालियन मल्लि के आने से पहले वलुग की गवाही ली जायेगी, 
वह शपव ले “ओर उसके विधिवत्‌ शपय ले चुकने पर उन्होंने अभियुक्त की 
ओर सेत करके पूछा, “तुम इसे जानते हो २” 

"ही, जानता हैं!" 

“तुम लोगों में परस्पर परिचय बसे हूज़ा, क्यो हुआ, यह्द सारा वृत्तास्ध 
बताणों ।" 

“ऐसे ही एक दिन गाँव वेः सदर दरवाजे के सामने पीपल की जगत पर मैं 
गूलर खाता बैठा था, तब यह आदमी पहलेन्यहल गाँव में आ रहा था। यह मेरें 
वास आया और पूछा कि दस याँव का क्‍या साम है मैंने बहा बलिपुर । आधिर 
जिस गाँव की खोज मैं कर रहा था वह मिल ही गया, कहता हुआ यह मेरी वगल 
में उसी णगत पर आ बैठा । गूलर खाते देखकर इसने मुझसे पूछा, क्या वलिपुर में 
यहीं अजीर है ! मैंने कहा कि यह गरीबों का अजीर है। इसने बहा मेरी मदद 
करो। मैं तुम्हारी गरीवी को मिटा दूंगा । तुमको उम्र जगह से जाऊँया जहाँ सच- 
मुच अजीर मिलेगा । भोर इसने सोने का एक वराह-मुद्राकित सिक्का मेरे हाव से 
थमा दिया। उसे मैंने अण्दी में खोस लिया। मुझे तगा कि यह कोई धर्मात्मा है। 
यह मुझे अच्छा लगा। मैंने पूछा, यहाँ क्यो और कहाँ से आये। इसने कहा कि मैं 
कल्याण से आग्रा हूँ । वहाँ सेरा वडा कारोबार है) में जवाहरात का व्यापारी हूँ । 
चालुक्य चक्रवर्ती को ओर रानियो को मैं ही हीरे-जवाहरात के गहने बेचा करता 

। बैंसे ही, अपने व्यापार को बढाने के ख्याल से इस प्रसिद्ध पोय्सल राजपघ्राती के 
राजमहल में जेवर बेचने के इरादे से आया हू । हालाँकि, अभी करहाट से भा रहा 
हूँ । राजमहल में दिखाने लायक जेवर खतम हो जाने से लोगो को कल्याण भेजा 








पट्टमहादेवी शान्तला / 207 


है। इसने यह भी कहा सुनते हैं कि यहाँ के हेग्गड़ें और पोग्सल राजवंशियों में 
गहरा स्नेह है इसलिए इनको अपना बनाकर इनसे परिचय-पत्र आप्त कर वहाँ 
जाना चाहता हूँ। इसीलिए जो लोग और जेवर लेने कल्याण गये हैं उनके आने: 
तक, यहाँ ठहरने के लिए जगह की ज़रूरत है। एक जगह मेरे लिए बना दो । मैंने. 
स्वीकार किया। आखिरी घरवाला रंगगौड़ा युद्ध में गया है, उसकी पत्नी प्रसव 
के लिए मायके गयी है, इसलिए शायद वहाँ जगह मिल सकेगी, यह सोचकर 
इसको वहाँ ले गया । वुढ़िया मान गयी। इससे हम दोनों में “आप का प्रयोग 
छटा, तू, तुम का ही प्रयोग होने लगा, स्नेह के वढ़ते-वढ़ते | वेचारा अच्छा आदमी 
है, बहुत उदार भी । हमारे गाँव में ऐसा कोई आदमी नहीं । ऐसे ही दिन ग्रुजरते 
गये, लेकिन आदमी कल्याण से नहीं आये । वेचारा घबड़ा ग्या। वहाँ जो युद्ध 
हो रहा है उसके कारण वे कहीं अटक गये होंगे । इसलिए मैंने उसे खुद ही एक 
बार कल्याण हो आने को कहा, उसने कहा अगर अचानक रास्ते में मुझे भी कुछ: 
हो जाए तो क्या हो, और मैं इधर से जाऊँ और वे उधर से आ जाएँ तो भी: 
मुश्किल । यहाँ एक अच्छा घर है, तुम-जैसे दोस्त भी हैं। लोगों के आने तक मैं 
यहीं रहेगा । ऐसी हालत में मैंने सलाह दी कि तुम अकेले हो, घर भी है, कहते 
हो अभी शादी नहीं हुई है । हमारे गाँव की ही किसी लड़की से शादी कर लो ॥; 
वेचारा अच्छा है। कहते ही मेरी सलाह मात ली ।” ॥ 
पंचों में से एक ने कहा, “शादी हो गयी ?” 

“ऐसे धनी पुरुष के लिए ठीक जोड़ी का मिलता यहाँ मुश्किल हुआ। इस 
बेचारे को जहाँ भी लड़की दिखाने ले गया वहीं गया लेकिन वहाँ खाना खाता 
गाना सुनता और वहाँ से उठता हुआ कहता, वाद को बताऊँगा । वास्तव में आज 
इसी वक्‍त एक और लड़की देखने जाना था। उसका भी मैंने ही निश्चय किया: 
था। पता नहीं क्या हो गया। कोई चाल चलकर इसे परसों पकड़ा है चाण्डालोंः 
ने । मुझे शंका है। मैंने, पता नहीं किससे, कहा था कि शायद वह पास के गाँव” 
हंरिंगे या गिरिगे गया होगा । वह इसी तरह दो-तीन दिन में एक बार कहीं-त-- 
कहीं जाया-आया करता है। ऐसे ही शायद गया होगा, समझकर चुप रह गया ।' 
अभी यों ही खा-पीकर बैठा था। किसी ने कहा कि मालिक के घर में वड़ी विचार 
सभा होगी। इसी ओर आ रहा था। इतने में लेंक आया और बोला मालिक बुला 
रहे हैं । मुझे लगा कि मैं बड़ा आदमी हो गया, चला आया ।” 

“इसके वारे में तुम्हें कोई और वात मालूम है ?” सरपंच हरिहर नायक ने” 
पूछा । 

“सब कह दिया। अगर कोई और वात याद आयेगी तो फिर कहूँगा ।” 
बूतुग बोला। 

“उसे आज कौन-सी लड़की देखनी थी ?” 


208 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“वही, जो मुझे बुलाने आया था न, वह लेंक । उसकी औरत की वहन को 
देखनेवाला था।" 

“तुमने कहा, वह कभी-कभी वाहर जाता था । कहाँ और क्यों जाता था तुमको 
मालूम है ?” 

“मैं उससे क्‍यों पूछता ? सच वात तो यह कि मैं उसके साथ रहता हो न 
था। वही मिलने को मेरे पास कमो आ जाता । हम तो खेतिहर हैं, सुबह से शाम 
तक मिट्टी मे रहनेवाले। यह चमकदार पत्थरों के बीच रहनेवाला । वुछ पूर्व जन्म 
के ऋण-वन्ध से स्नेह हुआ है। इतना ही ।” 

“पशिप्टाचार के नाते तुमने पूछा नही, यह भलमानसी का लक्षण है। पर 
उसने खुद तुमसे कुछ नही कहा २” 

“नही, वह क्या-क्या कहता था, मुझे याद नहीं पडता । याद रखने लायक कोई 
बात तो नहीं। हाँ, वह बड़ो मजेदार कहानियाँ सुनाता है। उसे राजा-रानियों की 
बहुत-सी कहानियाँ मालूम हैं। वह वढा होशियार है राजा-रानियों के रहस्य को 
कहानियाँ जब बताता है तद ऐसा लगता है मानो खूद राजा है। मगर उनका नाम 
न बताता ।7 

“तुमने कहा वह बहुत-से किस्से सुनाया करता था | उममें एक-दो किस्से 
याद हों तो सुनाओ।” 

“यहाँ, सबके सामने, उसमें भी जब यहाँ इतनी स्त्रियाँ मौजूद हूँ ॥ न, वे सद 
एकान्त में कहने लायक किस्से हैं ।” 

“जाने दो, इतना तो सच है कि वह ऐसे रहस्यमय किस्से सुनाया करता 
जिन्हे दूसरों के सामने कहते हुए संकोच होता है । ठीक है न ?” 

“हाँ, यह ठीक बात है ।” 

“तो तुम्हें भौर कुछ मालूम नही ?” 

“नही ।/ 

“यहाँ बहू कभी बीमार तो नहीं पडा । हमारे गाँव के किसी वँद्य ने उसको 
परीक्षा-चिकित्सा तो नहीं को ?” 

“हेसा कुछ नही । पाँच-छ: महीने से हे यहां। पत्थर-सा मजदूत है, हृष्ट- 
पुष्ट ।/ 
“ठीक है, कही मठ जाना। जरूरत होगी तो फिर दुलायेंगे ।7 

बूतुग लेंक के पास थोडी दूर पर बैठ गया। 

हरिहर नायक ने अभियुक्त से पूछा, “तुम्हारे गवाह ने जो कुछ कहा वह सब 
ठो सुना है न ? औरभी कुछ शेष हो तो कहो । अगर कुछ वाते कहने की हो और 
छूट गयी हों या वह नहीं कह सका तो तुम उससे कहला सकते हो, चाहोगे तो 
उसे फिर से बुलायेंगे ।” 

यट्टमहादेदी शान्तला / 209 


! ,+ “ब्ततुग ने उसे जो कुछ मालूम: था सव कह दिया । उसके बयान से ही ,स्पष्ट 


है कि मैं कैसा आदमी हूँ | सचमुच इस गाँव में उससे अधिक मेरा कोई परिचित 
नहीं है।/ ” के 

“ठीक, तुम्हारी तरफ़ से गवाही देनेवाला कोई और है ?” 

“और कोई नहीं । अन्त में मैं. खुद अपना वयान दूंगा । 
“ठीक ।” हँरिहरनायक ने हेग्गड़े से कहा, “अब आपने जो शिकायतें दी हैं 
उन्हें सावित करने के लिए एक-एक करके अपने गवाहों को वुलाइए 

मल्लि ग्वालिन वुलायी गयी। चढ़ती जवानी, सुन्दर-सलोना चेहरा, साधा- 
रण साड़ी-कुर्ती, विखरे वाल, गुरवत की शिकार | मंच के पास आती.-हुई इ्द-गिर्द 
के लोगों को देख शर्मायी । शरम को ढेकने के लिए आँचल दाँतों से दवाये वह 
निदिष्टं जगह जाकर खड़ी हुई पंचों को देख, ज़रा सर झुकाया। धर्मदर्शी ने 
आकर शपथ" दिलायी | 
,/ हरिहरनायक ने- कहा, “कुछ संक्रोच मत करो, जो कुछ तुम जानती हो, वह 
ज्यों-का-त्यों कहो । निडर होकर कहो, समझी ?” 

“समझी, मालिक” मल्लि उँगली काटती हुई कुछ याद आने से मुस्कुरा गयी। 
मुस्कूराने से उसकें गालों में गढ़े पड़ गये इससें उसकी सुन्दरता और बढ़ गयी । 

वहुतों की आँखें उसकी गवाही को कम, उसे अधिक देख रही थीं। 

हंरिहरनायक ने पूछा, .“मल्लि, तुम इसको जानती हो ? यह दूसरी जगह 
का है और तुम वलिपुर की, है न ?” 

“हाँ, मालिक । जे 

“तो तुम्हें इसका परिचय कंसे हुआ ?” * 

“मेरे पति और ये दोस्त हैं ।” 

“दोस्ती हुई कैसे ?” ' - 

“यह मैं नहीं जानती, मालिक । मेरे पति ने मिलाया था। तीन-चार वार यह 
मेरे घर भी आया था। मैंने: इसे गरम-गरम दूध भी पिलाया था ।” 

“यह तुम्हारे पति के साथ आया था या अकेला ही ?” 

पहले दो थार पति के साथ आया था। वाद को एकाध वार अकेला भी 
आया था। 

“जब तुम्हारा पति घर नहीं था तो यह क्यों आया ?” . 

“वह काम के लिए आया। मेरा पति कहीं गया था, गाँव से वाहर। यह 
जा का 

तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं ?” - 
आपका मतलब मैं नहीं समझी, मालिक [” 
तुम्हारा पति इस व्यक्ति के किस काम के लिए गया था ?” 


240 | पह्टमहादेवी श्ान्तला' 


बे सव बातें उन्होंते नहीं बतायीं, मालिक ।” 
“तुमने कभी पूछा नहीं ?” 
“एक दिन पूछा था। उन्होंने कहा इससे तुम्हारा क्या मतलब ? मुझे धमकी 
देते हुए कहा कि औरत को कहा मानकर चुपचाप घर में पडी रहना चाहिए।7 
“इससे चुप रह गयी । कुछ पूछा नहीं ?” 
“नही, मालिक । पर मुझे इसका यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। ऐसे गैर 
“आदमियों के साथ, जिनका ठौर-ठिकाना न हो, ऐमा कौन-सा व्यवहार होगा जो 
अपनी पत्नी तक से न कहां जाये 27 
“तुम अपनी निजी बातों को किसी और से कहा करती हो ?” 
"शादी-णुदा होकर यहाँ आने के बाद मेरी एक सहेली |बनी है! वह मेरी 
अपनी वहन से भी ज्यादा मुझसे लगाव रयती है। उससे मैंने कहा है।” 
“कया कहा है?" 
“यह व्यवहार मुझे पसन्द मही । इन लोगो के व्यवहार को समझें कैसे, यही 
नमवाल है” 
+'फिर क्‍या हुआ ?” 
“उसने मेरी शका ठीक बतायी, लेकिन इसका व्यवहार जानने का तरीका 
“उत्त वेचारी को भी सूझा नहीं ।” 
“बता सकती हो, वह कोन है ?” 
“उप्तमे क्या रखा है, इसमे लुकी-छिपी क्या है । यही दासब्बे जो हमारे लेंक 
की साली है।" 
“क्या कहा ?” आश्चर्य से हरिहरनायक ने पूछा । 
“दामब्बे है मालिक । वह यहाँ बठी है।'” 
बूतुग को भी आशचर्य हुआ। उसने मन-ही-मत कहा, वदमाश, इस मल्लि के 
मति के साथ इसका सरोकार है यह वात हमे मालूम तक नही पडी 
“ठीक है। अच्छा, यह बताओ कि तुम अपने सारे सुख-दुख उससे कहां करती 
थी ?” हरिहरनायक ने पूछा | 
“हाँ, मालिक | औरत को अपना दुखडा सुनाकर दिल का बोझ उतार लेने 
के लिए एक स्त्री की मित्रता बहुत आवश्यक है, नही तो अपने दुख का भार लिये- 
लिये वह कब तक जियेगी ।” 
“ऐसी कोई वात याद हो तो कहो, कह सकोगी ?” 
“हाँ ? यहाँ क्यों, मालिक ? हर एक के जीवन में कोई-न-कोई घटना होती 
ही है। उसे कोई सबके सामने वयी बताये ?” 
“सत्य को प्रकाश में लाना हो तो हमें अपने दुख-दर्द को, मानापमाव को 
प्रधानता नहीं देनी चाहिए, वह सत्य की दृष्टि से गौण है, मल्लि ॥7 


पट्टमहादेवी शास्तला / 2॥] 


“फिर भी इस समय के विचारणीय विषय से जिसका सम्बन्ध नहीं, वह भी: 
जानने का क्या प्रयोजन है, मालिक ?” 
“इस विषय से सम्बन्ध है या नहीं, इस वात का निर्णय तुम्हीं ने कर लिया । 
मल्लि ?” | 
“इसके क्या माने? अगर है तो मुझे भी मालूम होता चाहिए कि कया सम्बन्ध 
है ।” 
“अच्छा जाने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं तो हम ज़वरदस्ती नहीं पूछते । अच्छा, 
यह बताओ कि इस गाँव में आये तुम्हें कितने दिन हुए ?” 
“दो साल । 
“इन दो सालों में तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई अनिरीक्षित घटना इस बलि- 
पुर में घटी है कभी ?” 5 
“घटी है, परन्तु **"।” 
“परन्तु क्या, जो हुआ, सो कहो ।” 
"ऐसा अच्छा नहीं। कैसे कहूँ, मालिक ?” 
“उसके वारे में तुमने दासब्बे को बताया है?” 
ण्हाँ। 
“अगर वह कहे तो चलेगा ?” 
“अगर वह कह सकती है तो मैं भी कह सकती हें ।” 
“तो तुम कहो न । 
/ध्रणा आती है। फिर भी** 
“घृणा किस बात की ? झूठी जान में पड़कर कहने में हिचकिचाओं मत ।” 
“आन को कोई आँच नहीं लगती, मालिक । हम ग्वालिन हैं। गौमाता की 
सेवा करनेवाले। अच्छे लोगों के लिए हम गऊ जैसे सीधे-सादे हैं। कोई हमारे साथ 
मर्यादा की हद से वाहर व्यवहार करे तो हमारे भी सींग होते हैं। सींग घोंपकर 
गवालिन लड़कियाँ उसे अपने हाथ का मज़ा भी चखाती हैं ।” ४ 
“तो यों कहो कि ऐसा भी कोई प्रसंग आया था। 
“इसीलिए तो कहा कि खालिनों के हाथ का मजा कैसा होता है।” 
“क्यों, क्या हुआ ? ; 
/एक पखवारे पहले, नहीं-नहीं, उससे भी कुछ दिन ज्यादा गुजरे होंगे, मुझे 
गाँव से वाहर रहना पड़ा था, मालिक । हर महीने तीन दिन, मासिक धर्म के समय, 
हम. गाँव से वाहर रहा करती हैं, हम ग्वालों में यही रिवाज है। इसे सब जानते 
हैं। उस समय मेरा पति भी गाँव में नहीं था । यह वेचारी दासब्वे - ही मुझे भोजन 
लाकर दिया करती थी।” 28.0 4 223 
पंचों का ध्यान दासव्वे की ओर गया किन्तु उसके कुछ पूछते से पूर्व वे मल्लि 


22 / पट्टमहादेवी जान्तला 


की बात पूरी सुन लेना चाहते थे। 

वह कहती गयी, "तीसरे दिन रात को मैं अकेली रह गयी। मेरे साथ दो 
और भी थी। वे दोनों तालाव में नहा-धोकर चौथा दिन होने के कारण अपने 
मुहल्ले मे चली गयी। तालाब के बाँध पर मण्डप के पास टाट बिछाकर 
कम्बल ओढे सोयी थी । आधी रात का समय था । चाँदनी छिटकी हुई थी | अचानक 
जाग पड़ी | देखती हूँ कि एक व्यक्ति नकली चेहरा लगाये मेरे पास धीरे-धीरे आा 
“रहा है। उसने काले कपड़े से अपने को ढेंक रखा था । उसे देखकर पहले तो डर 
"गयी । कोई भूत है। फिर भी रात-रात, तीन-तीन दिन गाँव से बाहर खुले में रहने- 
वाली ग्वालिनों को आम तौर पर इतना डर नही रहता वैसे मैंने उसके पर देखे। 
हम आदमियों की तरह पैर की भेंगुलियाँ सामने की ओर थी, पिण्डली पीछे की ओर। 
न्तब निश्चय हुआ कि यह भूत नही ।” 

पच मल्लि का बयान तो सुन ही रहे थे वे यह भी देख रहे थे कि मल्लि 
आदमी भौर भूत में शारीरिक अन्तर किस प्रकार करती है । 

उसने आगे कहा, “तब कुछ ओर ढग से डर लगने लगा । सारा शरीर पसीना- 
पसीना हो गया। मैं, धीरज धरकर कृष्ण परमात्मा का ध्यान करती हुईं हिले- 
डुले विना पडी रही । वह व्यक्ति मेरे पास, बिल्कुल पास आ गया। इधर-उघर 
देखा । पास बैठा, मेरे मुंह के पास अपना मुँह लाया। उसके मुँह से ऐसी दुर्गन्ध 
निकली कि बडी घृणा हुई, के होने को हुई। नींद में करवट लेने का-सा बहाना 
करके पैर जोर से ऐसा झटकारा कि वह ठोक उसके पेट पर लगा। पेट पर पैर 
का आधात लगते ही वह व्यक्त लुढक गया । मेरा पति मुझसे बहुत मुहब्बत 
रखता है इसलिए उसने वक्त पर काम आये, इस ख्याल से हमारे गाँव के लुहार 
से कहकर लोहे के नख बनवा दिये थे । गाँव से वाहर जब रात वितानी पड़ती है 
जब वही हमारे लिए भगवान्‌ है। हमेशा वह पहनकर ही सोती थी । मुझे भी तव 
अहुत गुस्सा आया । जब बहुत डर हो और गुस्सा भी आया हो तब घैरय के साथ 
शक्ति भी शायद आ जाती है। वह पीठ के बल पडा था तो लगा कि उसका पेट 
चीरकर आँतड़ियाँ निकाल दूं। जोर से हाथ मारकर एक बार खीचा । वह व्यक्ति 
शोबा करता हुआ, मर गया, मर गया, चिल्लाने लगा ।” 

पचों की नज़र उसके चेहरे पर बरवस्त टिक गयी, उसके वे विखरे बाल, माथे 
पर लगी कुकुम की वडी विन्दी और वे खुली वडी-वडी आंखें, बडी भयकर लग 
"रही थी। पचो ने उसके बधान की धारा तोडी नही । 

“मैं दो कदम पीछे हटी । वह व्यक्ति तुरन्त उठकर भागने लगा। मुड़कर देखा 
तक नही। मैंने सोचा था कि वलिपुरवाले सभी सज्जन हैं, इस घटना के वाद 
“किसी पर विश्वास न करने का निश्चय मन मे कर लिया। ऐसे लोग मनुष्य हैं या 
कुत्ते ? क्या इनकी कोई माँ-वहन नहीं । ये लोग समाज मे घड़े-भर दूध मे वूँद-मर 


पट्टमहादेदी शान्तला / 243 


खटाई-जैसे हैं। बड़े चाण्डाल हैं।” पंचों की अपेक्षा से भी अधिक लम्बा बयान 
देकर चुप हुई मल्लि। . 
“कुछ और कहना है, मल्लि, तो कहो ।” 
“कुछ और याद नहीं, मालिक । 
“तब बैठी रहो ) जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। 
मल्लि ओसारे में एक खम्भे के पास वैठ गयी । सब स्त्रियाँ उसकी ओर देखने 
' लगीं। सब सुनकर अभियुक्त चुपचाप, निरासक्त भाव से ज्यों-का-त्यों खड़ा रहा। 
इसके बाद दासब्बे की गवाही ली गयी । ग्वालिन मल्लि की वत्तलायी तालाव 
'और मण्डयवाली घटना दासब्बे ने भी वतायी । दासव्वे के बयानों में कोई फर्क 
' नहीं था। इन दोनों के बयान लेने के वाद हरिहरतायक ने कहा, “दासब्बे, आज 
तुम्हें देखने कोई आनेवाला था और उसका निश्चय तुम्हारे वहनोई ने किया था. 
हैन?” 
“हाँ, मालिक । 
“उस आनेवाले के वारे में तुम्हारी वहन या वहनोई ने तुमसे कुछ कहा था 7” 
“हाँ, कहा था कि वह कोई भारी धनी है औौर कल्याण शहर का एक बहुत 
' बड़ा हीरे-जवाहरात का सौदागर है । इस गाँव. की कुछ व्याहनें लायक लड़कियों 
को देख भी चुका है। उसे कोई पसन्द नहीं आयी। मेरे वहनोई ने कहा कि अगर 
' तुझे वह पसन्द करेगा तो तुम महारानी की तरह आराम से रह सकोगी | अपनी: 
' बहन से भी ज्यादा शान से रह सकोगी ।” 
“तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो ?” 
“मैं कहूँ तो वे लोग छोड़ेंगे ? वर मान लेगा तो मामला ख़तम | लड़की को 
इस बात में कौन-सी आज़ादी है। जब शादी करनेवाला हीरे-जवाहरात का 
' व्यापारी हो तव पूछना ही क्या । सुनकर तो मेरे भी मुँह से लार टपकने लगी ।” ' 
' “अपने घर पर देखने के बदले उसे यहीं देख रही हो, उसने भी तो तुमको 
देख लियां हैं। अगंर वह मान लेगा तो तुम उससे शादी कर लोगी ?” 
“तब मुझसे कहा गया था कि आदमी बहुते अच्छा है। परन्तु अव** '”दासव्वे 
ने बात वन्द कर दी। ५ 
“तो अब तुम्हारा ख्याल है कि यह आदमी अच्छा नहीं।” 
“अच्छा होता तो सारा विचार करने का प्रसंग ही क्यों आता ?” 
“झूठ-मूरठ शिकाथतें आयी होंगी । वे शिकायतें जवतक सही, साबित न होंगी- 
तवतक तो वह निर्दोप है। हम तो ऐसा ही मानते हैं।” 
“आंग हो तभी न धुआँ निकलता है, मालिक ?” 
“तो तुम्हें मालूम है कि आग है ?” पे 
“मालिक, सुना तो यही है कि आग है।” 


४ 


24 / पटुमहादेवी ज्ञान्तला 


“आग तुमने खुद तो नही देखी न ? हैंड. 

नही, मालिक ० व ४ हे. जो लाइक 
: “जिसने कहा घही यहाँ कहे, फिर तुम भी कहो, तो :उसका 
परन्तु किसी की कही वात तुम भी कहो वो उससे क्या प्रयोजन होगा इसलिए यह 
बात छोड़ दो। अब यह वताओ कि तुम वहिन के घर क्यों रहती हो 

* “मेरे माँ-बाप नहीं, इसलिए बहिन के पास आयी ।” 
“तो तुम इस वलिपुर की एक पुरानी निवासी हो, है न?” 
7#हाँ, मालिक ।” 

“इस आदमी को आज से पहले भी, अचानक ही सही, कही देखा था ?” 

"हाँ, मालिक ।/ ष 

“तो तुम्हें यह मालूम था कि यही तुमको देखने आनेवाला हैं ?” 

“नहीं, मालिक | मुझे इतना ही मालूम था कि मुझे देखने के लिए आने+ 
घाला हीरे-जवाहरात का व्यापारी था । यह नहीं मालूम था कि यही आनेवाला 
है।” 

“तुम तो कहती थी कि पहले ही देख चुकी हो ।” 

“देखा जरूर है। तव यद्द नही मालूम या कि यही वह व्यापारी है। इसके 
अलावा बृतुग के कहते पर ही मुझे पत्ता लगा कि यही मुझे देखते के लिए आने- 
वाला है।”” 

“तुमने कहा कि पहले देखा था, कहाँ देखा था ? कितती बार देखा था ?” 

“एक ही बार । वही, गाँव के उत्तर की ओदु जो मण्डप है, वहाँ ।' 

“वहाँ तुम क्‍यों गयी थी ?” 

“मैं वहाँ गयी नहीं थो। अपनी वहिन के खेत को जा रही थी उसी रास्ते । 
मण्डप के पीछे की ओर से । उस मण्डय के अन्दर से एक औरत और मर्द की जोर 
से हँसने की आवाज सुन पड़ी | डरते-डरते धीरे-से झ्ौंका । यह आदमी उत्त धोविन 
बेन्नी के बदत-मेन्बदन सटाकर बेठा था । मुझे घृणा आ गयी। वैसी ही खिमक- 
कर ऐसे रास्ते से निकल आयी जिससे कोई न देख सके और सीधी धर पहुँच 
गभी।/” 

“ठीक, यह बात तुमने और किसी से कही है ?” | 

“अपनी बहिन से कही ।/” 

“तब तुम्हे मालूम था कि वह क्यैन है ?” 

“वही पहले-पहल देखा मैंते इसे ।” 

“और भी कभी देखा था इसे ?” 

“नहीं, मालिक ।7 

“अच्छा, तुम बैठो, यही रहो ।” हरिहरनायक ने कहा । दासब्वे अपनी जगह 





पट्टमहादेदी झान्तला | 25 


जा बैठी । 

धोविन चेन्‍नी के साथ सटकर बैठे रहने की वात सुनने के वाद, सो भी गाँव 
के बाहर एक उस मण्डप में, वूतुग अपने आप में कहने लगा--अरे बदमाश, ऐसी 
चाण्डाल औरत के साथ यह आदमी, खुजली-खाज लगा कुत्ता भी उसके पास जाने 
से हिचकता है। ऐसी औरत से यह सटकर बैठा था! कैसा धूर्त बदमाश 
है! हमारे गाँव की लड़कियों का सौभाग्य अच्छा था। भगवा ते ही बचा 
लिया । 

उसके बाद लेंक की गवाही हुई, “बूतुग के प्रयत्त से अपनी साली को दिखाने 
पर राजी हुआ, एक सप्ताह पहले। परन्तु परसों रात को हेग्गड़ेजी के पास जो 
रहस्यमय समाचार आया तो उसे पकड़ने के लिए नियोजित जत्थे में मुझको भी 
शामिल होना पड़ा। परन्तु तव तक वृतुग के कहे अनुसार इसे अच्छा आदमी 
समझता रहा क्योंकि तव तक मुझे यह मालूम नहीं था वह व्यक्ति यही है। उस 
धोविन चेन्‍्नी से इसके बारे में और ज्यादा बातें मालूम पड़ीं । चाहें तो उसी से 
दर्याफत कर सकते हैं, मुझसे बताने को कहें तो मैं भी तैयार हूँ ।” लेंक ने कहा । 

“नहीं, उसीसे सुनेंगे। हेग्गड़ेजी, उसे वुलाया है ?” हरिहरनायक ने पूछा | 

“वह गाँव में नहीं, सुना है कि ताडयुंद गयी है ।” हेग्गड़े ने उत्तर दिया । 

“रहने दें, हेग्गड़ेजी । लेंक, उसके कथन में मुख्य विषय क्या है ?” 

“इसकी लम्पटता | इसकी लम्पटता के लिए उसने जो साथ दिया और 
इस साथ देने के लिए उसे जो धन दिया गया और उसे जो लालच दिखाया 
गया ५ ! 

“ऐसी हालत में उसे बुलवाना ही पड़ेगा। उसीसे इस विषय को जानना 
चाहिए। हेग्यड्ेजी अभी किसी को भेज ताडगुंद से उसे वुलाइए। कम-से-कम 
कल वह यहाँ रहे ।” हेग्गड़े ने रायण को उसे चुला लाने का आदेश दिया । 

“ठीक है, लेंक, तुम्हें इस आदमी के बारे में और कोई बात मालूम है ?” 

“याद नहीं ।” 

“तुमने कहा न, उस घोविन चेननी से कई बातें मालूम हुई, लेंक, तुमको कैसे 
मालूम हुआ कि उससे पूछना चाहिए। क्या हेग्गड़ेजी ने पूछने को कहा था र” 

“नहीं, मालिक, मेरी पत्नी ने कहा था ।” 

“गालब्वे से दासब्बे ने कहा था न ?” 

“हाँ, उसने मुझसे यही कहा[या। परन्तु मेरी पत्नी ने जो किस्सा सुनाया था 
उसकी ओर भेरा ध्यान इसे पकड़ने के बाद गया। इसलिए कल्‌ मैं ख़ूद 


गया और उस घोविन चेन्ती से दर्याफ्त कर आया 
हर प गया। सब मालिक को कह 


“मालिक से मतलब हेग्गड़ेजी का ही-हैन ?” 


2346 / पट्टमहादेवी ,जान्तला 


जजी, हो (7 

किर २! 

“मालिक ने सारा वृत्तान्त सावधानी से सुना । अन्त में कहा, ठीक है" 

“कुछ कहा मही ?” 

+'जी नही ।"” 

“तुम्हारे और उस घोविन के बीच जो वातें हुईं थी, उतनी ही न ?ै” 

"जी हाँ, उतनी ही ।"” हि 

“ठीक, उसके आने तक उस विषय का ब्यौरा जाना नहीं जा सकेगा । अब 
ग्तुम जाकर बँठो ।” 

सरपंच के कहे अनुसार लेंक जाकर अपनी जगह बैठा । 

लेंक के बाद उसकी पत्नी थालब्वे दुलायी गयी। उसने परसों की घटना मोटे 
“तौर पर इतनी ही वतायी, “परसों रात को मैं अकेली जा रही थी। इसने मेरा 
“रास्ता रोका । उसने जो दो-चार बातें की उसीसे पता लग गया कि इसकी नीयत 
“बुरी है। मुझे डर लगा। काँपने लगी। सोचा, हे भगवान्‌ । क्या करूँ। हमारे 
“मालिक अपने नौकर-चाकरों को काफी दिलासा और धीरज देते रहते हैं। मैंने 
धीरज से काम लिया। मेरी माँ कहा करती थी, जो पुरुष लम्पट होकर औरतों 
"के पीछे फिरता है वह बड़ा डरपोक होता है। इससे मैं एकदम डरी नहीं । धीरे 
“से खिसक जाने की सोचकर उसकी इच्छा के अनुमार चलनेवाली का-सा बहाना 
करके वह जैसा कहता वैसे उसीके पीछे चलने लगी ॥ देरे होते-होते मैं अधीर होने 
“लगी, कुछ डरी भी । भगवान्‌ को शाप देने लगी । हे भगवान्‌ । औरत वनाकर 
ऐसे ज्ञफगे के हाथ पडने की दशा क्‍यों बनायी । कही कुछ आवाज सुत पडी कि 
वही, चूहा निकले तो वांघ निकला कहकर जैसे डराते हैं वैसे कुछ डराकर खिसक 
जाने के लिए समय की प्रतीक्षा करती रही । मुझ बद-किस्मत को ऐसा मौका ही 
नही आया । यह मेरा शील-भंग करने आगे वढा । पास आया । पता नही भगवान्‌ 
ने मुझे कैसी प्रेरणा दी, मैंने अपने व्यवहार से उसके मन में शका पैदा न करके 
“उमके दाहिने हाथ के भेंगूठे की जड़ में अपने दाँत ज़ोर से गड़ा दिये । इसमे मैंने 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। वह हाय-तौवा करता हुआ, मैं-मरा-मैं- 
“मरा चिल्लाने लगा। यह शब्द सुनकर कही से सात-आठ लोग आये ओर इसे 
'पकड़ा। वे लोग मशालें लिये थे प्रकाश में तो स्पप्ट हो गया कि यही वह आदमी 
नहै। लोगों के गाते ही यह डस्ता-काँपता खड़ा हो गया। मिर तक उठा नहीं 
का | ऐसा एक कोडा गाँव में जा गया तो दस शीलवती स्त्रियाँ अकेली घूम-फिर 
नी न सकेंगी। भगवान्‌ दयामय है, मेरा शील वच गया ।” 

“तो यह तुम्हारी सीधी शिकायत है ?” 

“हाँ, मालिक ।”/ 


पट्टमहादेवी शान्तला / 27 


अपराधी की ओर मुड़कर हरिहरतायक ने पूछा, “बोलो, अव-क्या “बोलते 
हो [! मे 

“यह ग़ढ़ी हुई कहानी-है, मैंने इसका मुँह तक नहीं देखा है। 

“यह तुमपर द्वेप क्यों करेगी ?” 

“मुझे क्या मालूम । इन सबने पड्यन्त्र रचकर यह मनगढ़न्त- कहानी कही 
होगी ।” - 5 ; 

“तो तुम्हें कहाँ, किसने और कब वाधकर रखा ?” - ** हे 

“पता नहीं कौन, कोई सात-आठ लोग मशाल लेकर आये, गाँव के. उत्तर की 
ओर के मण्डप में बाँध दिया । क्यों, पता नहीं । अब इन्साफ के खिलाफ मुन्ने वन्दी 
बनाकर पंचायत बैठाने के लिए वतायी कहानी सुनाक र इस पापिन को यहाँ खड़ा 
कर दिया । इन लोगों ने ऐसी कहानी सुनाने काःपाठ पढ़ाया होगा । 

“पकिसी को इस तरह पापिन नहीं कहना चाहिए । , 

“अगर वह भलीमानस होती तो ऐसी कोई घटना घटी भी होती तो भी कभी 
नहीं कहती । चोर का गवाह चोर। उस समय जो आयी थी वह दूसरी ही थी। 
अब वह छिपकर रह गयी-है। उसका नाम प्रकट हो जाये ती किसी बहुत बड़े 
आदमी को शरम से सर झुकाना पड़ेगा। इसलिए यह कहानी सच भी मात लें 
तो कहना पड़ेगा कि यह कोई भाड़े की औरत कहानी सुनाने के लिए पकड़ लायी 
गयी है। वह कहाँ, यह कहाँ ? वह सर्वालंकार-भूपिता कुलीन और-सम्न्नात परि- 
वार की स्त्री थी। यह तो हेग्गड़े के घर की नौकरानी है। यह कोई दूसरी * है, 
इससे इसके बयान की-धज्जी उड़ा सकता हैं ।” ह 

“अब, गालव्बे ने जो कहा वह अगर सावित हो गया तो तुम्हा री क्या दशा” 
होगी, जानते हो ?” | 

“मुझे मालूम है कि वे लोग झूठ को सच सावित नहीं कर सकते ।” : 

“बहुत अच्छा । गालब्बे, यह तुम्हारी शिकायत को इन्कार करता है। कहता 
है कि तुम तब वहाँ नहीं थीं। बताता है, तुम्हारा सारा बयान एक गढ़ी हुई कहानी: 
है। भव तुम क्या कहोगी ?” ः ० 

“जिन्होंने इसे बाँध रखा उन सबने वहाँ मुझको देखा है । उनसे पूछ 
सकते हैं ।” आग 

“ “ठोक, वह भी करेंगे । फिलहाल तुम वैठी रहो।” - . ८: 

: भालव्वे जाकर बैठ गयी। वूतुग सोचने लगा, यह क्‍या हो गया, इसके 
बारे में कई रहस्य खुल रहे हैँ । में इसके साथ-वड़ी मिलवसो-री- से बरत - रहा 
था। मुझे ऐसी सारी वातें, जो इसके बारे: में एक-एक प्रकट हो रही हैं, मालूम 


ही नहीं हुई । जो भी हो, ये बातें हैं मजेदार । शायद और बातें भी इस सिलसिले 
में प्रकट हो जायें। 2 आम 2 


248 / पट्टभहादेवी: शञान्तला 


इसके बाद श्रीदेवी ने आकर गवाही दी प्रथम दिन मन्दिर की उस जालो के 
” बाहर खडे होंकर बुरी दृष्टि से देखने की घटना से लेकर कितनी बार उसने 
कुदृष्टि से देखा । इस सबका व्योरेवार बयान दिया, “भाई के घर सुरक्षा के लिए 
आयी बहिन हूँ | जिन्दगी भर मुझ ऐसी कुद्प्टि का सामना नही करना पडा था ॥ 
फिर भी इन सब बातों को भाई से कहकर मैं उन्हे दुख नही देना चाहती थी। 
इसलिए चुप रही। स्त्री होकर जन्मने के वाद मर्द की आँखों से डरना नहीं 
चाहिए । पति भी मर्द है, बेटा भी मर्द है, पिता भी मर्द है, भाई भी मर्द है । 
देखने पर मनोविकार का शिकार मर्द ही बनते है, स्त्री नही ऐसे पुरुषों की 
परवाह न कर उनके प्रति उदासीन रहना ही उनकी क्ुदृष्टि की दवा है। यही 
सोचकर मैं चुप रही । ऐसी बुरी खबर फलाकर घृणाजनक बातें सुनाते फिरनेवाले 
इस आदमी की वृत्ति का समाचार भाई ने जव सुना तो वे अत्यन्त दुखी हुए । मैंने 
कभी सोचा न था कि मुझे इस तरह सार्वजनिको के सामने खड़े होकर बयान भी 
देना पडेंगा। फिर भी मैं स्त्री हूँ । इस आदमी से सीधा कोई कप्ट न होने पर 
इतना निश्चित है कि यह बडा अयोग्य दु शील व्यक्ति है। इसमें सीधे सम्बन्धित 
व्यक्तियों की स्वानुभूति की यथार्थ कहानियाँ पी के सामने सुनायी जा चुकी है। 
मेरा अनुभव है इन कहानियों और वयानों का पूरक हो सकता है। जो सही-सच्ची 
बात थी उसका खुले दिल से पचो के सामने स्पप्ट निवेदन किया है। ऐसे 
अयोग्य और कुमार्गी पुरुषों को सम्प्रान्त समाज के वीच रखना ही नहीं चाहिए। 
ये समाज-धातक है ।” 

हरिहरनायक ने अभियुकत से इस बयान पर अपना अभिप्राय बताने को: 
कहा | 

उसने कहा “सब झूठ है, मैंने ऐसी बातें नहीं फलायी ।” 

“तुम्हारे अकेले का कहना सत्य है। ओर सारे वलिपुर के लोगों का कहना 
झूठ है, यही तुम्हारा मन्तव्य है ?” 

#हाँ 7 

“वे ऐसा झूठ क्यों बोलेगे ?” 

“मुझे क्या मालूम | कोई मर्दे किसी औरत के साथ नाचता है तो वह उसका 
करमे-फल है, उसमें मेरा क्‍या लाभ । उससे मुझे कुछ फायदा हो सकता हो तब 
भान भी सकते है कि मैंते ऐसा प्रचार किया ।” 

“तुमने कभी हमारे हेग्गडेजी की वहिन को देखा ही नही ?” 

“देखा है, मगर उस दृष्टि से नही, जैसा बयान किया गया ।” 

“ती फिर किस दृष्टि से देया ?” 

“प्रथम दिन जब मैंने देखा तो मुझे बडा आश्चर्य हुआ । मेरी आशा भडकी । 
मेरे आश्चर्य ओर आशा का निवारण हो, इस दृष्टि से देखा, सच है।” 


पट्टमहादेवी शान्त्ला / 279: 


“औरतों को देखने पर जैसी आशा-अभिलापा जगती है उसी आशा की दृष्टि 
सेदेखान? 

“इन्हें इस आशा से नहीं देखा ।* . 

“मतलव, दूसरी स्त्रियों को इस जाशा से देखा है, है न?” 

“हो सकता है, देखा हो ! मैं भी तो मनुप्य ही हूँ ।” 

“तो गालब्वे का कथन ****** स्‍ हे 

“वह पहले ही कह चुका हूँ, झूठ है ।” . 

“यह विपय रहने दो । इसका निर्णय करने के लिए उस धोविन चेल्नी 
न्‍को उपस्थित होना चाहिए। अब यह चताजो कि हेग्गड़ेजी की वहित को 
देखने में तुम्हारा क्या मन्तव्य था और उसमें कौन-सी विशिष्टता तुमने 
देखी ? तुम्हें आश्चय क्‍यों हुआ ? तुममें जो आशा उत्पन्त हुई उसका स्वरूप 
क्‍या है? 

“पहले तो यह लगा कि मैंने उन्हें कभी देखा है। वही मेरे आश्चर्य 
का कारण है। कहाँ, कंव देखा, इसकी याद नहीं आयी । उसे जानने की 
इच्छा नहीं हुईं । उस इच्छा को पूर्ण करने की आकांक्षा से मैंने कुछ प्रयत्न 
“किया ।/ 

“वह क्या हैं, वता सकते हो ?” 

“कहूँगा, परन्तु कोई विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए एक प्रवल साक्षी 
प्की ज़रूरत थी, मैं उसी की खीज में था ।” 

“गवाह मिल गया ?” 

“अभी पूर्ण रूप से नहीं ।” 

“अब जो गवाही मिली है उससे क्या जानकारी मिली है ?” 

हेग्गड़े की बहिन नहीं हैं ।” 

सारी सभा में आश्चयें और कुछ वातचीत शुरू हो गयी । 

धर्मदर्शी ने डाटा तो खामोशी हुईं। 

वृतुग जव्पट उठकर पंचों के मंच के पास आया | हरिहरनायक ने पूछा, 
“बूतुग, ऐसे जल्दी-जल्दी क्‍यों आये ?” 

“मालिक, एक वात याद जा गयी । दह कहने को आया हूँ ।” 

भ्क्हो ॥? 

े “अभो कुछ दिन पहले मैं यह और कोई तीन-चार लोग मन्दिर के सामने 
वाले अश्वत्व वृक्ष के नीचे जगत पर बैठे थे.। उस दिन हमारी हेग्यड़तीजी और ये 
देवीजी मन्दिर आयीं। _तब इस आदमी ने कहा, देखो कैसी है यह बैल की 
“जोड़ी । मैंने कहा, जरे मूरब, औरत को वैल नहीं, गाय कहो 


ी हक हो । तब सब हँस 
'पड़ें। वह हँसी अनसुनो कर ये दोनों जल्दी-जल्दी मन्दिर के अन्दर चली गयीं । 


“220 / पहुमहादेदी झान्तला 


फिर इसने कहा, अरे वह औरत हेग्गड्टे की बहिन नही है। हमे तो आश्चर्य 

- हुआ । बहिन न होतो तो इनके घर में सात-आठ महीने से क्यो रह रहो होती । 
तब इसने कहा दुनिया वडी अजीव है, उसमे औरत-मर्द का सम्बन्ध कँसा-कैसा 
होता है, यह कहता मुश्किल है। हम लोगों में एक भावना यह हुई थो कि इनः 
देवीजी के साथ हेग्गडेजी का कोई ऐसा सम्बन्ध वना है जो पहेली-सा लगता 
है।! 

“द्ीक, और भी कुछ कहना है कया ?” 

“कुछ नहीं मालिक ।” 

“ठीक । 

बूतुग पीछे हटा और अपनी जगह जा बैठा । हरिहरनायक ने अभियुक्त को 
तरफ मुडकर पूछा, “तो तुम्हारे कहने से यह मालूम पडता है कि श्रीदेवीजी हेग्गढ़ेः 
की बहिन नहीं है २” 

६ है ४४ 

“तो वे हेग्गड़े की क्या लगती है?” 

/क्या लगती हैं सो तो हेग्यडेजी को ही कहना है। यहाँ मेरी बात से भी 
अधिक विश्वसनीय वात उनकी है न, वे बड़ें सत्यवान्‌ हैं न?” अभियुक्त ने कुछ 
गरम होकर कहा । 

“तो इन दोनों के सम्बन्ध के बारे में तुम्हारा क्या मन्तव्य है ?” 

“उसे भी वे जातते हैं! मैं कहूं तो वह केवल ऊद्दान्मात्र हों सकता है। अगर 

* वर्दी कहे तो उसे सत्य का मान प्राप्त होता है। इसीलिए ने ही कहे, हालाँकि 
मेरी बात सत्य ही है। ये हेग्यड़े की वहिन नही है।” उसके धीरज को देखकर लोग 
चकित हुए । शान्तला ने कुतू हल-भरी दृष्टि से पिता को देखा। उसे आश्चयं भी 
हुआ। उसे कमी विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता झूठ भी बोल सकते हैं। 
हरिहरनायक ने हेग्गड़े से पूछा, “क्यी हेग्यडेजी, अभियुक्त के इस बयान का आप 
क्या जवाब देंगे ?” हेगाडे मारसिंगय्या अपने स्थान से उठे और मच की ओर कदम 
बढाने लगे । 

“वही से कहिए ।” हरिहरनायक ने कहा । 

“न्यायपीठ का अपमान किसी से भी नहीं होना चाहिए ! इसलिए मच पर से 
ही उत्तर दूँगा ।” मारसिंगय्या ने कहा । हेग्यडेजी का ववतव्य सुनने के लिए सब 
लोग आपतुर हो रहे थे । अपराधी का भी उत्साह बढ गया। उसने कान खड़े किये 
सुनने के लिए। मारसिंगय्या मच पर चढे और युक्त स्थान पर खडे हो गये। 
धर्मदर्शी ने प्रमाण बचन कहलाया । हरिहरनायक ने पुछा, "हेग्यडेजी, आपकी कोई 

२ वहिन है ?” 

“महोदर बहिन नहीं है।” लोगों को दृष्टि श्रीदेवी की ओर लग गयी । अभि- 


पटुमहादेवी झान्तत्रा / 227 


| 


युक्त कहक़हे न रोके सका और उसे धर्मदर्शी की डाँट खानी पड़ी _ 


बूतुग ने सोचा इसने हमसे जो कहा सो सच निकला। किस वाँवी में कैसा, . 
साँप होता है, कौन जाने । शोर कम होने में थोड़ा समय लगा, धर्मंदर्शी को दो बार . 
खामोश-खामोश कहना पड़ा । शान्तला वहाँ से उठकर बरामदे के खम्भे के सहारे 
बठी मंच की ओर अपलक मिहार रही थी । 

“हेस्गड्रेजी, क्या आप अभियुक्त का बयान स्वीकार करते हैं ?” 

“श्रीदेवी मेरी सहोदर बहिन नहीं । इतनी बात स्वीकार करता हूँ ।! 

“तो आपका श्रीदेवी से क्या सम्बन्ध है ?” 

“मं इस प्रश्न का उत्तर और अपना वक्तव्य बाद में देना चाहूँगा । न्यायपीठ 
सब तक शेप गवाहियाँ ले ले तो मुझे भी सुविधा होगी ।” उनके खड़े होने का ढंग, . . 
वह निर्भीक वचन, और सरलता से मन पर परिणाम पैदा कर सकने वाली उनकी ... 
वाणी, यह सब देखकर अभियुक्त के मन में खटका पैदा हो गया। उसने बीच में 
जो तीर छोड़ा उससे उसने समझा कि वह सुरक्षित है। यह उसकी भ्रावना थी। 
इसलिए उसने क़हक़हा लगाया था। जैसा और हेग्गड़े लोगों को उसने देखा-समझा 
था वैसा ही इनको भी समझा | कई प्रतिष्ठित लोगों के विषय में तरह-तरह की , 
अफ़वाहे फैलाने से वे अपनी गौरव-हानि के डर से अफ़वाह फैलानेवालों के कहे . 
अनुसार चलने भी लगते हैं। इस बात से भी वह परिचित, था। यहाँ भी वंसे ही 
काम वन जाने की भाशा थी उसे । इसी घेये के बल पर उसने गालब्बे के 
वक्तव्य को स्वीकार करते से इंकार किया था, यद्याप उसकी सचाई की प्रत्यक्ष - - . 
गवाही उसका दारयाँ हाथ दे रहा था । ५ ४ $ 

“आपको जवाब उसे देना है जिसपर आपने आरोप लगाया है। इसलिए : 
उसका अभिप्राय जान लें। अभियुक्त, बताओ पहले हेग्गड़ेजी का बयान लें या : 
गवाहों का ?” अभियुक्त का मन कुछ आतंकित था। वह वास्तव में हेग्गड़े का - 
वयान तुरूत सुनना चाहता था। परन्तु अपने अगले कदम पर विचार-के लिए : 
कुछ समय भी चाहता था। “हेग्गड़ेजी, अपने गवाहों को बुलाइए ।” ४ 

सबसे प्रमाण वचन स्वीकार करके अपना-अपना वक्तव्य दिया। ये सारे 
वक्तव्य, गालव्वे ने जो वक्तव्य दिया था उसके पूरक थे । इसके वाद हरिह्रनायक 
ने कहा, “हेग्गड़ेजी, अभियुक्त पहली गवाही सुनने के वाद से ही कह रहा था कि “5: 
ये सारी गवाहियाँ रटी-रटाई हैं और चूंकि सब गवाह प्रायः एक ही वात कह रहे : 
हैं, इसलिए और अधिक विश्वसनीय तथा प्रामाणिक साक्ष्य की आवश्यकता -- 
होगी ।” . ेृ 

“अभियुक्त के हाथ की परीक्षा की जा सकती है !” हेगड़े ने कहा ।- 


अभियुक्त ने अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया मानो कुछ हुआ ही नहीं हे 
कर सभी पंचों ने बताया, “दाँत के चिह्लु स्पष्ट रा हुआ ही नहीं हो । देख 


222 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“गालख्े ने बताया ही था, उसने दाँत गद्या दिये थे जिसके चिह्न भी मौजूद « 
हैं। इससे भी प्रवल गवाही और क्या चाहिए ।” हरिहरनायक ने कहा । 

अभियुक्त हँस पडा, “यह भी कोई गवाही है। यह तो गालब्वे से सरासर 
झूटी कहानी कहतायो गयी है ।” 

“तो मे दाँत के चिह्ठ कव और कैसे बने २! 

“चार-ाँत् दिन पहले मैं हिरिगे गाँव गया था। रास्ते में यकावट मिटाने को 
शूक पेड के नौथे सेटा तो आँख लगे गयी। सभी ऐसा लगा कि गुछ काट गया है। 
दया, नाग-माँप जा रहा है । मैंने तुरन्त मुँह में उंगली डालो और दाँत ग्रड्धाकर 
जहरीला खून चूमकर उगल दिया। मेरे ही दाँतों के विह्न हैं ये!” 

गालब्वे ने न आब देखा न ताब, जोर से घोल उठी, ”पूठ।/ अभियुक्त की 
इस बहानी को जो ध्यान से सुन रहे थे, वे सव एकदम चकित होकर गालब्दे को 
और देखने लगे। 

हरिहरनायक ने बहा, “गालब्वे, तुम केसे वहती हो कि उसका कहना झूठ 
है ?” अभियुक्त ने छाती ऐसे आगे की मानो वह जीत गया हो । साथ ही कह- 
बहा मारता हुआ वह जोर से हँस पडा । गालच्ये ने कहा, “उसके दाँत तो देखो, 
बितने बडे मूप-जैमे चोड़े हैं ।” उसने मूंह बन्द कर लिया । उमकी तनी हुई छाती 
गुछ पीछे धसक गयी। हरिहरनतायक ने कहा, “एक बार और हाथ आगे 
करो 

उसने हाथ तुरन्त आगे नही बढ़ाया, लेकिन बढ़ाये बिना रह भी नहीं सकता 
'या। हरिहरतायक ने फिर गौर से देखा मर कहा, “दांत के चिह्न छोटे और सम 
हैं, तथा रेया कमाने को तरह अर्धेचन्द्राइति है।'” उन्होंने गालब्बे को पास बुलाया। 
यह एकदम निडर होकर पास गयी। लोग बड़े डुतूहल में देसने लगे। बूतुग ने 
बीच में ही कहा, “परसों सवेरे तक इसके हाथ में कुछ नही हुआ था। कितना बड़ा 
झूठ बोलता है, यह ?” 

“गालब्ब, तुम्हारा कहना सच है । ये चिह्न इसके दाँत के कतई नहीं। तुमने 
कैसे बहा कि ये चिह्त इसके दाँतों के नहीं २” 

“बे मेरे ही दाँतो के हैं, इसलिए मैंने कहा, मालिक ।” 

तब भो अपराधी ने गहां, "झूठ 

“अब कया बहोगी, गालब्वे ?” 

“पैल-वेल डतवाकर इसका हाथ धुलवा दोजिए, मालिक। परसों रात को 
अपने शील-मरक्षण के लिए इस घातक चाण्डाल के हाथ पर मुंह लगाना पड़ा था। 
आज अपनी सचाई साबित करने के लिए फिर वही वरूंगी।"” गालस्ते ने 
बहा । 

“गासब्दे, सु एक बार और सोच सो तब बुछ कहो ।” हरिहरतायन ने 


बटुमहादेयों श्ान्तता / 223 


४ 
के “मेरे मालिक ने मुझे सिखाया है कि सत्य बोलने से डरें नहीं ।” 

अपराधी का हाथ धोया गया। गालब्बे ने अपना आँचल कसकर कमर के 
फुँट में खोंस लिया और हजारों आँखों के सामने उसका हाथ पकड़कर अपने: 

खुले महू की ओर उठाया । 

“तो उस रात को जो आयी थीं वह तुम ही हो ?” अभियुक्त ने पूछा । 

भ्ह्ा || 

“वह सारी सजावट ?” 

“किसी को सजावट नहीं करनी चाहिए क्या ?” 


“मेने समझा कि वह कोई और थी ।” 
“तो मात लो ।” दूसरा चारा नहीं था । उसने मान लिया। बृतुग ने मत-- 


ही-मन कहा, यह कैसा अधर्मी चाण्डाल है। ग्वालिन मल्लि आगे बढ़ी, “मालिक” 
उस दिन नकली चेहरा लगाकर आनेवाला घूर्त यही है ।” 

अभियुक्त को स्वीकार करना पड़ा । 

लोगों ने थू-थू की | वूतुय जोर से चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगा, चाण्डाल, . 
महाचाण्डाल। उसका बच्चों का-सा नादान संत जल उठा। उसने इसे कितना: 
अच्छा आदमी माना था, सब उलट गया । 

"ठीक, वह घोविन चेन्नी आकर गवाही देगी तो वह भी 'यही कहेगी, कहेगी 
ने ?” अभियुक्त ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की । 

“इससे, तुम्हारा चाल-चलन कैसा है, यह बात सारे वलिपुर के लोगों के 
सामने स्पष्ट हो गयी । अब यह .बताओ कि तुमने शादी का नाटक क्‍यों रचा ?” 
“हेगड़े ने जो शिकायत की है उससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं ।” 

“अच्छा, हेंग्गड़ेजी ने जो शिकायतें दी हैं उनमें कुछ तो सत्य सिद्ध ह्दो ही 
चुकी हैं । और दूसरी शिकायतें भी सत्य हैं, ऐसा तो चुपचाप स्वीकार कर लो ।” 

“झूठ ।” अभियुक्त ने जवाब दिया । 
'. “तो क्या तू परमारों का गुप्तचर नहीं ?” 

“मैं कस्नड़ हूँ, कर्नाटक का ।” 

“तुम कर्वादक के हो, या कन्नड़ का अभ्यास करके कहीं वाहर से आये हो ?” 

“वात जात को बता देती है, इसमें सन्देह क्यों किया जा रहा है?” 

“सवाल का जवाब सवाल नहीं ।” 

“मैं गुप्तचर हूँ, इसका क्या प्रमाण है? यही न कि तुम लोगों ने मुझे गुप्तचर : 
समझ लिया है ?” 

“रायण, उस ग्वाले त्यारप्पा को बुला ला।” हेग्गड़े ने आदेश दिया । अभि- 
वक्त ने घवड़ाकर इधर-उधर देखा । सिपाही उसके हाथों को पीठ-पीछे बाँध रहे 


224 / पट्ठमहादेवी शान्तला 


। दो मिप्राहो स्वाले त्यारप्पा की बाँध लाये । मल्लि ने अपने पति की यह हालत 
देखी तो घृषा से उसका पिर झुक गया । मन-ही-मन कहने लगी, इसने भी उसकी 
मदद की थी, शत्रू, के सुप्तवर को मदद, मैंने कौनन्सा पाप किया या कि ऐसे 
देशडोही 





डा 


द्ोड़ी की पत्ती बनता पृदा । विवमानुसार त्यारपा से प्रमायवचन लिया गया, 
तब पुलिन के एक मिपाही ने काग्रज निकालकर मरपच के हाथ में दिया । हरिहृर- 
नावक ने पढ्ा और दूसरे पी को पद्मया, फिर पूछा, “यह पत्र क्सिका है 2” 

इसने दिया था झुझे ।” अभियुक्त की ओर निर्देश करता हुआ त्यारप्पा 

बोला । 
“किसलिए दिया था ?” 
/पुलिगेरे में मल्लिमथ्या को देने के लिए। उसे देने को मैं गया था।” 
“तुम्हें मालूम था कि इसमें क्या है ?” 
“वन्दी बनने के वाद यहाँ आने पर पठा लगा कि टसमे क्या है ।” 
४इसे दे आने के लिए कहते समय तुमसे और कुछ भी कहा गया या क्या 2” 


76 





“कल्याण से जेवर जो आने थे, वे अभी नहीं पहुंचे । दोरसमुद्र जाने का मौका 

” बूक जापेगा। इतने दित की प्रतीक्षा फिजूल हो जायेगी। कभी काम समाप्त किये 
बिना में जातिवाला नहीं हूँ । मेरा स्वभाव ही ऐसा जिद्दी है। इसलिए यह ' 

मल्लिमय्या को दे दें तो वे आगे की व्यवस्था करेंगे! मैं छू द ही जा सकता था। 





परन्तु कल्याण से कोई आ जायें तो उन्हें तकलीफ होगी। मैं स्नेहवश चला गया। 
पुलिगेरे मे मल्लिमय्या से भेंद्र हुई, उसकी अपनी सोने-चाँदी की दुकान में होी। 
इसकी कही सव बातें कही । उसने कहा, “यहाँ नहीं, याँव्र के वाहर धात्री वन के 
मन्दिर में वात करेंगे। होरे-जवाहरयत की वात है। किसी को मालूम होने पर 
रास्ते में लूट-खमोट का दर रहता है ।” हम दोनों घात्री वन गये । वहाँ का बहुत 
सुन्दर पोंखर है। चिलचिलाती दोपहरी थी। वहां हाय-मूंह धोकर सीढ़ी पर इमली 
वी छाथा में जा बैठे । मैंने पत्र उसके हाय में दिया । उसने उसे पड़ा, बहुत अच्छा, 
त्यारप्पाजी, आपसे बडा उपकार हुआ बौर वह उठ खडा हुआ । उसे अचानक 
उठता देखकर मैं भी उठने को हुआ तो उसने पीछे से मुझे ढक्ेल दिया । मैं पोखरे 
में मूँह के वल जा गिरा । फिर कुछ स्मरण नहीं कि क्या हुआ। वेहोंशी दूर हुई तो 
मैंने अपने को एक गाडी में पाया जिसके चारो ओर चार सिपाही पहरा दे रहे थे ।” 
यहू सव सुनकर मल्लि के भुख-मण्डल पर जो भाव उमड़ रहे थे उनकी ओर किसी 
का भी ध्यान गये बिना न रह सका | वह कहता गया। 

“पं मरा नहीं क्योंकि मल्लि का सुहाग अमर या। मेरे साय जो थे उनसे पूछा, 
टटूम जा कहाँ रहे हैं?” उन्होंने कहा, “बोलो मत, चुप रहो । उनकी तलवारूडाने 
देखकर मैंने फिर कुछ नहीं पूछा। यहाँ आने पर मैंने उसे पड लिया। तद मुझे 
सारी बात मालूम पढ़ गयो। मुझे पहले ही यह वात मालूम हुई होती तो मैं यह 


पट्ठमहादेवो चान्तता / 225 


काम कभी स्वीकार नहीं करता। मुझसे देशद्रोह का काम कराने के अलावा मुझे 
ही खतम करने की सोची थी इस द्रोही ने ४” कहता हुआ वह कोध से दाँत पीसने 
लगा । 
भत्यारप्पा, इस पत्र में क्या लिखा है, पढ़ो ।” हरिहरनायक ने आदेश दिया । 
उसने पढ़ा, . “मल्लिमय्या, जैसा मैंने तुमसे कहा था, इस पत्र के पहुँचते ही काम 
कर चुकोगे | ताकि हमारे व्यवहार का कोई चिह्न वाकी न रहे। मैं अव सफलता 
पाने की स्थिति तक पहुँच चुका हूँ । युद्ध के आरम्भ से हमारा यह व्यापार, अब 
लग रहा है, सफल हो जायेगा। व्यापार की प्रारम्भिक दशा में ही ग्राहक को 
सेभालकर रखने की व्यवस्था, एक गलती से, हाथ से फिसल गयी। परन्तु अबको 
बार ऐसे फिसल जाने का डर नहीं । इसके लिए आवश्यक कारवाई मैंने अच्छी 
तरह से कर ली है । ग्राहक बड़ा भारी है इसलिए वह हाथ से फिम्तल न जाये, इसके 
लिए कम-से-कम दो सौ तक की वस्तु हमारे हाथ में होनी चाहिए। उसकी व्यवस्था 
के साथ, जितनी जल्दी हो सके, तुम आ ज़ाओ। अन्यत्र से भी मेंगवाने की व्यवस्था 
को है मैंने । हमारे व्यवृह्दीर की सूचना और को मालूम हो इसके पहले ही अपने 
ग्राहक को अपने वश में. कर लेना चांहिए। अब समय वहुत ही अमूल्य है। वस्तु को 
भेजते-भिजवाते समय बहुत होशियारी से वरतना पड़ेगा। सब एक साथ मत 
, आना। थोड़ा-थोड़ा कर एकत्रित कर लेना और वाद में सवका इकट्ठा होना बेहतर 
 है। प्रतीक्षा में, र्लव्या ।” की मी: जा 
इसके तुरन्त बाद पुलिस के सिपाहियों ने मल्लिमय्या को बहाँ ला खड़ा किया 
त्तव हेग्गड़े ने कहा, “यह मल्लिमय्या है, इसके पास से भी एक पत्र वरामद व्ला 
जिस पर उसका हस्ताक्षर है ।” मल्लिमय्या ने तुरन्त स्वीकार कर लिया उस 
पत्र में भी उपर्युक्त विषय लिखा था। उसे पढ़वाकर सुनने के वाद, अन्त में हेग्गड़े 
मारखसिगय्या ने मंच पर आकर पंचों से अनुरोध किया, “अब मुझे अवसर मिले, मैं 
सब वातों को स्पष्ट करूँगा ।” हरिहरनायक ने स्वीकृति दी। | 
हेग्गड़े ने कहना शुरू किया, “इस अभियुक्त का नाम रतन व्यास है। यह 
परमारों का गुप्तचर है। शिलाहार राजकुमारी चल्दलदेवीजी ने चालुक्य चक्रवर्ती 
विक्रमादित्युजी का स्वयंवरण किया। इसी असूया के कारण यह युद्ध आरम्भ हुआ। 
: बड़ी रानीजी को उड़ा ले जानें का मालव के राजा भोजराज ने पड्यन्त्र किया । 
युद्ध क्षेत्र में उन्हें सुरक्षित रसे रहना असम्भव-सा हो गया । इससे उनको वहाँ से 
अम्यत्र सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी उन्हें पकडने के हक 
भ्रयत्वों था करती पड़ी। उन्हें पकड़ने के लिए किये गये 
प्रयत्नों का यह अतिफल है जो हम आज की इस विचारणा-सा में देख. रहे हैं 
अब इस समय .मैं वलिपुर की , ईस विचारणा-सभा में देख. रहे हैं। 
सुनाना चाहता हूँ कि इस के बा भजा को एक महान्‌ सन्तोषजनक समाचार 
गया। परमार नल अनाज आग हैई है। धारानगर जलकर भस्म हो 
पा 5 ५...» अप्ीकों बचाने के लिए भागः गये हैं। उनकी 


226 | पह्महारेवी जानता 


“सहायता करनेवाला काश्मीर का राजा हर भी भाग गया है। शायद दोनों काश्मोर 
“गये होंगे। बहुत से प्रमुख शब्रु-पोद्धा बन्दी किये जाकर कल्याण के रास्ते में है। इस 
“युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाले हमारे युवराज यहाँ हमारे सामने उपस्थित है।” 
सब लोग एक साथ उठकर खड़े हो गये । सवकी आंखें युवराज को देखने के 
“लिए आतुर हो रही थी। पचों ने झट से उठकर कहा, “अब दण्ड-निर्णय प्रभु को 
ही देना चाहिए। हम तो उन्हे श्रीदेवीजी के पति का भाई ही ममझ रहे थे। इस 
अज्ञता के कारण जो अपचार हमने किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।” 
एरेयग प्रभु ने कहा, “आप अपने न्‍्यायपीठ पर विराजिए। हम युवराज 
“अवश्य हैं, किन्तु यहाँ इस प्रसग में साक्षी की हैसियत से उपस्थित हैं।न्‍्यायपीठ 
के समक्ष हम केवल साक्षी हैं, युवराज नहीं। आज साक्ष्य का प्रसग नहीं आया। 
आया होता तो इस न्‍्यायपीठ के सामने प्रमाण-वचन स्वीकार करते। धर्मपरि- 
पालन, शिष्टरक्षण और दुप्ट-निग्रह यही राजधर्म है। हमें न्‍्यायपीठ के गौरव और 
प्रतिप्ठा कौ रक्षा करनी ही चाहिए । आप सब लोग बैठिए ।” प्रच बैठे, लोग भी 
“बैठ गये । हेग्यड़्रेजी ने अपना वक्तव्य आगे बढ़ाया, “आज से चार दिन पूर्व प्रभु से 
समाचार विदित हो चुका था इसलिए परसों मन्दिर में श्वेतठत्र-युक्त पूर्पकुम्म के 
साथ चालुक्‍्य बड़ी रानीजी को आदरपूर्वक देव-दर्शन कराया और प्रजाहित की 
“दृष्टि से इप्टदेव की अर्चना करायी गयी ।/ 
लोगों मे फिर हलचल शुरू हो गयी । चालुक्य बड़ी रानी, साधारण वेश-मरपा 
में निराडम्वर बैठी श्रीदेवी ! सवकी आँधें उन्ही पर लग गयीं। गालख्वे ने दांत है 
“ऊँगली काटी । शान्तला ने प्रश्नायंक दृष्टि से देखा। माचिकब्चे के चेहरे पर एक 
“मुसकराहट दोड़ गयी। श्रीदेवी ने माचिकब्बे को ओर आश्चर्य से देखा। 
हेग्गड़े मारक्िंगय्या एक के बाद एक रहस्य का उद्घादन करते गये, “वात 
चत्रवर्ती हमारे प्रभु युवराज को अपनी दायी भुजा मातते हैं, और भाई के झ्नात 
मानते हैं। भाई के समान क्यों, भाई ही मानते हैं। इतलिए हमार हि 
विल्वुल ठीक है कि वे अपने भाई की घर्मपत्नी को ले जाने आये हैं। है 77 
दूतमात्र हूँ, फिर भी उन्होंने बडी रानीजी को मेरे पास धरोहर हे हुए मै ४ 
“हेग्गड्वीजी से, मेरी बेटी शान्‍्तला से, और यहाँ के नौकर-वाकरो हैं # 
हो सकी, उतनी इनके गौरव के अनुरूप नहीं मात्री जा सकही। (0४४ 
बलिपुर के लोगो ने उन्हें मायके में आयी वहिन माता । वै जल हे हैं ५ 
में रही हैं फिर भी हमारे साथ अपने ही तोगो की तह हित हक 
हमारा भाग्य है ! सयम के बिना इस तरह जीवत रो प्रति कं 
“के साथ समन्वित कर लेना सम्मव वहीं। उहेंगीर (और 
मे, प्रभु का मुझ पर जो विश्वास है वही छाए है। शेर हैं, ४ 


- “मैं उनका सदा ऋणो हूं। हमारी तेवा शेगित रे ही 


को 


कर 


और स्थैयं से काम न॑ लेती तो इस' रतन व्यास को पकड़ना सम्भव नहीं था॥ 
उसने अपने शील की वाजी लगाकर इसे राज्य की रक्षा के लिए अपने को अर्पण 
कर महान उपकार किया है । इसी तरह उसके पति लेंक ने भी, रायण ने भी, 

एक-दो नहीं, सभी ने इस पुण्य कार्ये में सहायता दी है। वलिपुर की जनता के 
समक्ष मैं इस न्‍्यायपीठ के सामने न्‍्यासरूप . वड़ी रानीजी को युवराज के हाथों में 
सौंपता हैं । प्रभ इंस न्यास को स्वीकार करें।” कहकर उत्होंने घर झुकाकर 
प्रणाम किया | 

.. प्रभु एरेयंग ने मुसकराते हुए स्वीकृति-सूचक अभय-हस्त उठाकर स्वीकृति 


दा 


न्तिं 


दी। | | 
.. हरिहरनायक ,ने अपने सहयोगियों से विचार-विनिमय करने के बाद 
अभियुक्तों की ओर देखकर पूछा, “रतन व्यास, मल्लिमय्या, तुम लोगों को कुछ 
कहना है 7 
मह्लिमय्या ने कहा, “कुछ नहीं। 
... रतन व्यास ने कहा, "मैं अपने प्रभु की दूत हूँ। मैं यहाँ अंपने स्वार्थ से नहीं 
अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने आया हूँ यद्यपि उसमें सफल होने के पूर्व 
ही सब्र उलट-पलट हो गया। मेरी आँखें गिद्ध की आँख-जैसी हैं। आपकी बड़ी 
रानी को मैंने एक वार देखा था सो यहाँ देखते ही पहचान लिया,था | परन्तु, 
गालब्बे को मैंने कभी देखा नहीं था, इसलिए धोखा खा गया । आपके युद्ध-शिविर 
में बड़ी रानी की सेवा में मेरी पत्नी भी रही, लेकिन आपकी यह गांलब्बे उससे 
भी अधिक होशियार है और ,अधिक धीरज रखती है। उसी के कारण मैं आप 
लोगों के हाथ में पड़ गया । नहीं तो मैं आप लोगों की पकड़ में कभी न आता | 
इस गाँव के लोगों को एरेयंग प्रभु का परिचय न हो पर मैं उन्हें जानता 
। वाले त्यारप्पा का वयान सत्य है, उसे मेरे रहस्य का पता नहीं था ।” 
हरिहरनायक ने फिर विचार-विनिमय करके कहा, “बड़ी रानीजी, प्रभुवर 
ओर वलिपुर के निवासियों, पंचों से विचार-विनिमय कर मैं एक-मतत निर्णय देता 
हूँ कि यह रतन व्यास कुलीन महिलाओं का शील नप्ट करने में लगा रहा, इस 
कारण यह कठोर कारावास का पात्र है। इसका इससे भी गुरुतर अपराध है 
चालुक्य बड़ी रानी को उड़ा ले जाने की कोशिश जिसके लिए उसने त्यारप्पा 
हे हत्या का भी आदेश दिया । इत अपराधों के कारण, इस न्‍्यायपीठ की आज्ञा 
कि इसे कल सूर्यास्त से पूर्व सूली पर मरने तक चढ़ा दिया-जाय । मल्लिमय्या ने 
उसकी मदद करने के लिए त्यारप्पा को मार डालने का प्रयत्न किया, जिससे इसे” 
चौदह वर्ष का कारावास का दण्ड दिया जाता है। आगे ऐसा न करने की चेतावनी 
देकर त्यारप्पा को छोड़ दिया जाता है ।” निर्णय देकर पंचों ने न्‍्यायपीठ छोडा 
और बड़ी रानीजी तथा युवराज एरेयंग को झुककर प्रणाम किया। अपराधियों को: 


228 / पट्महादेवी झान्तला 


असिपाही से गये । है 

लोग संयम से कतार वाँधकर एक-एक कर आये, अपनी तृप्ति भर बड़ी रानी 
और प्रभु को देखकर आनन्दित हो अपने-अपने घर लोदे। बूनुग उम अहाते से 
बाहर जाता-वाता कहता गया, चोर, लझूगा, चांडाल। 


पता सही कब बडी राजीजी ने|मान्तला को अपने साथ ले क्यते आसन की 


बगल में बैठा लिया था । 
अेविमय्या अगर यह सब देखता तो कितना आर्नार 








न्दत होता । 





मह्लि ने निश्चय किया या कि वह अपने पति का मुँह कमी न देखेगी, परन्तु बस्तु- 
“स्थिति की जामकारी हो जाने के बाद उसे मानसिक शान्ति मिली । फिर भी उसने 
“उसे शिडक हो दिया, “अकेली साधारण स्त्री, फिर भी मैने बदमाशों को डराकर 
गा दिया और तुम अवलमन्द पुरुप होकर उसके जाल में फेस गये। वैसी अचरज की 
शत है। उसी दिन मैंने कहा या कि उसयी नडर बुरी है। मेरे ही ऊपर नुमने गुस्सा 
“किया, वहां, तुम उसकी आंख देखने क्यों गयी । उसी दिन अगर मेरा कहा मान लिया 
डोता तो आज ये दिन नही आये होते । हमारे हेग्गड़ेंजी बड़े भवेमानस है, उन्होंने 
सबका पता लगाया, इसमे मेरा सिन्दूर बच गधा। हम रोज सुबह से शाम तक 
मेहनत कर साग-सततू खानेवाले टहरे, एकदम इतना धन कही मे कोई दे तो समझ 
जाना चाहिए कि इसमें जरूर बुछ घोखा है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते है कि अकल 
को हमेशा टिकाते पर रखना चाहिए ।” उस प्रकार मह्लि ने अपने दिस का भारा 
ग्रुवार उतार दिया। 

“तुम्हारी कसम, अब भागे जो भी काम करूँगा तुमसे सलाह-मशविरा करके 
मालिक ने वहकर ही करूंगा। ठीक है न” और त्यारप्पा मल्लिका कृष्ण और 
मल्लि त्यारप्पा की रविमणों बनी, बलिपुर के खालो का मृहहला उनके लिए 
चून्दावत बना। दूसरे दिन सुबह उसते सूर्य का उन्हे दगेत ही वहीं हुआ। जब 
बधदे भूय के मारे जम्बा-अम्बा रेंसाने लगे तव उनकी सृबह हुई । 

बूलुग के मन पर उस घटना का बडा अनर पडा । वह बार-बार चोर, सफर. 
अआाण्टाल वहवर बडबटाता रहा। वह अपनो करनी पर पछताने लगा। बह 
“इस बदजान की बात सुनकर ईश्वर-यमान मालिक के पवित्र नाम और सन 
पर कालिय सगाने के लिए मैंने अपनो जोर का उस्योस किया, आय कि 
धर।॥' राव-मर बेडबडाता ही रहा इसी तरह । झुद को दाँग सुनते ही 
जज कर: 























के 


के घर के वाहर जा बैठा । 

दूसरी वार मुर्गे ने बाँग दी, रायण बाहर आया। वूतुग को देखा, तो उसे' 
उसकी स्थिति समझने में देर नहीं लगी । उसने हेग्गड़ेजी को स्थिति की गम्भीरता 
से परिचित कराया । उनके आदेश से तुरन्त वैद्यजी को बुलाया गया। उन्होंने सब' 
समझकर कहा, 'हेग्गड़ेजी, उसकी अन्तरात्मा बहुत छटपटा रही है वह वास्तव में" 
वालकव॒त्‌ सहज और अनजान हैं। उसके साथ विश्वासधात हुआ है। उसके दुःख' 
का कारण यह है कि उससे बड़ी रानीजी के पवित्र पातित्रत्य पर और आपके" 
पवित्र शुद्ध चरित्र पर कालिख लगाने का दुष्केमे हो गया । उससे ऐसा अपराध 
नहीं हुआ, ऐसी भावना के उत्पन्न हुए बिना वह ठीक न होगा । यह मानसिक 
आधात है। इससे वह पायल भी हो सकता है। और अत्यन्त क्रोधाविष्ट भी हो 
सकता है। उसकी इस मानसिक बीमारी की दवा एक ही है, वह यह कि आप: 
भौर बड़ी रानीजी उसे धीरज देकर आश्वस्त करें |” 

मारसिग्रय्या ने कहा, “अच्छा पण्डितजी, वही करेंगे ।” 

उन्होंने चालुक्य बड़ी रानी और युवराज एरेयंग प्रभु को उसकी स्थिति से 
परिचित कराकर उसे उनके समक्ष प्रस्तुत किया । उनकी ओर ध्याव न देकर वह 
हेग्गड़े के पैरों में गिर पड़ा । 

हेग्यड़े मारसिगय्या ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, "तुम्हें हुआ क्या 
है, ऐसे क्यों बड़वड़ा रहे हो। प्रभु ने और वड़ी राची ने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा की 
है। तुम्हारे कारण ही उस चोर-चाण्डाल को पकड़ना सम्भव हुआ | तुम्हें उसने 
जैसा नचाया वैसे नाचे इसी से देशद्रोह टल गया। इसलिए तुमको गौरव प्रदान 
करने के इरादे से जब उन्होंने तुमको बुलवाया है तब तुम्हारा ऐसे व्यवहार करना 
या यों वड़बड़ाना अच्छा लगता है ?” 5 

वृतुग हेग्गड़ेजी के चेहरे को एकटक देखता रहा | उनकी मुसकराहट को देख- 
कर उसके अन्दर की आग कुछ कम हुई। फिर वह कठपुतली की तरह बड़ी रानीजी 
की ओर मुड़ा । उसे लगा कि प्रसन्‍न लक्ष्मी स्वयं सूर्तरूप धारण कर मुसकराती हुईं 
उसकी ओर करुणा की धारा वहा रही है। उसने वैसे ही प्रभु की ओर भी देखा । 

“हेग्गड़ेजी, उसे इधर बुलाइये ।” प्रभु ने कहा । | 

एरेयंग प्रभु ने हँसते हुए पूछा, “बूतुग, जब मैंने एक विश्वासपात्र नौकर की 
माँग की तो हमारे हेग्यड़ेजी ने तुम्हारा ही नाम लिया। चलोगे हमारे साथ ?ै” 

वूतुग ने एकदम किकत्तेव्य-विमूढ़ होकर हेग्यड़े की ओर देखा । 

“मान लो, बूतुग, तुम्हारी सत्यनिष्ठा उन्हें बहुत पसन्द आयी है।” 

थ हमारी रक्षा का कारण यह वूतुग ही है, यह वात प्रमाणित हो गयी, इस- 
लिए यह हमारे साथ कल्याण चले ।” बड़ी रानी चन्दलदेवी ने कहा । 

वृतुम वड़ी रानी की ओर और एरेयंग प्रभु की ओर वारी-वारी से देखने 


230 / पट्टमहादेवी शान्तला 


लगा। फिर बोला, “मालिक, यही आपकी चरण-सेवा करता रहूंगा, यही मेरे 
लिए काफी है। मुझे यही रहने देने की कृपा करने के लिए प्रभु मे कहिए, 
मालिक ।! 

“यही रहो, इसके लिए भी हमारी स्वीकृति है। हेग्गडेजी जो काम करते है वह 
भी तो हमारा ही काम है। इसलिए उनकी सेवा हमारी ही सेवा है।” एरेयग प्रमु 
ने कहा । 

“आज से तुम हेग्गडे के घर के आदमी हो। जाओ, रायण के साथ काम में 
लगो ।” मारप्षिंगय्या ने कहा । 

बडी रानी ने पूछा, “अब कल्याण के लिए प्रस्थान कब होगा ?” 

एरेयग प्रभु ने कहा, “यात्रा अब कल्याण के लिए नही, दोस्समुद्र के लिए 
होगी । वही इस धरोहर को महाराज के हाथो मे सौपेंगे ।” 

“परन्तु सस्निधान** 

“अव कुशल है, तन्दुरुस्त है। वे दोरसनुद्र आयेंगे। रास्ते में ही हमे समाचार 
मिल चुका है।” एरेयग ने बताया । 

प्रस्यान के लिए सोमवार ठीक था, फिर भी क्षेमतन्दुल चूंकि उस दिन नहीं 
दिया जाता अत दशमी, वृहस्पतिवार का दिन निश्चित किया गया। एरेयग प्रभु 
ने आदेश दिया कि हेग्गडेंजी भी साथ चलें। वडी रानोजी चन्दलदेवो ने इच्छा 
प्रकट की कि हेग्गडतीजी और शान्तला भी सांथ चलें । हेग्गडतती को दोरसमुद्र का 
नाम सुनते ही सारे अगो में काँटे-से चुभ गये । उन्होंने स्पप्ट शब्दों से कहा, 
“वहाँ मेरा क्या काम है? हमको पत्तों के पीछे छिपे फल-जँसे रहता ही अच्छा 
है ।” 

हेग्गड़े ने कहा, “चन्दलदेवी की इच्छा और प्रभु का आदेश है, आपको चलना 
ही चाहिए ।” तब हेग्गडती प्रतिवाद नही कर सकी । 

गालब्बे और लेंक को अपने साथ कल्याण ले जाने के लिए उन्हें यहां से मुक्त 
कर वहां सेवा में नियुक्त करने की अपनी इच्छा चन्दलदेवी ने प्रकट की | चन्दल- 
देवी के लिए गालब्बे ने जो काम किया था उसे सुनकर बहुत प्रभावित ही गयी 
थी। पहले से भी वे गालब्वे पर बहुत रीझ गयी थी । उसकी निष्ठा ने उन्हे मोह 
लिया था। इस बारे में दोस्समुद्र में निश्वय करने का निर्णेय किया गया। 

हेग्गडेजी के धर की देखभाल की जिम्मेदारी रायण पर रखी गयी । लेंक और 
गालब्बे के जाने के कारण मल्लि ओर त्यारप्पा को हेग्गडे के घर नौकर नियुक्त 
किया गया। दूतुग तो पहले हो नियुक्त हो चुका था। वह हेग्गडे के परिवार का 
सदस्य ही वन गया । 

प्रस्थान के दिन वलिपुर के सभी मन्दिरों में रथोत्मव का आयोजन किया 
गया । युवराज और बडी रानीजी को ययोचित गौरव समपित किया गया। 


चद्रमहादेदी शान्तला /234 


भाचिकव्वे ते बड़ी रानी का क्षेमतन्दुल से आँचल भरा। युवराज एरेयंग प्रभु ने 
सबको साथ लेकर दोरसमुद्र की ओर प्रस्थान किया । 


यह महान्‌ सस्तोषजनक वार्ता केवल दोससमुद्र में ही नहीं, वल्कि सम्पूर्ण पोय्सल 
राज्य में फैल गयी कि परमार राजा भोज को हराने के वाद धारानगर का किला 
धराशायी करके शहर को आतिश्न की भेंट करके पोग्सल युवराज एरेयंग प्रभु 
दोस्ममुद्र लौट रहे हैं । सारी प्रजा के लिए यह वहुत ही आनन्द एवं उत्साह का -. 
विपय था । वलिपुर से दोरसमुद्र तक मार्ग में पड़नेवाले प्रत्येक गाँव में लोगों ने 
प्रभु-परिवार का स्वागत-सत्कार किया और भेटें समपित कीं । एरेयंग प्रभु ने भेटे 
स्वीकार कर कहा, “इस धन का विनियोग इस विजय के लिए जिन सैमिकों ने - 
प्राणपण से युद्ध किया उनके परिवार के हित में किया जायेगा ।* 

इधर दोस्समुद्र में एरेयंग प्रभु और चालुक्य बड़ी रानी चन्दलदेवी के स्वायत 
की भारी तैयारियाँ स्वयं प्रधान गंगराज और मरियाने दण्डनायक ने की थीं । 
सार्वजनिक व्यवस्था किस तरह से हो, स्वागत के अवसर पर कहाँ, कैसी व्यवस्था 
हो, राजधानी के महाद्वार पर कौन-कौन रहेगा, राजप्रासाद के द्वार पर उपस्थित 
रहकर स्वागत कौन-कौन करें, -चालुक्य वड़ी रानी चन्दलदेवीजी के लिए कंसी 
व्यवस्था हो और इस व्यवस्था और निगरानी का कार्य किसे सौंपा जाये यहू 
योजना पहले ही निश्चित कर ली गयी थी । 

व्यवस्था का क्षण-क्षण का विवरण युतरानी एचलदेवी को प्राप्त हो रहा था। 
परन्तु उन्हें यह वात खटक रही थी कि इस व्यवस्था के विपय में कभी किसी ने 
कोई सलाह उनसे नहों ली। फिर भी, अपने पत्ििदेव को विजयोल्लास से हँसमुख 
देखने के आनन्द के सामने यह वाह्याडम्वर कोई चीज़ नहीं, यही सोचकर वे सस्तुष्ट 
थीं। जाने की वात तो उन्हें मालूम थी। कम-से-कम चालुक्य बड़ी रानी की 
व्यवस्था में भी उनकी सलाह का न लिया जाना उन्हें बहुत अखरा, फिर भी वे 
शान्त रहीं व्योंकि राजमहल की रीति-नीति से वे परिचित हो चुकी थीं और,उसके 
साथ हिलमिल गयी थीं । . 

चामव्व्रे ने अपना वड़प्पन दिखाने के लिए इस मौके का उपयोग किया। 
कार्यक्रम रूपित करने में उसने अपने भाई गंगराज प्रधान को और पत्ति दण्डनायक 
को सलाह दी थी। व्यवस्था का क्रम उसने करीब-करीव ऐसा वनाया जिससे राज- 
महल के अहाते में प्रवेश करते ही वड़ी रानीजी उसी की देखरेख में रह सके । उसे 


232 | पटमहादेदी झान्तला 


प्यह दिखाता था कि वह पोस्मल राज्य की समधिन वनेगी। उसने समझा था कि 
“उमका स्वप्न साकार होने के दिन निक्टआ रहे हैं। युवराज के आते ही मृहूर्त 
ठोक करने का निश्चय कर चुवी थीं। चालुकय चक्रवर्ती और बड़ी रानी के 
सान्निध्य में महारानी का विवाह हो जाये और उसे चालुक्य महारानी का 
आगीर्वाद मिले, इसमें बड़ा सौमाग्य और क्या हो सकता है। उसकी उत्साहवन्य 
“विचारधारा बिता सगाम के धोड़े की तरह दोट रही थी। टसके फलस्वरूप कभी- 
कभो वह युवरातों को इस व्यवस्या का विवरण दिया करती, तो भी उसके ध्यान 
“में यह बात नहीं आयी कि युवरानी से सलाह लिये विना यह सत्र करना अच्छा 
नहीं। 
एक दिन किसी समाचार पर युवरानीजी ने टिप्पणी को, “इस वियय मे मुझसे 
एक वार पूछ लेती तो मैं भी कुछ सलाह दे मकती थी।” 
यहू दात सुरुदे ही चामब्वा को दुछ खटबा। अपने 
“छिपाते हुए उसने कहा, “हमारे होते हुए छोटी-मोटी बातों हे लिए दुबरानीजी को 
कष्ट क्यो हो | हमे आपका आजीर्वाद-मात्र पर्याप्त है।” यो कहकर चामव्वे ने 
आक्षेप से बचने को कोशिश की। 
“आपकी भावना ठीक है। उससे हम निश्चिन्त भी होंगे। परन्तु एक बात में 
“हमें अपनी सलाह बताना आवश्यक है । वडी रानीजी के ठहरने की व्यवस्था 
“राजमहल के अम्तपुर में हुई होती तो उनकी हस्ती-हैलियत की दृष्टि में उचित 
होता, इसमें गाम्मीय भी रहता | मैं जो कह रही हैं वह इस राजघराने के गौरव 
की दृष्टि से है। अब भी, चालुक्प चक्रवर्ती के आने तक यह व्यवस्था सुधारी जा 
सकती है । ऐसा ने किया गया तो प्रभु आने पर इस व्यवस्था से मुझ पर आक्षेप 












करेंगे युवराता एचलदवा न कहा । चामब्वा मात हा रहा ता उन्हान पूछ 


लगी २ 
भार्ट प्रधान गगराज 


लिया, "क्यों, चामब्वाजी, मेरी सलाह आपको ठीक नहीं 

“न, न, ऐसा नहीं, युवरानीजी, दण्डनायक को या 
“को यह क्यों नहीं मूझा, यही सोच रही थी।” 

“अन्त पुर के व्यवहार के सम्बन्ध में अन्त पुरवालों से ही सलाह लेना हमेशा 
“उच्ति होता है । मेरा यह सुझाव उन्हें दें दीजिए | बाद में जो उचित होगा, वे 
स्वय करेंगे।” 

“वह्दी करूंगी ।/ कहकर चामवब्वे वहाँ से विदा हो गयी। वह मन में सोचने 
लगी कि व्यवस्था के बारे में कहकर मैंने गलती की । घुव रानी का सुझाव न माना, 
और युवराज के आने पर कुछ-का-कुछ हो गया तो क्या होगा ? इस उहापोह के 
साथ ही उसे कुछ समाधान भी हुआ | बड्दी रानी अगर अन्तपुर में रहेंगी भी तो 
तभी तक जब तक चालुक्य चक्ररतीं नआ जाएं, दे ही पहले बा जाएँ यह भी 
सम्भव है । इसलिए जो व्यवस्था की गयी है उसे भी रहने दें और अन्तधुर में भो 












चतटभरारेवी सान्तला / 233 


व्यवस्था कर रखें ताकि जैसा मौका हो वैसा ही किया जा सके। साथ ही उसने 
महावीर स्वामी से प्रार्थवा की कि हे स्वामिन्‌ ऐसा करो कि पहले चालुक्य चक्रवर्ती 
ही राजधानी पहुंचें । ु 

हमारी प्रार्थना के अनुसार वांछित कार्य व हो तो हमारा विश्वास डावॉडोल' 
हो जाता है, हम कभी इस बात का विचार ही नहीं करते कि हमारी प्रार्थना 
उचित है या अनुचित्त। प्रस्तुत परिस्थिति में चामव्वे को प्रार्थना भगवान्‌ ने अव- 
सुनी कर दी थी। पहले दोरसमुद्र पहुचनेवाले स्वयं युवराज तथा उनके आप्त 
परिवारी थे। परन्तु उस समय भी चामव्वे यही सोच रही थी कि अपने अस्तित्व 
एवं प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कैसे किया जाए। 

राजघानी का महाद्वार ध्वज-पताकाओं से सजाया गया । विजयी युवराज के 
स्वागत को प्रधान गंगराज, मरियाने दण्डनायक, चिण्णम दण्डनायक, राजकुमार 
बल्‍लाल, राजकुमार बिट्टिदेव आदि के साथ नव-परिचित राजकृपापात्र आस्थान-- 
कवि नागचद्ध भी तैयार खड़े थे जो वास्तव में मरियाने के विशेष स्नेह के कारण 
दरार में अवसर पाकर अब राजकुमारों का गुरु भी वन गया था। 

युवराज के परिवार समेत आने की सूचना देने के लिए सेना की छोटी टुकड़ी' 
आयी । इसका नायक था हेग्यड़े सिंगिमय्या । उससे प्रधाव यंग राज को प्रणाम कर 
कहा, “प्रभु परिवार समेत थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। सूचना देने के लिए उन्होंने 
भुझे इस सैन्य के साथ भेजा है 

तुम कौच हो ?* 

“मैं एक प्रभु सेवक हूँ।” 

“सो तो मालूम है। मुझे स्मरण नहीं कि कभी मैंने तुमको देखा है। ऐसी" 
खबर पहुंचानी हो तो विश्वासपात्र व्यक्तियों को ही भेजा जाता है। मैं महा दण्ड-- 
नायक हूँ। मुझे तुम्हारा परिचय होना ज़रूरी है, इसलिए पूछा (” 

“मेरा नाम हेस्गड़े सिग्िमय्या है। इस धारानगर के युद्ध के प्रसंग में मैं प्रभु 
कृपा का पात्र बना । अतः मुझे गुल्म नायक के काम पर नियोजित किया है ।” 

“किस घराने के हो ?” 

“मैं नागवर्मा दण्डनायक के घराने का हूँ।” 

“तुम्हारे पिता १” 

“बलदेव दण्डनायक |” 


0 तव तो मालूम हो गया । वही, चह वलिपुर का हेग्यड़े तुम्हारा बहनोई 
हैन! 


मरियाने के कहने का ढंग ही सिंगिमय्या को ठीक नहीं लगा, फिर भी उसने 
गम्भीरता से उत्तर दिया, “जी हाँ।” 


कुछ समय तक मौन छाया रहा । मरियाने ने एक वार सिभिमय्या को ऐसे 


234 / पट्टमहादेवी शान्तता 


देखा कि मानो उसे तौल रहा हो । फिर पूछा, “मुवराज के साथ आनेवाले परिवार 
में कौन-कौन है ?” 

"हमारे युवराज, चालुवय वडी रानीजी, और आप्त परिवार,” सिग्रिमय्या ने 
कहा | उसे मरियाने और उसकी पत्नी के विषय में अपनी वहिन से काफी परिचय 
मिल चुका था। अपने बहनोई का नाम तक अपने मुँह से कहने में सिग्रिमय्या 
हिचकियाया इसलिए उसने सोचा कि दण्डनायक से कोई ऐसी वात न कहे जिससे 
उसके दिल में चुभन पैदा हो | इसलिए उसने अपने वहिन-वहनोई, भाजी आदि 
के साथ आने की वात तक नही कही । आप्त परिवार कहकर बात खतम कर 
दीथघी। 

बर्लिपुर के हेग्गडेजी की वात उठी तो राजकुमार बिट्टिदेव ने समझ लिया था 
कि अब जो खबर सुनाने आया है वह शान्तला का मामा है। इसलिए वह भी 
ध्यान से यह सुनना चाह रहा था कि दण्डनायक के सवाल का उत्तर क्या 
मिलेगा । यद्यपि खुद पास जाकर पूछना अनुचित समझकर वह चुप रह गया। 

प्रधान गगराज ने जो अब तक चुपचाप थे, पूछा, “हेग्गड मारसिंगय्याजी 
कुशल है न ?” 

“जी हाँ, प्रधानजी, वे भी प्रभुजी के साय हैं।” लाचार होकर सिंग्रिमय्या ने 
कहां । 

विद्विदेव अब अपने उत्साह को रोक नही सका। उसने पूछ ही लिया, “तो 
बड़ी रानीजी के साथ हेग्गड़ती भी आयी है क्या ?” राजकुमार बल्लाल ने उसके 
अंगरखे का छोर पकडकर धीरे से खीचा, परन्तु सवाल विट्टिदेव के मुंह से निकल 
चुका था। 

“बडी रानीजी को इस यात्रा में योग्य साय की आवश्यकता थी, इसलिए 
प्रभु ने जोर डाला तो हेग्यडती को भी आना पडा, अत वे भी साथ हैं ।” 

इतने में घोडो की टापो की आवाज सुनायी पडी। पोग्सलो और चालुक्‍यों के 
व्याप्न और वराह चिह्लो से अकित ध्वज पकड़े दो सिपाही दीख पड़े आगे सैन्य 
और पीछे प्रभु अपने सफंद घोड़े पर, उनके पाशवे में शास्तला अपने टर्ट्दू पर, 

उसकी बगल में थोडा पीछे घोड़े पर हेग्गडे मारसिगय्या, इनके पीछे घोड़े जुते 
रथ और रथो के पीछे सैनिक यूथ । 

राजपथ पर वांस-बाँस की दूरी पर लगे हरे-हरे पत्तों के तोरणों में ठहर- 
ठहर कर भक्त प्रजा के द्वारा पहनायी सालाओ को स्वीकार करते, राजोचित 

बैभव से युक्त और वीरोचित साज के साय आगे बढ रहे थे । किसी को यहू पता न 
चला कि कव विट्विदेव शान्तला की वगल में पहुंचकर चलने लगा था। 

राजमहल के प्रायण में फाटक पर सुमगलियों ने आरती उतारी । राजमहल 
के मुख-मण्डप मे शुवरानी एचलदेवी और चामय्बे स्वर्ण-कलश और थाली हाथ में 


पट्टमहादेवी झान्तला / 235 


लिये खड़ी थीं। युवराज के चरण खुद युवरानी ने धोये, बड़ी रानीजी के चरण 
चामब्वे मे धोये, परन्तु हेग्गडती और उसकी बेदी को देखते ही उसका सारा उत्साह 
धूल में मिल गया था । आरती उतारी गयी, तब सबके राजमहल में प्रवेश करते 
ही एरेयंग प्रभु ने प्रमुख लोगों के साथ महाराज वे दर्शन के लिए प्रस्थान किया । 
बड़ी रानीजी ने महाराज विक्रमादित्य को प्रणाम किया तो वे वोले, “न, न, ऐसा 
न करें, आप चालुक्य चक्रवर्तीजी की बड़ी रानी हैं। आखिर हम केवल मण्डलेश्वर 
हैं। हम ही आपको प्रणाम करते हैं ।” 

“यह औपचारिकता चक्रवर्ती की सन्निध्ति में भले ही हो, अभी तो मैं आपकी 
पुत्री हूँ । मायके आयी हूँ ।” बड़ी रानी चन्दलदेवी ने शिप्टाचार निभाया । 

महाराज ने शान्तला को देखा तो उसे पास बुला लिया । वह भी साप्टांग प्रणाम 
कर पास खड़ी हो गयी । उसके सिर पर हाथ फेरकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए 
कहा, “अम्माजी, कभी इंगितज्ञता की बात उठती है तव हम तुम्हारी याद कर लेते 
हैं। वलिपुर में रहते समय हमारी बड़ी रानीजी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं 
दिया न?” उत्तर दिया महारानीजी ने, “निःसंकोच कहती हूँ कि वलिपुर में मैने 
जो दिन विताये उन्हें में कभी भी नहीं भूल सकती । वास्तव में राजमहल में जन्म 
लेकर चक्रवर्ती से विवाह करनेवाली में बलिपुर में इस सरल और मिलनसार 
परिवार में रहकर ही समझ सकी कि मानवता का मूल्य क्या है। दूसरों की भाव- 
नाओं को समझने की प्रवृत्ति से किस तरह लोगों को एक सूत्र में पिरोया जा 
सकता है इसकी जानकारी मुझे वहाँ हुई । पद और प्रतिष्ठा के वश में न होकर 
निष्ठा एवं श्रद्धा को पुरस्कृत करनेवाले युवराज की नीति के फलस्वरूप पोय्सल 
राज्य किस ढंग से वलवान्‌ बनकर रूपित हो रहा है, इसका सम्पूर्ण ज्ञान भी मुझे 
वहाँ हुआ | चालिकेतायक, सिग्रिमय्या, बलिपुर के हेग्गड़े दम्पती, यह अम्माजी, 
ये ही क्‍यों बलिपुर में जिन साधारण-से-साधारण लोगों को मैंने देखा, उनमें यदि 
कुछ लोगों का नाम लू तो यह गालब्वे, लेंक, रायण, बूतुग, स्वालिन मल्लि आदि 
ऐसे हैं जिन्हें भुलाया ही चहीं जा सकता । इनमें कोई अधिक नहीं, कोई कम नहीं । 
योग्यता में, निष्ठा में, श्रद्धा में सब एक से हैं, वरावर हैं। इन सवकी जड़ यहाँ है, 
महाराज के सान्लिध्य में, इसका मुझे स्पष्ट प्रमाण मिल चुका है ।” 

“बड़ी रानीजी की वात सत्य है। किन्तु उनके इस राज्य को छोड़कर चली 
जाने के वाद से यहाँ यह मनोवृत्ति कम होती जा रही है। ऊपरवालों के मनोवैशाल्य 
की वदोलत जो ऊँचे ओहदे पर चढ़े, वे ही अपने अधीन रहनेवालों को गौण सम- 
झने लगे हैं। बड़ी रानोजी, निर्णायकों को इस तरह के भेदभाव से दूर रहना 
चाहिए ।” महाराज विनयदित्य ने कुछ उद्देग व्यक्त किया । मरियाने दण्डनायक 
ने प्रधानजी की ओर देखा। दोनों की दृष्टि में हो प्रश्वोत्तर निहित था। महाराज 
के उद्ेग की पुष्टि की, बड़ी रानी चन्दलदेवी ने, “महाराज का कथन सत्य है । हम 


:236 | पहुमहादे वी झान्तला 


इस भेदभाव से मुक्त हुए बिना निर्माण कार्य कर ही नहीं सकते । कल्याण में रहते: 
समय मैं जिम्त आणा से हाथ धो बडी थी, वलिपुर मे आने पर मैंने उसे फिर पाया। 
पोस्सलों का यह बल चालुक्यों को मिला तो कल्नड प्रजा का सुमस्ठ्ुत राज्य 
आखचन्द्राक सुख-शान्ति से वियजमान रह सकता है।" 

“यह परस्पर सहयोग आपमी विश्वास की नीव पर विवर्तित होता चाहिए, 
बड़ी रादोजी | एकददूसरे पर शका से तो कोई फल नहीं मिलेगा। अच्छा, यात्रा 
की थकावट मिटाने को कुछ विशाम कीजिए प्रधानजी, वड़ी रानीजो की गरिमा 
के योग्य इन्तजाम किया है न ? ऐसा उन्हें नही लगना चाहिए कि पोस्सल व्यवहार-- 
कुशल नहीं है ।” 

“्यथाबुद्धि व्यवस्या की गयी है ।/ प्रधान गयराज ने विनती की । 

“महाराज को मेरे विषय मे अधिक चिन्ता की ज़रूरत नही है। स्त्रियों की 
व्यवस्था स्त्रियों पर ही छोड़ दीजिए । युवरानीजी और मैं आपस में हिंनमित- 
कर कर लेगी।” 

अब वहीँ से चले, मरियाने आगे, पीछे प्रधान, बाद में बटी रानीजी, शान्तला 
और युवराज एरेयग प्रभु । युवरानी, चामब्बे और हेग्यडती पहले ही अन्त:पुर चली 
गयी थी । कुमार बल्लाल वही गया जहां पश्नला थी। 

कुमार विद्विदेव, कवि नायचन्द्र, हैग्गडे सार्रासगय्या और विश्णम दण्डनायक 
अन्ते.पुर के बाहर प्रागण में बैठे थे। अन्दर से युवराज आदि बाहर आये तो वे 
तुरूत उठ खड़े हुए । 

“छोटे अप्पाजी तुम अम्माजी और बड़ी रातीजी को अन्त.दुर में ले जाओ। 
अरे, यहू रेविमय्या यही है। अच्छे हो रेविमय्या ?” एरेयग प्रभु ने पूछा । 
रेबिमंग्या ने श्ुककर प्रणाम किया। कुछ बोला नहीं। उसकी आँये शान्तला की 
ओर थी। 

रेविमय्या का नाम सुनते हो वडी रानी की दृष्टि उमकी ओर गयी । शान्तला 
के दिल में बैठा हुआ रेविमम्या यही है व, शुवराज ओर युवरानी का अत्यन्त 
विश्वाभपात्र ध्यक्ति यही है न, उस दिन जब शान्तला को मैंने मातृ-वात्मत्य से 
प्यार किया ती मेरी आँखों में आनन्द के आँसू देपकर शान्तला ने कहा यथा, 
शेविमय्या ने भी ऐसा ही किया था, उसका भी यही हाल था। बडी रानी की 
दृष्टि उस रेविमस्या पर लगी देखकर एरेयग प्रभु ते कहा, “यह रेविमय्या अत्यन्त 
विश्वसनीय है ।' 

“मुझे सब मालूम है, चलो रेविमय्या ।” चन्दसदेवी ने ऐसे कहा मानो वे चिर- 
वरिचित हो । रेविमय्या ने झुककर प्रणाम किया और आगे बढ़ा, उसके पीछे बडी 
रानी चन्दलदेवी, शान्तला और बिट्विदेव । “बप्रधानजी और महादण्डबायकजी, अब 
आप लोग अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। चिण्णम दष्डनायक हमारे सास 


पट्टमहादेवो शान्तला / 237 


रहेंगे। ये कौन हैं, इसका हमसे यह नया परिचय है।” कहते हुए प्रभु ने कवि 
सागचन्द्र की ओर निर्देश दिया । 

“ये कवि नागचद्ध हैं, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मैंने महाराज से निवे- 
दन किया था, अब ये आस्थान-कवि हैं और राजकुमारों के अध्यापक भी । पभु के 
दर्शन की प्रतीक्षा में हैं । हे 

कवि नागचन्द्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु एरेयंग ने प्रत्ति नमस्कार 
किया । और कहा, “बहुत खुशी की वात है। अभी कुछ दिन यहीं राजधानी में 
रहेंगे। फिर यथासमय मिलेंगे ।” ह 

“जो आज्ञा ।” कहा कवि नागचर् ने । एरेयंग प्रभु और चिण्णम दण्डतायक 
आगे बढ़े | हेग्गड़े मारसिगय्या वहीं खड़े रहे । 

मरियाने ने पूछा--हेग्यड़ेजी, आपका डेरा कहाँ है। यह सुतकर प्रभु एरेयंग 
ने मुड़कर कहा, “क्यों हेग्गड़ेजी, वहीं खड़े रह गये ? आइए ।॥” मारसिंगय्या 
दुविधा से मुक्त होकर युवराज के साथ चला। प्रधानजी, मरियाने और नागचद्द्र 
अपने-अपने घर चले गये । 


चामव्ये की स्थिति ऐसी हुई थी जैसी परिपक्व गर्भ का पात होने पर किसी स्त्री 
'की होती है। अपनी बदकिस्मती और नि:सहायता को याद कर अपने ही ऊपर उसे 
गुस्सा आ रहा था। अपनी वुद्धिमत्ता ओर फुर्तीलिपन से चालुक्य बड़ी रानी को 
सन्तुष्ट कर मैं उनकी समधिन वन ही जाऊंगी, उप्तकी कल्पना का यह महल मोम 
की तरह गल गया। 

इस सारी निराशा का कारण उसने हेग्गड़ती और उसकी बेटी को ठहराया 
और उनको जी भरकर शाप दिया। यह हेग्गड़ती दोरसमुद्र पर हमला करने चली 
है। वेचारे युवराज के बौदार्य का फायदा उठा रही है। अपनी लड़की को आगे 
करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखने को बड़ी विनीत॑ 
लगती है, पर है धूर्त ! अवकी वार इसकी ठीक से दवा न करूँ तो मैं चामव्वा 
नहीं। चामच्वे ने यही पूर्वग्रह रात में दण्डनायक के दिमाग में भर दिया। 

दण्डनायक का मन पहले ही दुखी था, क्योंकि आज महाराज ने ऊपरी स्तर- 
वालों के मनोवैशाल्य के कारण जो ऊपर उठे थे वे अपने आधीन रहनेवालों को 
गोण मानते हैं, यह वात उसी को दृष्टि में रखकर कही थी। चामच्वा की बातों 
ने उन्हें और भी चिन्तित कर दिया। बोलें, “हां, यह निश्चित वात है, उस हैस्पड़े 


238 / पहुमहादेवी शान्तला 


के परिवार ने युवराज के मन पर काफी प्रभाव डाला है ! युवराज की सम्मति के 
“बिना हमारा काम नहीं बतता । इसलिए हमे ऐसा कोई काम अब नही करना 
चाहिए जो युवरानी और युवराज को अप्रिय लगे । हमें उन्हें खुश रखकर ही 
अपना काम साधना चाहिए । पहले शादी हो जाय, वाद में हम अपने हाथ जमा 
सकेंगे। उस हेग्गडे के परिवार को हमे आत्मीयों की तरह बरतना चाहिए । इतना 
ही नही, ऐसा लगता है कि चालुक्य बड़ी रानीजी का भी इस परिवार पर विशेष 
आदर है। इसलिए इस वक़्त हमे मक्खन में से वाल निकालना है, समझी । इसके 
अलावा, मुझे मालूम हुआ है कि कोई हमारे बारे में चुगली कर रहा है महाराज 
से | आजकल महाराज पहले जैसे खुले दिल से बात नहीं करते, इन चुगलखोरो 
जका पता लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को पास नही फटकने देना चाहिए । चाहे 
हमारे मन में कितना ही दर्द रहे, उसे अपने ही मन में रखकर हमें सबके सामने 
हँसते नजर आना होगा, समझी ।” 


कल्याण से कोई खबर नही मिली, इससे बडी रानी कुछ चिन्तित हुईं । उर्होंने 
एरेयंग प्रभु से इस सम्बन्ध में पूछा तो वे बोले, “मुझे भी कुछ पता नही लग रहा 
है, बड़ी रानीजी । अब तक जो निश्चित रूप से खवर मिलनी चाहिए थी, मुझ 
इस बात की भूचता मिली थी कि वे जरूर जल्दी ही आएँगे इसीलिए आपको यहाँ 
ले आया । परन्तु साय ले आने के लिए मैंने चलिकेनायक को भेज दिया है, इससे 
छुछ धीरज है।” 

हिरियिचलिकेनायक का नाम सुतकर बड़ी रानी को भी कुछ सान्त्वना 
मिली । फिर भी “बहुत समय तक प्रतीक्षा करते बैठ रहने से वेहतर यह होगा 
“कि किसी और को भी कल्याण भेज दिया जाए ।” चन्दलदेवी ने धीरे से सूचित 
किया । 

, “हमने भी यही सोचा है। हेग्गड़े मारस्िंगय्याजी भी वलिपुर लौटने के लिए 

“उतावले हो रहे हैं। चक्रवर्तीजी के आने तक ठहरने के लिए उन्हे रोक रखा है । 
आज गुरुवार है, आगामी गुरुवार तक उधर से कोई खबर न मिली तो हम कल्याण 
के लिए दूत भेजेंगे । ठीक है न?” 

“वही कौजिएं | हमेशा काम पर लगे रहने के कारण आपको मेरे मानसिक 
आतंक की जानकारी शायद न हो पाती, इसलिए यह कहना पडा | वैसे भी युद्ध 
“भूमि से निकलकर आये मुझे करोव-करीव एक साल हो गया है 7 


पट्टमहादेवी शान्तला / 239 


“कोई भी बात मेरे मन से ओझल नहीं हुई है, वड़ी रातीजी। सन्निधान का * 
सान्निध्य जितना हो सके उतना शीघ्र आपको मिलना चाहिए, यह स्वानुभव की 
-सीख है। हमारी युवरानीजी भी इस वात से चिन्तित हैं। आपके मन में जो परे- 
शानी सहज ही उत्पस्त हुई हैं वह और अधिक दित न रहें, इसकी व्यवस्था परः 
ध्यान दे रहा हूँ । 

“मुझे किसी भी वात की परेशानी नहों, इसकी चिन्ता यहाँ का प्रत्येक 
व्यक्ति करता है । फिर भी, मन में ऐसी परेशादी ने घर कर लिया है जो केवल" 
वैथक्तिक है, उसमें बाहर का कोई कारण नहीं । आपने मुझे जो आश्वासन दिया: 
उसके लिए मैं क्ृतज्ञ हूँ । - जप * 

“बहुत अच्छा ।” कहकर एरेयंग प्रभु जाने को उद्यत हुए। 

बड़ी रानीजी ने घण्टी वजायी । गालब्वे परदा हटाकर अन्दर आयी तो बोली 
“युवराज जा रहे हैं ।” गालव्वे ने परदा हटाकर रास्ता वनाया। एरेयंग प्रभु चले 
गये, फिर कहा, “शान्तला को बुला लाओ। 

“वे पाठशाला गयी हैं ।” 

“पाठशाला ? यहाँ तो उनके गुरु आये नहीं ।” 

“राजकुमारों के गुरु जब उन्हें पढ़ाते हैं तव अम्माजी वहीं रहती हैं ।* 

, “कुमार विद्टिदेव ने कहा था कि उसके ग्रुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं | हम * 
भी उनका पढ़ना-पढ़ाना देखें, तो कैसा रहेगा ? 

“मुझे यहाँ की रीत नहीं मालूम ।” गालब्बे ने उत्तर दिया | 

“चलो, युवरानीजी से ही पूछ लें ।” है 

अन्तःपुर में चामव्वे और हेग्गड़ती माचिकब्वे बड़ी रानी को आया देखकर: 
युवरानी एचलदेवी उठ खड़ी हुई और बोली, “महारानी सूचना देतीं तो मैं खुद 
हाजिर होती । े | 

“मैं खुद आ गयी तो क्‍या मैं घिस- जाऊँगी। गालव्वे ने वताया कि राज-- 
कुमारों की पढ़ाई चल रही है। मैं पाठशाला देखने जा सकती हूँ !” ' 

“में स्वयं तो इस तरह कभी वहाँ नहीं गयी, मैं नहीं जानती कि इसे कविजी 
क्या समझेंगे । एचलदेवी अपनी झिझक व्यक्त कर भी नहीं पायी थी कि चामव्बे 
हाकिमाना ढंग से वोल पड़ी, “जाने में क्या होगा,-जा सकते हो । कविजी हमारे 
ही वल पर यहाँ आये हैं। इसमें समझने-जैसी क्या वात है ?” 

“एक काम कीजिए, चामव्वाजी, किसी नौकर के हाथ पत्र भेजिये कविजी के 
पास । हमारे वहाँ जाने से उतके काम में कोई वाधा न होने की सूचना मिलने पर: 
ही हमारा वहाँ जाना उचित होगा ।” चन्दलदेवी ने सलाह दी । 

हे, उन्हें यहाँ बुलवा लें ?” चामव्वे ने सलाह का उत्तर सलाह में दिया । 

ने, वे अपना काम वीच में छोड़कर न आएँ। हम आज जाने की वात ही 


240 । पट्टमहादेवी शान्तला 


छोड़ दे, कल पूछेंगे ।” बात यही खतम कर दी महारानी चन्दलदेवी ने । चामव्वे 
को बड़ी रानी के सामने अपने दर्प-पूर्ण अधिकार के प्रदर्शन का अवकाश जो मिला 
था वह भी हाथ से छूट गया। इससे खिनन होकर हाथ मलने लगी वेचारी 
चामव्वे | 

“अब अच्छा हुआ। मैं छोटे अप्पाजी के जरिये जान लूँंगी। अगर कविजी 
स्वीकार कर लें तो कल बड़ी रानीजी वहाँ पढाते समग्र उपस्थित रह सकेगी ।" 
युवरानी एचलदेवी ने कहा । दूसरे दिन की व्यवस्था मे भी उसकी मदद अनपेक्षित 
है, चामव्वे के उतावले मन पर इस परिस्थिति ने भी चोट की पर उसने कोई प्रति- 
क्रिया व्यक्त नही की । 

बडो रानी की सहज धारणा थी कि चामब्वा में स्वप्रतिप्ठा-प्रदर्णन की 
आकाक्षा है, लेकिन दोरसमुद्र में आने के बाद उसकी धारणा यह बनी कि उसमे 
स्वप्रतिप्ठा के प्रदर्शन की ही नहीं बल्कि एक स्वार्थ की भी भावना है, और उत्त 
स्वार्थ को साधने के लिए वह चाहे जो करने को तैयार हो जाती है। इस बजह 
से उन्होंने उससे न ज्यादा मेल-मिलाप रखा न व्यवत रूप से दुर रखने की ही 
कोशिश की | उनको यह अच्छी तरह मालूम था कि उत्तने कुमार बल्‍लाल को 
क्यों जकड़ रखा है, परन्तु इस वात से उन्हींने दिलचस्पी नही ली । दूसरी ओर, 
उनकी प्रवल धारणा थी, वह सहज या असहज जो भी हो, कि शान्तला और 
कुमार विट्टिदेव की जोडी बहुत ही उत्तम रहेगी। कल्याण रवाना होने से पहले 
वे इस सम्बन्ध में युवरानीजी से सीधे विचार-विनिमय करने का भी निश्चय कर 
चुकी थी। भगर इस बक़त जो खामोशी छायी थी उसे तोडना जरूरी था। चामव्वा 
का उत्साह ठण्डा पड गया है, इसे भी वे समझ चुकी थी। 

इसलिए उन्होंने बात छेडी, “क्यो चामव्वाजी, हमारे कल्याण का प्रस्थान 
करने से पहले किसी दिन आपकी वेटियो के ग्रायन और नृत्य का कार्यक्रम हो 
सकेगा कि नही, वडे राजकुमार इनकी बडी प्रशमा करते हैं ?” 

चामख्बे की वाँछें खिल उठी। उसका आत्म-विश्वास पुनर्जीवित हुआ, उसका 
भावी दामाद उसे निराश न करेगा। “वडी रातीजी, वड़े राजकुमार का मन खरा 
सोना है । इसलिए उन्होंने इतनी प्रशसा की है। वास्तव में हमारी बच्चियों की 
जानकारी चहुत कम है। कल्याण के राजभवन में जो नृत्य-गान होता है उसके 
आगे इनकी विस्तात ही क्या है? फिर भी आप चाहे तो कल ही उसकी व्यवस्था 

कहँगी 7 

/४ जि ही हो, ऐसी कोई जल्दी नही । सवकी सहूलियत देखकर किसी दिन 
व्यवस्था कीजियेगा ।” 

युवरानी एचलदेदी ने कहा, “प्रभुजी बडी रानीजी से मिलने आगे होंगे 2!” 

“हाँ, आये थे। इसके लिए मै युवरानीजी की कृतत्ञ हूँ । आगामी बृहस्पति तक 


पट्टमहादेवी श्ञासला / 247 


कल्याण से कोई खबर न मिली तो युवराज यहाँ से दूत भेजने का विचार कर 
“है, प्रभु ने मुझसे भी यही कहा था । जितनी जल्‍दी हो सके उतनी जल्दी 
बड़ी रानीजी सन्निधान से मिलें, यही उतकी इच्छा है! उनके भी दिन युग-जैसे 
बीत रहे हैं । वड़ी रानीजी के ही लिए प्रभु इतने दिन ठहरे हैं। नहीं तो अपनी 
मानसिक शान्ति के लिए अब तक सोसेऊरु चले गये होते ।” युवरानी ने कहा । 

/तो मेरे कारण ***?” ह 

“ऐसा नहीं । यह कर्तव्य है। धरोहर की जिम्मेदारी है। सबसे प्रथम कार्य 
यही है ।” तभी अन्दर आकर गालब्बे ने बताया, “मुझको वाहर खड़ी देखकर 
आप|अन्दर होंगी यह समझकर राजकुमार अन्दर आने के लिए आपकी आज्ञा की 
प्रतीक्षा में खड़े हैं ।” 

“आने के लिए कहो ।” चन्दलदेवी ने तुरन्त आज्ञा दी। 

विट्टिदेव मान्तला के साथ अन्दर आये तो युवरानी एचलदेवी ने पूछा, “पढ़ाई 
समाप्त हुई ?” 

“समाप्त हुई माँ, गुरुजी मिलना चाहते हैं ।” बिट्टिदेव ने कहा । 

“किससे, मुझसे ?” 

“हाँ, कव सहूलियत रहेंगी ?” 

“्ड़ी रानीजी भी उनसे मिलना चाहती थीं। उन्हें सुविधा हो तो अभी आ 
सकते हैं ।” 

“अच्छा, माँ ।” कहकर विट्टिदेव चला गया । 

चन्दलदेवी ने पूछा, “मैंने कव कहा कि उनसे मिलना है ।” 

“उनका पढ़ाया सुतने की अभिलापा व्यक्त की थी न आपने ? कोई गलती तो 
नहीं।हुई न?” बड़ी रानीजी कुछ वोलना ही चाहती थीं कि विट्टिदेव के साथ आये 
कवि नागचद्ध ने प्रणाम किया। प्रति नमस्कार करके एचलदेवी ने कहा, “आइए, 
कविजी, वैठिए । आपने मिलने की इच्छा प्रकट की है ?” 

“हाँ, परन्तु राजकुमार ने कहा कि बड़ी रानीजी ने मिलने की इच्छा प्रकट 
की है ।” तामचन्द्र ने कहा । 

“आपके पढ़ाते वक्त यदि आपको कोई असुविधा नहों तो वहाँ उपस्थित 

! रहना चाहती हैं बड़ी रानी । अतः आपका अभिमत ** १” 
के “पूछने की क्या बात है? अवश्य उपस्थित रहें, यद्यपि मेरा ज्ञान बहुत सीमित 
है। 

“फिर भी अनुमति लेकर ही आना उचित है ।” 

“यह अमूल्य वचन है। जन्म-स्थान से बहुत दूर तो आता पड़ा, पर एक बहुत 
ही उत्तम स्थान पर रहने का सौभाग्य मिला। यहाँ की यह सुसंस्कृत रीति हम 


242 / पट्टमहादेवी शान्तला 


सर्वत्र देखना चाहते हैं। वड़ी रानीजी का इस तरह आना वो सरस्वती का और 
ज्ञान का सम्माद करना है।" 

“अच्छा, अब कहिये, आप मिलना क्‍यों चाह रहे थे ?” एचलदेवी ने पूछा, 
“किन्तु तागचन्द्र ने तुरन्त जवाव नही दिया तो वे फिर बोली, “बड़ी रानीजी और 
हेग्यइती के यहाँ होने से सकोच में न पडिए, बोलिए ।” 

“यह ठीक है, फिर एक बार पुन' दर्शन करूँगा, तव अपनी बात कहूँगा।” 
“कहते हुए वे विट्विदेव की ओर देखने लगे । 

“क्यों गुरुजी, क्या चाहिए ?” विट्विदेव ने पूछा । 

कुछ नहीं कहकर भी कवि नाग्रचन्द्र उठकर चलते-चलते बोले, ”मेरे लिए कल 
कुछ समय दें तो उपकार होगा, अभी मैं चलता हूँ ।” 

“वैसा ही कीजिए ।” एचलदेवी ने कहा । 

नागचन्द्र प्रणाम करके चले गये । उनके पीछे विट्टिदेव फ़ाटक तक गया, 
“शान्तला भी साथ गयी । 


“बात उन्हें ही शुरू करनी पड़ी, “कल के मेरे व्यवहार से पता नहीं, कौन-कौन 
“बुरा मान गये युवरानीजी ! बड़ी रानीजी ओर हेग्गडतीजी यहाँ हैं, यह मुझे ज्ञात 
होता ती मैं कहलाकर ही नही भेजता ।"/ 

“उन लोगो के सामने सकोच की आवश्यकता नही थी । मैंने कहा भी था ।” 

"उप्ते मैं समझ चुका था, परन्तु जो बात मैं कहना चाहता था, वह बच्चो के 
सामने कहने की मेरी इच्छा नहीं थी। और उन लोगो के समक्ष बच्चो की वाहर 
भेजना उचित मालूम सही पड़ा। इसके अलावा कुछ सकोच भी हुआ क्योंकि बडी 
रानीजी और हेग्गडतीजी मेरे लिए नयी परिचित हैं जिसमे मैं उनके स्वभाव से 
अनभिन्न हूँ ।” 

“अच्छा, अब बताइये, क्या वात है ?” 

“मे जो कहूँगा उससे आप, और सन्निधान भी, यह ने समझें कि मैं राज 
कुमारो की आलोचना कर रहा हूँ, मैं तो उनके भले के लिए ही कुछ निवेदन कर 
रहा हूँ ।” 

>द्तनी पूर्व -पीठिका की आवश्यकता नहीं, कविजी । मुझे विषय से अवगत 
“कर दें, इतना पर्याप्त हैं ।* 
फिर भी" 


तल्चकशारेचो भ्ारटद्क्‍लात / १43३ 


“मतलब पहले किसी और से विचार-विनिमय कर चुके हैं, आप क्या ?* 

“ले, न, ऐसा कुछ नहीं । अपनी ही संकोच-प्रवृत्ति के कारण यह पूर्व-पीठिका 
आवश्यक समझता हूँ । मुख्य विषय दो हैं। दोनों विपयों पर मैं दुचिधा में पड़ गयाः 
हूँ। पहला बड़े राजकुमार से सम्बन्धित है। वे पढ़ाई की तरफ जितना ध्यान देना: 
चाहिए उतना नहीं देते॥ उनकी आयु हो ऐसी है, जब मन चंचल होता है। वे 
अधिक समय दण्डनायकजी के यहाँ व्यतीत करते है। यह वात इसलिए नहीं कह 
रहा हूँ कि राजकुमार अमुक स्थान में रह सकेंगे, अमुक स्थान में नहीं । वास्तव' 
में मैं दण्डनायकजी का कृतन्ञ हूँ । उन्हीं के प्रयत्त से मुझे राजघराने के साथ सम्प्के' 
का सौभाग्य मिला । राजकुमार बल्‍लाल आवश्यक शक्तियों से सम्पत्त न होकर 
यदि सिंहासन पर बैठेंगे तो अनुचित होगा, इसलिए यह निवेदन कर रहा हूँ, वह 
भी एक गुरु की हैसियत से । वास्तव में चड़े राजकुमार बहुत उदार हैं। उनकी: 
ग्रहण-शक्ति भी अच्छी है, परन्तु उनमें श्रद्धा की कमी है। मुझे लगता है, वे किसी” 
अन्य आकर्षण से जकड़े हुए है जो अच्छी वात नहीं। शारीरिक शक्ति की दुबेलता 
के कारण वे युद्ध-विद्या सीखने में दत्तचित्त नहीं हैं। परन्तु ज्ञानारजन की ओर भी: 
ध्यान न दें यह चिन्ता का विपय है ।” 

“आपने जो कुछ कहा वह मुझे पहले से ज्ञात है। अब प्रभुजी से भी इस विपय' 
पर विचार-विनिमय करूँगी। राजकुमार वास्तव में भाग्यवान्‌ हैं जिन्होंने आप' 
जैसा गुरु पाया 

“सन्निधान भी इस विपय से परिचित हैं, यह जानकर मेरे मन का भार कुछ 
कम हुआ | दण्डनायक ने भी जोर देकर कहा है कि मैं बड़े राजकुमार की ओर' 
विशेष ध्यान दूं और उन्हें योग्य और प्राज्ञ बनाऊँ। उन्हें इस बात की भी बड़ी 
चिन्ता है कि राजकुमार युद्ध-विद्या सीखने में शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हैं क्योंकि 
इस विद्या के शिक्षण में वे स्वयं उनके गुरु वनकर प्रयत्न कर रहे हैं।" 

“छोटे अप्पाजी कैसे हैं ?” 

“ये ही अगर पहले जन्मते तो पोब्सल राजघराने के लिए बहुत ही. अच्छा 
होता । मुझे इस बात का पता है कि माँ बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखती । 
परन्तु एक अच्छे गुरु के नाते मैं जोर देकर कहूँगा कि ग्रहण-शक्ति और श्रद्धा की 
दृष्टि से छोटे राजकुमार छोटे होने पर भी बड़े से भी बड़े हैं ।” 

माता होकर जव मेरे अपने ही मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो गयी है तो इन 
भुरुवर्य के मन में ऐसी भावना के उत्पन्न होने में आश्चर्य ही क्या है, यह सोचती” 

हुई एचलदेवी ने पूछा, “अच्छा कविजी, और कुछ ?” 

“एक विपय और है और वह तात्कालिक है। इस वात-की ओर सन्निधान 
का भी ध्यान आकपित करना मेरा कर्तव्य है। सन्निधान की आज्ञा से कुमारी 


शास्तला भी कक्षा में उपस्थित रहती है, लेकिन यह वात बड़े राजकुमार को जँची: 


244 / पहमहादेवी शान्तला 


जही लगती | इस पर मैं क्या करूँ, कुछ समझ्न में नहीं आ रहा है ।" 

४इस विषय में बड़े अपाजी ने नीघा कोई जिक्र किया जापसे ?? 

“सीघा जिक तो नहों किया। दो-तीन दिन पहले किसी सन्दर्भ में जब से 
अकेले थे तब मैंते कहा कि पटाई पर विश्लेप श्रद्धा रबती चाहिए ती उन्होंने कहा 

पक्ति जिन-विस के साय बैठकर सोखते में क्या कप्ट होता है सी आपको मावूस 
नद्वी। कल उमर लडकी के आने पर थोड़ी ही देर वाद कोई बहाना करके चले 
गये ।” 

“यह बच्छा गुण नहीं, कविजी | हैं खुद उसके इस बर्ताव के बारे में उससे 
खुलकर वात कहूँगी ।” युवरानी ने कहा । उतके कहने की रीति निश्चित थी और 
उस कहने में वेदना के भाव भी ये । 

“अभिमान या ईएर्ग की दृष्टि से नही वल्कि इस दृष्टि से कि वह लड़की थोड़े 
ही दिन रहनेवाली है, इसलिए उसमे या तो मना कर दिया जाए या उसके प्रति 

उपका कर दी जाए ।” 

“नही, ऐसा नहीं, कविजी । आपने कहा कि पटाई पर अप्पांजी कौ श्रद्धा कम 
है, बह उसकी भाग्य-नखा है, फिर भी जाप उसके सुधार की सलाह दे सकते हैं । 
“किन्तु, यदि आपके मन में ऐसी कोई भावना हो, तो स्पष्ट कह दीजिए कि वेतन 
“राजमहल देता है तो मैं हेग्यड़े की लडकी को क्यों पढड़ाऊँ ?” 

“झान्तला के प्रति मेरी वैसी भावना नहीं, एक आदर्णवादी गुरु होते के नाते 
कशप्रि नही हो सकती जैसी आपने समझ ली। वल्कि मेरा अनुभव तो यह है कि 
“वह एक ऐसी सूक्ष्मग्राही शिष्या है जिसे पाकर कोई भी अपना सौभाग्य समझेया ।” 

“सो तात्पर्य बह है कि आप भी उसके प्रमंसक है ?” 

“उमके गुण, शील, स्वभाव, व्यवद्वार, ऐसे निखरे हैं कि वह किसी को भी 
अभावित कर लेगी।” 

“अगर वह आपकी कक्षा में रहे तो आपको कोई परेगानी तो नही होगी ?” 

“अगर परेशानी हो तो वहो उसे दूर भी कर सकती है ।/ 

“ऐसी हालत में अप्पाजी के इस तरह के व्यवहार का कारण क्या है 7” 

“यह दताने में मै असमर्थ हूँ ।" 

“अच्छा, मैं देख लूंगी।" 

“पर भी मेरो सलाह मान्य होगी थे 

“यह मुन्पर छोड दीजिए 7 

“दोक 

“आज वडी रानोजी पाठयाला में आ रही हैं, यह वात मालूम है न?” 

“जो हाँ, मानूम है।” कहकर कवि सायचन्द्र चला गया और एवलदेवी सोचने 
ज्लगी, अब तो यह स्पष्ट हो गया कि चामझवा ते विद्वेंध का वीज वोया है। उसे 





पट्टमहादेवी झान्तला / 245 


बे 


जड़ से उखाड़ फेंकना ही चाहिए, मेरे वेटे के दिल, में यह वीज अंकुरित हो पेड़ वन 
जाए, मैं ऐसा कभी न होने दूंगी । 


कवि नागचन्द्र को लगा कि उसने दूसरे विपय का जिक्र नहीं किया होता तो अच्छ 
होता। युवरानीजी ने जो निश्चय प्रकट किया उससे वह दंग रह गया था। उसने 
युवरानीजी को कड़ा निर्णय करते हुए स्वयं देखा था। इस निर्णय का पर्यवसान 
क्या होगा, इसी ऊहापोह में उसने पाठशाला में प्रवेश किया । वल्‍लाल और 
विट्विदेव पहले ही उपस्थित हो गये थे। चालुक्य बड़ी रानी चन्दलदेंवी और 
शान्तला अन्दर आयीं तो सवने उठकर प्रणाम किया । 

“बैठिये, वैठिये, हमारे आने से आपके काम में वाधा नहीं होनी चाहिए। हम 
केवल श्रोता हैं।” कहती हुई बड़ी रानीजी एक दूरस्थ आसन पर वैठ गयीं। 
शान्तला विद्ठिदेव से थोड़ी दूर पर वैठी । बल्‍लाल ने नाक-भौंह सिकोड़कर उसकीः 
ओर एक टेड़ी नज़र से देखा। बड़ी रानीजी पीछे बैठी थीं, इसलिए वह उसका 
चेहरा नहीं देख सकी । नागचन्द्र ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, पढ़ाना शुरू 
किया, “कल हम किस प्रसंग तक पहुँचे थे ?” 

“आदि पुराण के अष्टम आश्वास में उस प्रसंग तक जहाँ यह चिन्ता की गयी 
है कि पुरुदेव अर्यात्‌ प्रथम तीर्थकर ऋपभनाथ की दोनों पुत्रियाँ भरत की वहिन 
ब्राह्मी और बाहुबली को वहिन सौन्दरी विद्याभ्यास के योग्य आयु में प्रवेश कर 
चुकी हैं ।” विट्विदेव ने उत्तर दिया । 

“वहाँ तक कहाँ पहुँचे थे ? यही तो था कि बाहुबली की माँ सुनन्‍्दा ने सौन्दरीः 
नामक पुत्री को जन्म दिया ।” कुमार वल्लाल ने आक्षेप किया । 

“तुम वीच में ही चले गये थे ।” विद्विदेव ने उसका समाधान किया । 

“तो मेरे जाने के वाद भी पढ़ाई हुई थी क्या ?” 

विट्टिदेव ने कहा, “हाँ।” और नाग्रचन्द्र ने स्पप्ट किया, “वहाँ से आगे का 
विपय केवल वर्णनात्मक है। उसका सारांश यह है कि पुरुदेव ने अपने सव वच्चों 
को उनके योग्य सुख-सुविधाओं में पाल-पोसकर इस योग्य वना दिया कि वे यथा- 
समय विद्याध्यात् के लिए भेजे जा सकें। चाहें तो उस अंश को मैं फिर से पढ़ा 
दूंगा। 


;ल्‍ इतना ही विपय हो तो जागे का पाठ शुरू कर दिया जाये ।” बल्लाल नेः 
कहा || 


246 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“बहुत ठीक । कहकर कवि नागचन्द्र ने उस पुराण का कुछ अंश, “ब्रद्षियुं 
सौन्दरियुं मैथिविक दूरास्तरदोते पो्डेवटट, मधुर स्व॒र में पहकर उसका जये सम- 
झाया, यशस्वती देवी की पुत्री ब्राह्मी और सुनस्दा की पुत्री सौन्दरी ने पिता पुरुदेव 
को प्रणाम्र किया । कवि ने उनके प्रणाम की विशेषता बताते हुए कहा है कि उसमे 
सन्तान की अपने पिता के प्रति वात्सल्य की अभिव्यक्ति तो स्वभावतः थी ही, एक 
ग्रुरु के प्रति उसकी शिष्याओं के सम्मान को आदर्श भावना भी निहित थी, क्योकि 
पुर्दैव पितृत्व के साय गुरुत्व का दायित्व भी निभा रहे ये। 

'शानी चन्दलदेवी वहाँ एक श्रोता के रूप मे बंठी थीं, किन्तु कन्याओ की शिक्षा 
के प्रसंग मे उतकी जिज्ञामा जगा दी और वे बीज में ही पूछ बैठी, “तो क्या हम 
मान सकते हैं कि पुरदेव के समय द्त्रियों में भी विद्याम्यास का प्रचलन पर्याप्त 
या?” 

“हाँ, महारानीजी, किन्तु स्त्रियों के लिए विद्याभ्यास की आवश्यकता पर इससे 
भी अधिक बल महाकवि मे अपने महाकाव्य पम्प-भारतम्‌ में आज से एक सौ पचास 
वर्ष पूर्व (94] ईस्वी) दिया या, यद्यपि यह दुख का विपय है कि हमने उस महा- 
कवि के हित्त-बचत पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं द्विया। पुरुष भी 
मानव है, स्त्री भी मानव है। ज्ञान प्राप्त कर मानव को देवता अर्थात्‌ देव-मानव 
बनना चार्टिए । पुरुष और स्त्री मानद के भिन्‍न-भिन्‍्न रुप हैं तो भी उतका लक्ष्य 
देवमानवता है जो अमिल्न है ।” 

चन्दलदेवो ने प्रश्व किया, “बुजुर्गों को मैंने यह कहते सुना है कि स्त्री को 
विद्याभ्याम की शायद आवश्यकता नहीं। वह सदा अनुगामिनी, और रक्षमीय है। 
आप इस सम्बन्ध में क्या कहेंगे ?” 

“स्त्री पुरुष की अनुगामिनी है, तो पुरुष भी म्त्रो का अनुगामी है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि विद्या पुरुष का ही स्वत्व नही है। वह मानवमात्र का स्वत्व है। 
स्त्री भी मानव है। जब तक वह भी पुरुष के वरावर विद्यार्जन-नानार्जन नही करेगी 
सब तक मानवता अपरिपूर्ण ही रहेगी । वास्तव में हमारे आज के ममाज के लिए 
हमारी उस अम्माजी-जैसी स्त्री को आवश्यकता हैं जो अभीक्ष्य-ज्ञानोपयोग की 
जीती-जायवी मूर्ति है। वह मुख-स्तुति नहीं। कन्यातरों को विद्याभ्यान कराने में 
सभी माता-पिता बलिपुर के हेग्गडे दम्पतो वी तरह वें तमी राष्ट्र का कल्याण 
होगा। पोस्सल साम्राज्य की प्रगति का रहस्य वहाँ की राती की ज्ञान-मम्प्तता 
मौर विवेचनशक्ति में निहित है। महाकतरि पम्प ने यही कहा हैं कि पुरुदेव ने 
अपनी दोनो कल्याओं को स्वय भाषा, गणित, साहित्य, धन्दशास्त्र, अलकार आदि 
समस्त शास्त्रो एवं सारी कलाओ में पारगत बनाबा। वास्तत्र में मैंप्रमू से इस 
सम्बन्ध में निविदन करना चाहता हूँ कि पोस्सल राज्य में विद्यादान को लिग्भेद 
रहित व्यवस्था की जाये । हमारे भावी प्रभु भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मैं यह 














पट्टमहादेवो श्ञाल्तलता / 22? 


निवेदन कर रहा हूँ कि पट्टाभिपिकत होने के पश्चात्‌ वे भी मेरी इस बिनती को 
पूर्ण करके महाकबि पम्प के सदाशय को कार्यान््रित करें। मुझसे विद्यादान पानिवालि 
भावी महाराज के मन में यह सद्भाव यदि मैं उत्पस्त ने कहूँ तो मेरे गुर बनने का 
क्या प्रयोजन ?' ज्ञानी में, विद्वान में किस तरह की भावना होनी चाहिए, धनवान्‌ 
का कैसा स्वभाव होना चाहिए, ये बातें महाकथि रन्‍्त ने बहुत ही सुन्दर ढंग से 
अभिव्यवत्त की हैं । जो श्रीयुत होता है, उसमें अनुदारता होती है । जो वाकूश्षी-युत 
होता है, उसमें असूया रहती है। ये दोनों अच्छे नहीं। वाकश्नी-युत जानी को 
असूया-रहित होना चाहिए । श्री-य्रुत जो होता हे उसे उदार होना चाहिए जैसा 
कि उपनिपदों में कहा गया है, हमें हाथ भर देना चाहिए, सुशी से देना चाहिए, 
दयापूर्ण होकर देना चाहिए। यह मेरा पुराकृत पुण्य का फल है कि मुझे इस जमे 
राजकुमारों का गुरु बनने का अवसर प्राप्त हुआ । यहां श्री और वाकूक्षी दोनों की 
संगनि है। उदारता और द्वेप-हीनता की साधना में ये राजबुमार सहायक बनेंगे। 
इसी विश्वास और आशा को लेकर मैं अध्यापन रहा हैं । ये राजकुमार असूया की 
भावना से परे हैं। इसलिए उन्होंने सामान्य हेग्यड़े की पृत्री को भी सहाध्यायिनी 
के रूप में स्वीकार किया। उनकी यही निर्मत्सरता स्थायी होकर भविष्य में उसके 
सुखी जीवत का सम्बल बने, यह मेरी हादिक अभिलापा है। इससे अधिक मं क्या 
कह सकता हूँ । महाकवि पम्प एक सत्कवि हैं, इसलिए उन्होंने त्याग और मान 
के उत्तमोत्तम चित्र अपने काव्य के द्वारा प्रस्तुत किये हैं। उस महाकाब्य का सार 
अहण करने वाले स्त्री-विद्याभ्यास के हिमायती होंगे। सन्निधान को भी चाहिए 
कि चालुक्य साम्राज्य में स्त्री-विद्याभ्थास की व्यवस्था की , चालुक्य चक्रवर्नी को 
उसकी आवश्यकता समझाकर इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मार्ग 
प्रशस्त करें ।” 

कवि नागचन्द्र ने एक विचार से दूसरे विचार को कड़ी मिलाकर वेरोकटोक 
क्या-क्या कह दिया, वात कहाँ से आरम्न हुई और कहाँ पहुँच गयी । महा रानी जी 
अभी कुछ और भी सुनना चाहती थीं जो उन्होंने स्वयं एक प्रस्ताव के रुप में 
सुनाया, “जब चक्रवर्ती यहाँ आएँगे तव अपने इन विचारों को उनसे सीधा निवेदन 
करने का आपको अवसर जुटा दूंगी । यदि वे आपके विचारों को स्वीकार कर इस 
कार्ये का उत्त रदायित्व लेने को आपसे कहें तो आप स्वीकार कर लेंगे न २” 

“महारानीजी, इससे मैं वचन-श्रप्ट हो जाऊँगा ।” 

“आपने किसे क्या वचन दिया है ?” 

“द्रोण ने भीष्म को जैसा वचन दिया था वैसा ही वचन मैंने महाराज को 
दिया है, हक तक इन राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण न होगी तव तक मैं अन्य नहीं 
जाऊँगा। 


अपने वचन की पूर्ति करके शी ्रातिजीघ्र मुक्त होना भी तो आप ही के हाथ 


248 / पदटमहादेदी शान्तला 


जेहैन?! 

“प्रियाना मेरे हाथ मे है। सीखना शिप्यों के हाथ में है। वे अत्यत्र ध्यान 
ने देकर ज्ञाना्जन की ओर हो ध्यान दें तो यह भी सम्भव है। मेरा मतलव यह 
है कि उम्र के अनुसार जो आकर्षण होते हैं उनके वशीभूत न होकर इन्हें ज्ञानाजन 
न्‍की ओर मन लगाना चाहिए। तभी उनकी प्रयलशीलता का प्रूर्ण परिचय 

"मिलेगा ।" 

“तो क्या आप समझते है कि इनमे प्रयत्वशीलता अभी अपूर्ण है ?” 

'उन्हें अपने ही अन्त रग से पूछना होगा कि उनकी प्रयत्तशीलता में श्रद्धा और 
तादात्म्य है या नही ।/ 

“अन्तरग क्या कहता है, इसे कैसे समझना चाहिए |” वल्लाल ने जिज्ञासा 
व्यक्त को । 

अध्ययन में मन एकाग्र न हो और अन्य विचार मन में आयें तो समझना 
चाहिए कि अन्तरग में थद्धा कम है। समझ लीजिए, यहाँ अध्यापन चल रहा है 
लेकिन कही से आती मधुर सगीत की ध्वनि पर मन आकपित हो रहा है, तो 
अन्तरग प्रयत्नभीलता की कमी मानी जायेगी । 

सग्रीत का आकर्षण अध्ययन से अधिक लगे तब क्शा किया जाये ?” शान्तला 
में उमर जिज्ञासा को आगे बढाया । 

“अम्माजी यह तुलना का विषय नहीं है। जिस समय जिस विषय का अध्ययत 
चल रहा हो उप्त ममय उस्ती विपय में एकाग्रता और तादात्म्य हो तो दूसरी कोई 

“अधिक प्रभावशाली शक्ति उसके सामते टिक नही सकती । परन्तु पहले से तुलना 
"की भावना उत्पन्न ही गयी हो कि अध्ययव से सगीत ज्यादा रुचिकर है तब तुमने 
"जो प्रश्न उठाया वह उठ पड़ा होता है ।” 

“मतलब यह है कि अपनी अन्य आशा-आकाक्षाओं को ताक पर रख देना 
चाहिए और केवल अध्ययन की ओर ध्यान देना चाहिए। यही न ?” शान्तला 
गुरदेव से कुछ और ही कहलाना चाह रही थी । 

“हाँ, उस समय प्रेमियों को भी मन से दूर भगा रखना चाहिए।” शान्तला 
के सवाल का उत्तर देते समय कवि नागचन्द्र का लक्ष्य वल्लाल था। 

"कोई मन में हो, तभी तो उसे दूर भगाया जायेगा ।” शान्तजा ने कहा 

“देसी बातें एक उम्र में मन में उठा करतो है, अम्माजी ! वह गलत नहीं । 
परन्तु ऐसी बातों की एक सोमा होती चाहिए। हमे इस सीमा की जातकारी भी 
होनी चाहिए। वह ज्ञानाजन मे बाधक हो तो फिर मुश्किल है। मेरे एक सहपाठी 
का विवाह निश्चित हो गया, इसी कारण उसका अध्ययन वही ममाप्त हो गया ।/ 

“भागचन्द्र ने कहा । 
“कभी आपके उस सहपाठी जैसे होंगे क्या ?” बल्लाल ने शका की । 


पट्टमहादेयों श्लान्वला / 249 


“हों या न हों, पर ऐसा होना अच्छा नहीं, मैं यही कह रहा हूँ।” नागचन्द्र ने 
समाधान किया । 

“कविजी, आपकी योजना के अनुसार पति और पत्नी एक साथ वैठकरः 
अध्ययन जारी रख सकते हैं ?” चन्दलदेवी ने कुछ आगे की वात सामने रखी । 

“हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है, इतना अवश्य है कि विद्याध्यास करते समय 
पुरुष और स्त्री का वैयक्तिक प्रेम आड़े न आने पाये ।* 

“आपने जो कुछ कहा यह सब महाकवि पम्प ने कहा है क्या ?” 

“हाँ, बल्कि उन्होंने स्त्री के विद्याभ्यास पर खास जोर दिया है।” 

“अच्छा, कविजी, बीच में बोलकर काव्य-पाठ में वाधक बनी, इसके लिए. 
क्षमाप्रार्थी हैँ । चन्दलदेवी ने कहा । 

“काव्य या उसकी कथावस्तु ग्ौण है उसके अन्तर्गत तत्त्व की जिज्ञासा ही 
प्रधान वस्तु है। इसलिए आपने बीच में वोलकर जो विचार-मन्धन की प्रक्रिया 
चलायी वह अच्छा ही हुआ । अब फिर प्रस्तुत काव्य की ओर देखें,” नागचद्ध ने 
कहा, “अब तक यह कहा गया कि पुरुदेव ने ब्राह्मी और सौन्दरी को क्या-क्या और 
कैसे सिखाया, सो कवि पम्प के शब्दों में पढ़िए, स्वर-व्यंजन-भेद-भिन्‍त-शुद्धाक्ष रंग- 
लुम अयोगवाह चतुष्कमुमं, संयोगाक्षरंगलुमं, ब्रह्मिगें दक्षिण हस्तदोलू उपदेश 
गदू, सौन्दरिंगे गणितम॑ एडद कैयोल्‌ स्थान ऋ्रमादिद तोरिदवागल्‌ । अर्थात्‌ स्वर 
और व्यंजनों का भेद और भिन्‍त-शुद्धक्षर तथा चारों अयोगवाह एवं संयुक्ताक्षर' 
दायें हाथ से ब्राह्मे को और गणित का स्थाव-भेद वायें हाथ से सौन्दरी को: 
सिखाया ।” 

“वे दोनों हाथों से लिखते-लिखाते थे ।” विट्टिदेव ने आश्चर्य प्रकट किया । 

. “हां, दोनों हाथों से लिखने का सामथ्ये और दोनों हाथों से समान भाव से वाँट' 
देना, एक श्रेष्ठ गुण है। महाकवि पम्प भी दोनों हाथों से लिख सकते थे, दोनों हाथ 
में हथियार लेकर युद्ध करने का सामर्थ्य भी उनमें रहा होगा। बायाँ हाथ आमतौर: 
पर गौण माना जाता है जैसे एक मानव की अपेक्षा दूसरा मानव। इसलिए. 
वाए हाथ का उपयोग गणित-जैसा क्लिष्ट विषय सिखाने में दिखाकर उसका 
गोरखव बढ़ाया होगा महाकवि पम्प ते। साआज्य की स्थापना के अभिलापी राज- 
वंशी यह गौण-मुख्य या ऊँच-नीच का भेद सबसे पहले त्यागते हैं, और इसके प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं ये राजकुमार जो हेग्गड़ेजी की पुत्री के साथ बैठकर अध्ययन कर रहे. 
हैं। वाल्यकाल से सामान्य जनता से मिलजुलकर रहने की आदत डाली जाये,. 
उसके लिए मौक़ा पैदा किया जाये तो मन में विशालता बढ़ती जाती.है। पोय्सल 
30084 ज क में परिणत हुई है यह्‌ शुभसूचक है।” नागचन्द्र ने कहा। 
थन अक्षरश: सत्य है। मैंने भी आम जनता से मिलने-जुलने 

से बहुत कुछ सीखा है, वलिपुर के अज्ञातवास की अवधि में ।” चन्दलदेवी ने कहा ॥ 


250 / पहुमहादेवी शान्तला 


अर फे: न्‍स। 
दफन 


“क्या बढ़ी रानीजी को अनज्ञातवास भी करता पड़ा है ?” अशश्दरे है 
ने पूछा 
“हो, छोटे अप्पाजी, किस समय किसे किस ढंग से कही एए८ र३ व 5 
मालूम ? बृत्तान्त सुनना चाहो त्तो शान्तला से सुनो, वह दि्वार के रहा * 
“कविजी, आपकी बातो से लगता है, महाकवि पम्प हे हरा रा पधाप पैए। 
के मन पर वहुत गहरा पड़ा है। शायद आप उन-जैसा दतराः झाएरे हैं। 
“इच्छा तो है परन्तु वैसा बनना इतना आसान नही 3 
“आप काव्य-रचना करते है २” 


है ्रिरे 
े। 











प्राप्त था कि वे जनता को अपनी जानकारी से उ्देंड 
का मार्ग दरशा सकें, उनकी उम्र भी इस योग्य यो । 
प्राप्त करना होगा । इसके लिए अभी समय है। इू 
शुद्धि भी चाहिए।” कक 

“फिर सुहृदयों का प्रोत्साहन चाहिए। यह रद प्रग्ख हों तभी धाएवी १४ 
तृप्ति के योग्य काव्य मुझसे लिखवा सकेगी ।" पु 

“ऐमा ब़त शीघ्र आये, यही हमारे इच्छा है। हो, किए एएए 7 
पुराण सुनने की इच्छा अभी पूरी नहीं हुईं की । 

“आगे चलकर पुरदेव अपने पृत्र भरत, बाहुबली, (४४ ४४ /+ 
विद्यागुरु बने । उन्हें नाट्यशास्त्र, अर्वयास्य, गायबआरत, बि।0॥ ९७४५ + 
कामशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, आयु, हस्त, भाराह कह 
उन्‍होंने स्वयं पढ़ाये। महाकवरि पम्प विस्तारसेंकत हैक ४०७ ने 
स्तर की विद्या सीयने ही के कारण मरत औरबढिबश ५०४ 
होकर सिद्धक्षेत्र मे विराजमान हैं। महागारावे 4४8 ४५९ 
को पद्टाभिपिक्त कराया है, धमेंदान को गही। ४१ 4 * 
श्रेप्ठता और औदार्य का संगम है।बह्दी ९६३४७ ५ ० 


दो ऐसा लोग व 
कु निए उपपुक्त पिएं 


ञ 
बे 5 


हद 





किसी तरह के गर्व-अहुकार की भावता दरों / एक १... 0 ५०० 
कारण पम्प महाकविके कात्यों हो ४३ 5 + 5 - न 
चाहिए।” इसके वाद कविनारपरद मेरे, ४ नजर. ४. 3 


मनन करेंगे” 
चन्दलदेवी ने कहा, “डशइ४ शो रे5 हे >ण 0 
इससिए अव मैं विश्य नेफे हैं। शक में ह +]+ ४ हो ४.०७ 
समझें। १2 





के कवियों ने जो भी लिखा है वह इस ढंग से लिखा है कि वह स्त्रियों के लिए भी 
आवश्यक है। छन्दोम्बुधि का कर्ता नागवर्म कवि पम्प महाकवि के थोड़े समय बाद 
का है। यह शास्त्र कुछ क्लिष्ट है। यह उसने मनोरमा के लिए लिखा था और 
उसकी टीका भी मनोरमा को समझाते हुए ही लिखी लगती है। इसमें उसकी 
रसिकता स्पष्ट होती है। तो भी उसकी इच्छा . है कि स्त्रियों को भी इस शास्त्र में 
पारंगत होना चाहिए ।” नागचन्द्र ने महारानीजी को वैठा रखते का उपाय 
किया । है 

“इतनी सद्भावना कन्नड़ के कवियों में है और इस सद्भावना के होते हुए 
भी कोई नाम लेने लायक कवयित्री हुई है? मेरे सुनने में तो नाम आया नहीं ।” 
चन्दलदेवी ने बताया । 

पढ़ाई आगे जारी रही । शान्तला में एक नयी स्फूरति आ गयी थी । विद्ठिदेव में 
श्रद्धाभाव स्पष्ट रूप ऐ चमक उठा था। बलल्‍लाल भी ऐसा लग रहा था जैसे वह 
बदल गया है । न्‍ 

नागचन्द्र ने पूछा, “अम्माजी, बताओ तो, तुमने अपने गुरु से कभी छन्‍्दोम्बुध्ि 
का नाम सुना है ?” 

शान्तला ने उत्तर दिया, “गुरुजी ने छन्दोम्बुधि के चार अधिकार पढ़ा दिये 
हैं, दो अधिकार शेप हैं ।” ५ 

“ऐसा है ? इस छोटी उम्र में इतना समझना आसान हुआ ?” 

“मेरे गुरुजी भी जब तक पूर्ण रूप से समझ न लूँ तब तक वड़ी सावधानी से 
समझाकर वार-वबार व्याख्या करते हैं ।” 

“प्रासों के बारे में तुमने क्या समझा है ?” 

“हर एक चरण का दूसरा अक्षर एक ही होना चाहिए। प्रासों के छह प्रकार 
हैं। नागवर्म का सूत्र है, 'हरि-करि-्वूपभ-तुरंग शरभं अजुगलु मेनिप्प पट्प्रासवकक्‍्कुं 
तरुणि। निजदोष॑ विन्दुगष्ठिरदोत्तुं व्यंजनं विसर्य वर्क ।! अर्थात्‌ छह प्रकार के 
प्रास हैं कन्नड़ में, सिह प्रास, गज प्रास, वृषभ प्रास, अज प्रास, शरभ प्रास, हय 
प्रास। ये काव्य के लिए अलंकार-प्राय हैं। इस सूत्र के प्रथमार्ध में इन प्रासों के 
नाम ओर उत्तरार्ड में उनके लक्षण वताये गये हैं। हर चरण का दूसरा अक्षर एक 
होना चाहिए जो प्रासाक्षर कहलाता है। प्रासाक्षर के पीछे हस्व स्वर हो तो वह 
सिह प्रास है, दीर्घ स्वर हो तो गज प्रास, अनुस्वार हो तो वुपभ प्रास, विसगे हो 
तो अज प्रास, व्यंजन अर्थात्‌ प्रासाक्षर अन्य अक्षर से संयुक्त हो तो शरभ प्रास और 
सजातीय अक्षर से संयुक्त हो तो हय प्रास । इन प्रासों के न होने से काव्य शोभाय- 
मान नहीं होता, यह्‌ भी कहा है।” शान्तला ने कहा । हु 

58 अधिकारों को कण्ठस्थ कर लिया है तुमने,” नागचन्द्र ने पूछा । 

हीं, न। कुछ को तो कण्ठस्थ करना ही चाहिए ।” गुरुजी ने कहा है। 


252 / पट्ठमहादेवो शान्तला 


#दोक, अमी जो तुमने सुनाया उनी का भाव मेरे पाम के भोजपत्र ब्न्य में 
इस प्रकार लिखा है, सुनी, पढ़ता हूं, निजदि बंदोड़े सिंगं। गज दी विद वृषभ- 
बेंजन शरभ॑। अजनु विमर्ग हयने बुजमुखि दडदवक रगप्ठिवु पट प्रास ।” 

“एक ही कवि द्वारा वही विपय दो भिन्‍न-भिन्‍न रीतियो से कंसे लिखा गया, 
यह कैसे सम्भव हुआ ।” वल्लाल ने प्रश्व किया । 

/इममसे कोई एक कवि का स्त्रयं का लिखा है और दूसरा किसी नकल करने- 
वाले ने उसी को वदलकर लिख दिया है ।” 

“ऐसा करना गलत है न ?” शास्तला ने पूछा । 

“हां, अम्माजी, ऐसा करना ग्रलत है। परन्तु यह मव वंयक्तिक वकता है, 
क्षम्य है। इस वक्ता से अर्य बदला नहीं है, न। परन्तु कुछ जगह कविता में इसकी 
बनता के कारण मूल के बदल जाने का प्रसग भी आ जाता है, वह काब्यद्रोह है।" 

“ऐसा भी हुआ है ?” विट्टिदेव ने पूछा । 

"ऐसा भी हुआ है, राजबुमार, रन्‍्ने कवि के साहस-भोम-विजय वाव्य में एक 
पद्य है जिसमे युद्ध-मूमि में अपने माता-पिता से दुर्योधन कहता है, फल्गुना 
ओर पवनसुत को समाप्त कर कर्ण और दु शासन की मृत्यु का प्रतिकार करके 
निदोषी धर्म के साथ मिलकर चाहे तो राज्य करूँगा । इस पद्य का अन्तिस चरण 
कवियों के हाय में पढ़कर, 'निर्दोपिगलिक्क्रे ममजनोलपुद्धवालें” हो गया जिमसे 
उमका अर्थ ही बदल गया, यजम यानी घधर्म-निर्दोपी होने पर भी उससे मिलकर 
राज्य नही करूँगा। वास्तव में यह पक्ति रण्ण ने मूल मे यो लिखी होगी, 'निरदोधि 
वलिवके समजनोल्‌ प्रुदुवालवें।” इसका आर्य है, फल्गुन और पवनसूत को समाप्त 
करने के बाद धर्म के साथ मिलकर राज्य करूँगा । यह रन्‍्त कवि से दुर्योधन की 
रोति है। ट्सलिए अन्य कवियों के हाय में पड़कर बदले हुए रूप का परिशोधन 
करके ही काव्य का मूल रुप ग्रहण करना चाहिए ।" 

“जब यह मालूम पड़े कि यह पाठान्तर है तभी परिशोधन साध्य है। नहीं तो 
कल्पना ग्रलत होगी न ?” विट्विदेव ने कहा । 

“मच है; क्या करें ? कवि के द्वारा समपित कृति की राजा के आस्वान में जो 
नकल की जाती है उस नकल को मूल से मिलाकर ही सार्वजनिको के हाथ में 
पहुँचाने का नियम हो तो इस तरह के दोषों का निवारण किया जा सकेगा। ऐसी 
व्यवस्था के अभाव में ये गलतियां काव्य मे बनी रह जाती हैं। अच्छा, इन प्रासो 
के उदाहरण दे सकते हो तुम लोग ?” बल्लाल ने कहा । 

“आज जो पथ पाया, 'सोन्दरिग गशितमु', उममे वृषभ प्रास है।” वल्लाल 
ने कहा | 

“वैसे ही 'ईवयसमन्‌' मे गज प्राम और “मुत्ततिलोकगुए में हय प्रास है। 
विद्विदेव में कटद्दा । 


3 3 ०2 522 7५ 3: 0 न 


'तेग्रेदुत्संगदोल्‌' में सिंह प्रास है।” शान्तला ने कहा । है 

“तो मतलब यह कि तुम लोगों को प्रास के लक्षण और उदाहरणों की अच्छी 
जानकारी हो गयी है। शेप दो प्रासों के लिए उदाहरण पठित भाग से स्मरण कर 
बताओगे, क्यों बड़े राजकुमारजी ?” कवि तागचन्द्र ने वल्लाल से ही सवाल किया | 

बललाल ने कुछ सोचने का-सा प्रयत्त करके कहा, “कोई स्मृति में नहीं 
आता ।” विट्टिदेव की ओर देखकर पूछा, “आपको ?” हु 

“युन्थारम्भ में एक पद्चय है, वत्सकुल तिलक' आदि। इसमें शरभ प्रास 
लगता है।' विद्विदेव ने कहा । ॒ 5 

“लगता क्‍यों, निश्चित रूप से कहिए कि यह शरभ प्रास हैं। अब शेप रह 
गया 'अज प्रास' । उसका लक्षण मालूम है न १ 

“प्रसाक्षर के पीछे विसर्ग होना चाहिए ।” बलल्‍लाल ने कहा । 

“उदाहरण बताइये ।” 

थोड़ी देर मौन रहा । किसी ने कुछ कहा नहीं । 

“अम्माजी, तुम्हें कुछ याद है ?” नागचन्द्र ने पूछा। 

'तहीं गुरुजी, जब मुझे पढ़ाया गया तब किसी पूर्व-रचित पद्म का उदाहरण 
न देकर मेरे गुरुजी से स्वयं पद्य रचकर उसके स्वरूप का परिचय दिया था । परन्तु 
वह मुझे याद नहीं ।” शास्तला ने कहा । 

“सच है। अज प्रासवाले पद्य वहुत विरले ही मिलते हैँ। मुझे भी तुरन्त स्मृति 
में नहीं आ रहा है। याद करके कल वताऊँगा। नहीं तो तुम्हारे गुरु की तरह मैं 
भी स्वयं एक पद्म की रचना करके सुनाऊंगा । परच्तु काव्य-रचना में इस प्रास का 
प्रयोग बहुत ही विरता होता है, नहीं के वरावर,” नाग्रचर्द्र ने कहा । 

“ऐसा क्यों ?” वल्लाल ने पूछा । 

“विसर्य-युक्त शब्द व्यवहार में वहुत कम हैं, इसलिए ऐसा है। अच्छा, आज 
का पाठ पर्याप्त प्रमाण में हुआ। अनेक उदात्त विचारों पर चर्चा भी हुईं। कल से 
तीन दित अनध्ययन है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा ।” 

“तो हमें भी अध्ययन से छूट्टी मिली ।” वल्लाल ने कुछ उत्साह से कहा । 

“दैसा नहीं । अनध्ययन् का अर्थ है नये पाठ नहीं पढ़ाना, तव भी पठित पाठ 
का अध्ययन और मनन तो चलता ही रहना चाहिए। इसलिए अब तक पठित 
विपयों का श्रद्धा से अध्ययन करते रहें।” 


शिष्यों ने साप्टांग प्रणाम किया। आज के प्रणाम की रीति वैसी थी जैसी' 
ब्ाह्यी और सौन्द री की बतायी गयी थी । 


पागचन्द्र चला गया। रेविमय्या आया, बोला, “अप्पाजी, युवरातीजी ने आप 
को अकेले आने को कहा है।” 


“सो क्यों ?” वल्लाल ने पूछा। 


254 / पदमहादेवी शान्तला 


“मो मु्ते मालूम नहों। आहोा हुई सो मैं आया।” रेविमय्या ने कटा । 
बत्लाल माँ के दर्मत के लिए चला गंदा 


रेविमम्पा, विद्विदेय और शान्तसा की दुनिया अलग ही बन गयो। 









आगमन नी प्रतीक्षा बरी हुई एचलदेयी सोच रही पी कि उससे मात शुरु 
मँसे बरे। वास्तव में कवि नागचन्द ने जो बात मही थी उसे सुतशर वह बटूत 
हु यो थी। उस लड़को की उपस्यिति में श्से परेशान होने या कया भारण हो सकता 
है? बहुत गम्भीर स्पभाव की सड़पी है वह, होशियार और इंगितज्ञ | मुर्मे यह 
और उसदे माता-पिवा आत्मीय और प्रिय हैं, पट बात जानते हुए भी इस अणाजी 
मो युद्धि ऐगी क्यों, क्यों, क्यो ? यह प्रेसरों के डरा झबरदस्तोंमियाधी शयी 
बुद्धि है। इसे अभी जड़ से उयाड फेना चाहिए। उसने निश्यय किया वि भय 
की बार में अपने सभी बच्चो को वढ़ अपने ही साथ रगेगी। मट निर्भय बट अपने 
स्थामी गो भी बता भुरी थी। इन नये गुर को भी बहो साथ ते ऊाने गा निर्भय 
फर घुतो पी। यटौ अब थी डे दिन ही तो रहता है। इससे इस घामटों के उपरेशों में 
बब्यों ऐो दर रपते जय फाम भी गध जादेगा। दसत्रिए अब डिसी में मन को 
आपार्स ने समे, ऐसा स्पव्टार करता चाहिए। वर बात शुरू करने मे दंग पर 
मोच ही रहो थी कि बत्यास आ गया । बोचा, “माँ, आपने मृग्ते बुताया था २” 
"रा, आओ, बैठों। पशाई समाप्त हुई 
“फ, समाप्त हुई ।" 

“मन सुस्टारे गुद ये बारे में शछ्ती नहीं पृष्ठा। थे बसे है २” 

“बहुत अच्छे है ?! 

“दयाति गं मे है?” 

+अच्दा पढ़ाने है । 

४ सुनी हें रि सुम कभी नमो पाई के समाप्त होते सर नटी रह फ़ी 77 
“बीज, छोटे आपाडी में शिशाया बी २ 

“बह शुसारे यारे मे बधी बोई दांत नहीं बरता 

* तो उस हिस्यटेडी को देटी ने कहा होदा २7 

बट गये बहने से 
“नहों, झारतर से उसे मुप्तमे पमो माह पी को, धरा स्मरय नही 77 
ह टेसो हासप से उस पर सुर शरा करो रशा हो सदी +7 



















बट्महारेशे शम्तरा / २ 


“छोदे अप्पाजी ने उसके द्वारा कहलाया होगा ?” 

“तहीं, वह ऐसी.लड़की नहीं। यदि मैं कहूँ कि उसका स्वभाव ही इस तरहः 
का नहीं, तुम विश्वास करोगे ?” 

“क्यों माँ, ऐसे क्‍यों पूछती हैं ? क्या कभी मैंने आपकी बातों पर अविश्वास” 
किया है ?” 

“अविश्वास का समय न आ जाये इसका डर है, अप्पाजी | अव तुम्हारी जैसी” 

उम्र है उसमें माँ-वाप को तुम्हारे साथ मित्र का-सा व्यवहार करना चाहिए,. 
कित्तु तुम्हारी कुछ रीति-तीतियाँ हमारे मन में आतंक का कारण वनी हैं। अगरः 
मैं यह कहूँ तो तुम विश्वास करोगे १” 

“मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, माँ ।”” 

“तुम्हारा व्यवहार हमारे आतंक का कारण है, इस वात का प्रमाण दूँ 7” 

“उसके निवारण के लिए पूर्ण मन से यत्त करूँगा । कहिए, माँ ।” 

“तुम कौन हो, यह तुम समझते हो, अप्पाजी ?* छ 

“यह क्‍या, माँ, ऐसा सवाल करती है? क्‍या मैं आपका बेटा नहीं हूँ ।* 

“केवल इतना ही नहीं, अप्पाजी, तुम इस साम्राज्य के भावी महाराज हो। 

“बह मुझे मालूम है, माँ । 

“तुम कहते हो, मालूम है परन्तु इस ग्रुरुतर भार की जानकारी अभी तक 
तुम्हें नहीं है अप्पाजी । इसके लिए तुमको किस स्तर का ज्ञान प्राप्त करना होगा, 
कितनी श्रद्धा के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, कभी सोचा भी है तुमने ? मैं माँ हूँ ।- 
माँ के दिल में बेटे के प्रति प्रेम और वात्सल्य'के सिवाय और कुछ नहीं होता,. 
अप्पाजी | फिर भी यदि तुम गलती करो तो उन्हें आंचल में वाँधकर मैं चुपचाप 
बैठी नहीं रह सकती | तुम्हारी भलाई और प्रगति के लिए यह बात कह रही हूँ। 
उद्वेग-पूर्ण हृदय से। जब वात करती हूँ तो कुछ वातें तुम्हारे दिल को चुभ सकती. 
हैं। यदि वैसी वात कही हो तो मुझे तुम क्षमा करना ।” 

“माँ, माँ, यह आप क्‍या कह रही हैं ? आपकी गालियाँ तो मेरे लिए आशीर्वाद 
हैं। धरित्री-सम क्षमाशील आप अपने वेटे के सामने ऐसी वात न कहें । मेरे कारण ' 
आप कभी दुःखी न हों, माँ । मैं आपका पुत्र हूँ, यह वात जितनी सत्य है उतनी ही 
सत्य यह भी है कि मैं कभी आपके दुःख का कारण नहीं बनूंगा। 


“ऐसा हो तो मुझसे सवाल के प्रति सवाल व करके साफ-सीधा और सत्य 
कहोगे ?” 


अक्कहेंगा, माँ ।” 


४ 5 के साथ उठकर पढ़ना नहीं हो सकता, यह वात तुमने कही, यह 
सत्य हैं 


“हाँ, सच है। किसने कहा ?” 


256 | पट्टमहादेवी शान्तला 


“सवाल नही करना, पहले ही कहा है, न ? जब तुमने मान लिया तब दूसरों 
की वात क्यो ? तुमने ऐसा क्यों कहा ?” 

“मुझे ऐसा लगा, इसलिए कहा ।/ 

“ऐसा क्‍यों लगा ? किसके कारण ऐसा लगा ?” 

“उस हेगड़े की लड़की के आकर बैठने के कारण ऐसा,लगा ।” 

“ऐसा क्यों लगा ?” 

“यह तो नही कह सकता । उसके बारे में मेरे विचार बहुत अच्छे नही !” 

“यह कहने की ज़रूरत नही। जब तुमने यह शंका प्रकट की कि उप्तने चुगली 
खायी होगी तभी मैंने समझ लिया कि तुम्हारे दिल में उसके प्रति सद्भावना नहीं 
है। उसने तुम्हारा क्या विगाड़ा है ?” 

“कुछ नही ।/ 

“कुछ नही, तो ऐसी भावना आयी क्यो, तुम्हारे दिल मे इस भावना के उत्पन्न 
, होने का कारण होना ही चाहिए। है न?” 

“मुझे ऐसा कोई कारण नही सूझता ।” 

“तब तो उसके बारे मे जिन लोगों मे अच्छी भावना नही होगी, ऐसे लोगो की 
भावना से प्रभावित होकर यह भावना तुम्हारे दिल मे अंकुरित हुई होगी ।” 

“गयह भी हो सकता है।” 

“हुममे ऐसा व्यक्ति कौन है २” 

“चामव्वे के घर में हेग्गड़ती ओर उनकी लड़की के बारे मे अच्छी भावना 
नही । 

“तो क्या उनका अभिमत ही तुम्हारा भी मत है ?” 

"शायद हो ॥/ 

“तो क्‍या ऐसा मान लें कि उन लोगो ने तुम्हारे दिल मे ऐसी भावना पदा 
करने का प्रयत्न किया है ?/ 

“इस तरह मेरे मत को परिवतित करने का प्रयत्व उन लोगो ने किया है, 
ऐसा तो नही कह सकता माँ, उस लडको को उस दिन आपने जो पुरस्कार दिया 
उसे उसने स्वीकार नही किया, उसी दिन मैंने समझ लिया कि वह गर्वीली है। एक 
साधारण हेग्गडे घयने की लड़की को अपनी प्रतिष्ठा का इतना ख्याल है तो हमें 
कितना होना चाहिए ?” 

"'तो तुम अपनी प्रतिष्ठा और वडप्पन दिखाने के लिए महाराज बनोगे ? या 
प्रजा का पालन करने के लिए ?” 

“'उनसे पूछकर तो मैं राजा नही बनूंगा, न ।” 

“अप्पाजी, तुम्हारा मन बहुत ही निम्न स्तर तक उतर गया है। उसे, 
सहानुभूति क्या चीड है सो मालूम नही है। उसे अनुकम्पा का भी पता नही । गुण- 


पट्टमहादेवी शान्तला / 257 


ग्रहण करना उसे मालूम नहीं । औदार्य से वह परिचित नहीं। तुम्हारा: मत इसी 
तरह अगर बढ़ेगा तो तुम वास्तव में सिहसन पाने के योग्य नहीं हो सकोगे। उस 
सिंहासन पर बैठने का अधिकार पाने के लिए कम-से-कम अब तो प्रयत्न करना 
चाहिए। तुम्हारे मन को पूर्वाग्रह की बीमारी लगी है। उसे पहले दूर करो। 
पीलिया के रोगी को सारी दुनिया पीली-पीली ही लगती है। पहले इस बीमारी से 
मुक्त हो जाओ। मेरे मन को एक ओर इस वात का दुःख है कि तुम शारीरिक 
दुबलता के कारण राज्योचित युद्ध नहीं सीख पाते हो, ऐसी हालत में वोद्धिक 
शक्तियाँ भी मन्द पड़ जाएँ तो क्या होगा, अप्पाजी ? तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें 
एक अच्छे गुर मिले । ऐसी स्थिति में अक्लमंदों का भी साय मिले,तो वह ज्ञानार्जन 
के मार्ग को प्रशस्त ववाएया। अध्ययन से तुम्हारा मन विशाल होगा। जिसका 
मनोभाव विशाल नहीं वह उत्तम राजा नहीं बन सकता | क्षमा, सहनशीलता, 
प्रेम, उदारता आदि गुणों को अपने में आत्मसात्‌ कर लेने की प्रवृत्ति अभी से 
तुममें होनी चाहिए । चूँकि तुम मेरे पहलौटी के पुत्र हो इसलिए कल तुम महाराज 
बनोगे । इसलिए मुझे तुम्हें इन सब बातों को समझाना पड़ा। यदि बिट्विदेव या 
उदय ऐसा होता तो मैं इतनी चिन्ता नहीं करती। क्‍योंकि ' सिंहासन तुम्हें और 
तुम्हारे बच्चों को ही मिलिया, इस कारण जितनी जिम्मेदारी तुम पर है उतनी 
दूसरों पर नहीं । इसलिए सोचकर देखो तुम योग्य महाराज बनोगे या केवल 
प्रतिष्ठित महाराज ही बनोगे ।” कु 

“माँ, मुझे इतना सब सोच-विचार करने का मौका ही वहीं मिला था । आज 
सचमुच आपके इन हित-बचनों को सुनने के योग्य मनोभूमि हमारे गुरु ने तैयार ' 
की है। विद्या से क्या साध्य है, उसकी साधना किस तरह हो इन बातों पर 
विस्तार के साथ चर्चा का अवसर आज वड़ी रानी के कारण प्राप्त हुआ गुरुवये 
ने श्रीयुत और वाक्‌-श्रीयुत शब्दों में फरक बताकर उन्हें उदार और असूया-रहित 
कैसे होना चाहिए, यह सोदाहरण समझाया । भापने जो वातें कहीं वे प्रकारान्तर 
से उन्होंने भी वतायी हैं। माँ, कल से आपका यह वेटा आपके आश्ञा-भरोते को' 
कार्यान्वित करने की ओर अधिक श्रद्धा से सक्रिय होगा । इस कार्य में सफल वन, 
यही आशीप दीजिए । मैं आपका पुत्र हूँ, मैं गलती करूँ तो उसे ठीक कर योग्य 
रोति से मुझे चलाने का आपको बधिकार है।” कहते हुए उसने माँ के चरणों में 
अपना सिर रखा । 


बड़े आनन्द से माँ ने उसके नत सिर पर आनन्दाश्रु गिराये, पुत्र को वाँहों में 
भरकर आलिगन किया। 


ध्वट्ी रानौजी को दिय्रेयये आखासन' के अनुवार एक सप्ताह तक प्रतीक्षा की 
“गयी। इसके पश्चात्‌ विश्वास्तयात्र रेचिमब्या और गोंक को एरेयग प्रभु ने कल्याण 
“भेजा । बड़ी रानीजी को इसको खबर देकर युवरानी को भी बताने.के उद्देश्य 
से वह युवरानी के अन्त पुर गये । उनके आगमन की सूचना देंने के लिए घण्दी 
बजी । युवरानी एचलदेवी अपने स्वामी के स्वायत के लिए द्वार पर पहुँची | उन्हें 
साथ ले जाकर पलग पर वैठाया, फिर बोली, “कल्याण से अभी तक समाचार व 
“मिलने से आपने रेविमय्यां और गोक को वहां भेजा है।” 
“यह समाचार यहाँ तक इतनो जल्दी पहुँच गया ?” 
“मुझसे कह्टे विना रेविमय्या वैसे ही जाएगा क्या 7 
“हाँ, हमारा ध्यान इस बात पर नही गया था, यो यह समाचार सुनाने को 
ही हम इधर आये ।" 
“उनको कया आदेश देकर भेजा है ?” 
“रेविमस्था यह बताने वाला व्यक्ति नहीं। अवश्य जाने का आग्रह दुहराया 
है। बड़ी रानीजी मे स्वथ एक पत्र लिख भेजा है, क्या लिखा है, पता नही ।” 
“जैंपे कि स्वामी ने बताया था, चक्रवर्ती को अब तक आना चाहिए था। 
न?” 
है “शांप्रद रास्ते में चक्रवर्ती की सवारी से रेविमय्या की भेंट हो सकती है” 
“कन रात मुझे एक बात मूझी । चक्रवर्तीजी यहाँ पधारने ही वाले है। उनके 
"यहाँ रहते छोटे अध्याजी का उपनयन सस्कार करने का इल्तेजाम कर दें तो अच्छा 
होगा ।" 
“ठीक ही है। हां, एक और वात है। अप्पाजी अब विवाह योग्य भी हो गया 
है! यह सवाल भी उठा है कि विवाह कब होगा ।/! 
'स्वामी ने क्या जवाव दिया ?” 
“हम विपय में युवरानी की राय लिये विना हम कोई वात नहीं करेंगे ।7 
“चुप रहेये तो प्रश्नकर्ता क्या समझेंगे 7 
“उन संवके लिए एक ही उत्तर है, विद्याभ्थास के मम्राप्त होने के वादे इस 
“पर विचार करेंगे।" 
“इसमे मुझसे क्या पूछता । आपका निर्णय बिल्कुल ठोक है ।” 
“मतलब यह कि अमी अप्याजों की शादी के विपय में नही सोचना चाहिए, 
यही न?” 
“तो अब वह भी हो जाये, यही प्रभुजी का विचार है?” 
गहाँ | शादी अभी क्यों नही होती चाहिए २” 
“क्यों नही होनी चाहिए, यह मैं बताऊँगी | युनिए,” कहके नागचनद्र ने उससे 
“जो कुछ कहां और उसने फिर वल्लाल को|वुताकर उसमे जो बातें की, आदि सब 


पट्टमहादेवी च्ान्तला / 259 


विस्तार के साथ कह सुनाया | 

सुनकर एरेयंग प्रभु आश्चर्येचकित हुए। “यह सारा विचार-विमर्श आप 
स्त्रियों में हुआ है, यह मुझे सुझा ही नहीं। अच्छा हुआ । 

“प्रभु से मेरी एक विनती है ।” 

'बिनती के अनुसार ही होगा ।” 

“विनती क्या है, यह जाने विना ही वचन दे रहे हैं, वाद में महाराज दशरथ 
से जैसा वरदान कैकेयी ने माँग लिया था वैसा कुछ कर लूँ तो ?” 

“हमारी रानी कैकेयी नहीं है। उसकी विनती में स्वार्थ नहीं होता, यह हमारा 
अनुभव है।” 

'गजिन-नाथ वैसी ही कृपा हम पर रखें ।” 

“विनती कया है यह भी तो बताएं । 

“छोटे अप्पाजी के उपनयन के तुरन्त वाद हम तीनों बच्चे और गुरु कवि 
नागचर्धजी सोसेऊर जाकर रहें । यहाँ रहने पर वल्लाल की शिक्षा-दीक्षा में वांछितः 
प्रगति नहीं हो सकेगी । 

“वर्तमान राजकीय स्थिति में हमारा बलिपुर, में रहना सोसेऊर में;रहने से 
बेहतर है, इसीलिए वलिपुर में रहने का हमने निर्णय भी कर लिया है। अब फिर 
इस निर्णय को बदलना ***। 

“उसकी आवश्यकता भी नहीं । दो रसमुद्र को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी हो,. 
ठीक है ।” बीच ही में एचलदेवी ने कहा । 

“यह क्‍या, दोरसमुद्र पर हमारी रानी का इतना अग्रेम ?” 

“आपकी रानी कहीं भी रहे, कोई अन्तर नहीं पड़ता । उसके लिए कोई 
अच्छी, कोई बुरी जगह नहीं हो सकती । बच्चों के लिए, उनकी प्रगति के लिए,. 
उनका यहाँ रहना अच्छा नहीं क्योंकि यहाँ सूत्र पकड़कर उन्हें चाहे-जैसे तचाने-- 
वाले हाथ मौजूद हैं ।” 

“ठीक, समझ में आ गया । परन्तु कुमार ठीक रहे तब न ?” 

“अब वह ठीक रास्ते पर है। मन का द्वार बन्द होने से उसमें अँधेरा भरा 
हुआ था। उस अँधेरे में किसी के दिखाये टिमटिमाते दोपक के प्रकाश में जितना: 
दिखा उतने को ही दुनिया मानने लगा था वह । अब उसके सन्‌ का दरवाज़ा खुला 
हैं, प्रकाश फैला है। भाग्य से गुरु अच्छे मिले हैं उसे ।” 

“परन्तु, हमने सुना है कि वे गुरु वह सूत्र पकड़नेवाले हाथों की ही तरफ़ से 
आये हैं ।” 

“आये उधर से जरूर है, परन्तु निर्मल-चित्त हैं। उनमें कर्तव्य के प्रति अपार 


श्रद्धा हैं। वे न्यास-निप्ठुर भी हैं, उनमें इसके लिए आवश्यक आत्म-विश्वास और- 
धीरज भी है । 


260 / पहुमहादेदी शान्तला 


“तो ठीक है, वही करेंगे। परन्तु ये सव वातें गुप्त ही रखें । कहा! किसी तरह 
के ऊहापोह को मौका न मिले। एकदम गुप्त रखें ।” 

“आपकी रानी जीत गयी उपनयन के सन्दर्भ मे एक बार महाराज से मिल 
लें और उतमे आशीर्वाद ले लें फिर जिवनी जल्दी हो, मुहूर्त निश्चित करके तिमन्‍्मण 
भिजवाने की व्यवस्या करनी होगी ।” 

“हाँ, ऐसा ही होगा । वलिपुर के हेग्गड़ भी वापिस जाते की उतावली कर 
“रहे है। सहलियत होते पर जाने को कहा था। अब फिर से उन्हे रोक रखना 
पड़ेगा ।7 

“अच्छा गुख्वलयुक्त मुहर्त शीघ्र मिल जाये तो ठीक है, यदि तीत-चार महीते 
चेक मुहूर्त की प्रतीशा करनी पड़े तो वे अब चले जायें और उम्र समय फिर भा 
जायें ।” युवरानो ने सलाह दी । 

“तव तक हम यही रहें २” 

“न, मुहूर्त निश्चित करके हम वलियुर चलें और उपनयन संस्कार के लिए 
यहाँ आ जायें । यहाँ से नजदीक ही, तीत कोस की दूरी ही तो है।” 

कुमार विद्विदेव की जन्मपत्री से ग्रहगतियाँ समझकर ज्योतिषी ने कहां, “इस 
अर्ष प्रदवल अनुकूल नही है, अत उपनयत के योग्य मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी होगी ! 
मातृकारक चर्द्र, पितृकारक सूर्य और प्राण-समान ग्रुरु ग्रहों की अनुकूल और 
खलवान्‌ स्थिति अगले वर्ष में होगी। कालातीत होने पर भी यह कार्य उम्र समय 
करना उतम होगा, क्योकि गुरु लव कर्कृटक राशि में होगा जो राजकुमार की 
'जन्मराशि ओर सम्त के लिए अनुकूल स्थान है।” 

/मैँ आपकी राय से सहमत हूँ। फ़िर भी, महाराज की ओर युवरानी की 
अलाह, शान्ति-कर्म करके भी अमी सम्पन्त करने की हुई तो आपको तदनुसार ही 

मुहर्ते निकालना होगा ।” प्रभु एरेयग ने कहा । 

विचार-विनिमय के वाद उपनयन आगामी वर्ष के लिए स्थगित हुआ । तय 
हुआ कि हेगाड़ेजी सपरिवार वलिद्रुर जाएँ युवराज वडी रानीजी, युवरानी और 
राजकुमारों के साथ वलिएुर जायें। दोनों के प्रस्याव का निश्चित समय एक ही था, 
सो भी युवराज के प्रस्थान की सूचता युवराज के अतिरिक्त किसी को नहीं थी। 


अलिपुखालों के प्रस्थान का समाचार मुनकर चामब्वा वहुत ही आनन्दित हुई । 
करीद पन्द्रह दिन से राजकुमार उसके यहाँ नही आ रहे थे, तो उसने समझा कि 


पट्टमहादेवो झान्तता / 267. 


अन्तःपुर में किसी पड्यन्त्र की योजना वन रही है । उसके सम्बन्ध में कुछ जान-- 
कारी पाने की उसने बहुत कोशिश भी की, मगर वह सफल नहीं हुईं । उसकी यह. 
भावना थी कि उसकी लड़कियाँ उस-जितनी वुद्धिमती नहीं। अगर कोई दूसरी: 
लड़कियाँ होतीं तो किसी-त-किसी बहाने अन्दरूती वातें समझ लेतीं । 

पद्मता भी चिन्ताकान्त हुई । दिन में कम-से-कम एक वार दर्शन देने के लिए, 
आमेवाले राजकुमार यों एकदम आना ही छोड़ दें। यह विरह उससे सहा नहीं 
गया । दो-तीन वार उनसे मिलने के ही उद्देश्य से किसी बहाने अन्त:पुर में गयी, 
फिर भी मौक़ा नहीं सिला । इससे वह मन छोटा करके लौटी थी। परन्तु चामला 
से उसे एक बात मालूम हुई थी कि बड़े राजकुमार आजकल अध्ययन पर विशेष 
ध्यान दे रहे हैं । थोड़ा-वहुत घोड़े की सवारी का भी अभ्यास चल रहा है। उसे यह 
समाचार उस मासूम लड़की शान्तला से मालूम था। शान्तला और चामला 
समान-वयस्का थीं और एक तरह से स्वभाव भी दोनों का एक-सा था, जिससे” 
उनमें मैत्री अंकुरित हो गयी थी। माचिकच्चे ने शान्तला को कुछ सचेत कर दिया" 
था नहीं तो यह मैत्री-भाव और अधिक गाढ़ा होता। विद्विदेव ने उसे बताया था" . 
कि चामला की विद्यार्जन में बहुत श्रद्धा है। इसी मैत्री के फलस्वरूप उसे बल्‍्लाल' 
के बारे में इतनी जानकारी हुई थी। कल महाराज बननेवाले को किस तरह 
विद्याओं में परिपूर्णता आनी चाहिए, सब कलाओं में निपुणता प्राप्त करना कितना * 


जरूरी है, यह सव वताकर प्रसंगवशात्‌ शान्तला ने चामला से बल्‍लाल की काफ़ी” 
प्रशंसा की थी । 


यह बात चामला से पद्मला को और पद्मला से उसकी माँ चामव्ब को मालूम 
हुईं। इससे चामव्वा के मन में कुतू हल के साथ यह शंका भी उत्पन्त हो गयी कि' 
अन्दर-ही-अन्दर कुछ पक रहा है। तरह-तरह की बातें उसके मन में उठने लगीं, 
महाराज वननेवाले को क्या चाहिए और क्‍या नहीं, यह वतायेगी यह छोटे कुल 
की वच्ची ? राजकुमार उसके कहे अनुसार चलतेवाला है? स्पष्ट है कि इसमें 
हेग्गड़ती का बहुत बड़ा हाथ है । परन्तु अब तो वे सव चले ही जाएँगे । मेरी वच्ची - 
का यह भाग्य है। उन लोगों के फिर इधर आने से पहले अपनी लड़की के हाथ से - 
राजकुमार के गले में वरमाला न पहनवा दूँ तो मैं चामव्वा नहीं ।! 

हेग्गड़ती के विपय में चामव्वे के विचार अच्छे नहीं थे, और इन विचारों को 
उसने छिपा भी नहीं रखा था । इस वात को हेस्गड़ती भी जानती . थी । चामब्बा 
ने विचार किया कि अबकी वार उसके चले जाने से पहले ऐसा कुछ नाटक रच- 
कर हेन्गड़ती के मन से इस भावना को जितना वन सके दूर करें। 

चामव्वा के इन विचारों के फलस्वरूप उनके जाने के पहले दिन हेग्गड़े, 
हेग्गड़ती ओर उतकी लड़को के लिए एक भारी भोज देने का इन्तज़ाम किया । 
खुद दण्डनायक जाकर हेगाड़े को निमन्‍्त्रण दे आया। चामव्वे ने हेग्गड़ती को 


262 / पट्टमहादेवी शान्तला 


निमन्त्रित करते समय एक बड़ा नाटक ही रच डाला। 

हेग्यडती माचिकब्वे ने सहज भाव से कहा, “"चामव्वाजी, इतना सब आदर- 
सत्कार हमारे लिए क्यो, हम तो पत्ते के पीछे छिपकर रहनेवालो करियाँ हैं ताकि 
हमे कोई देसे नहीं, और हम साधारण लोग ही वने रहे। आप-जैसो का प्रेम और 
उदारता हम पर वनी रहे, इतना ही पर्याप्त है। हमे आशीर्वाद दें कि हमारा भला 
हो, हमारे लिए यही बहुत है। कृपा करके यह आयोजन न करें।” 

“आप अपने को सामान्य मान भी लें, किन्तु हम कैसे मारने ? देखिए, बडी 
रानीजी और युवरानीजी आप लोगो पर कितना प्रेम और विश्वास रखती है" 

“वह उन लोगों की उदारता है, और हमारा भाग्य है।” 

“इतना ही नही, आपकी योग्यता का भी महन्‍्व हैं । जब आपको इतना ज्ञान 
है तब आप पत्तें के पीछे छिपी कंसे रह सकती है ? मेरा निमन्त्रण नहीं मार्नेंगी तो 
मैं युबरानीजी से ही कहलाऊँगी |” 

“ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिए कष्ट नही देता चाहिए। ढीक है, 
आएँगे। प्रेम से खिलाती हैं तो इनकार क्यो करें २” 

“हमारे प्रेम के बदले हमे आपका प्रेम मिले तो हम इतार्थ हैं।' 

“प्रेम जितना भी बाँटो वह कम नहीं होता। तब पीछे कौन हटे ? वास्तव 
में आप-जैसे उच्च स्तर के लोगो की प्रीति हम जैसों के लिए रक्षा-कवच है।” 
माचिकब्वे ने कहा । 

“एक और विनती है। दण्डनायकरजजी आपकी पुत्री का गाना सुनना ओर नाच 
देखना चाहते है। कृपा हो सकेगी ?” 

/उसके पास उसके लिए आवश्यक कोई साज नहीं है। इसके अलावा उसके 
गुरु भी साथ नहीं। इसलिए शायद यह नही हो सकेगा। इसके लिए क्षमा करनी 
पढेंगी | खुद युवरानीजी ने भी चाहा तो उसने केवल तम्वूरे की श्रुति पर गाया 
था । नृत्य नही हो सका ।” 

“तो यहाँ भी उतना ही हो। मेरे बच्चो के गुरुजी है। चाहे तो नृत्य का 
निर्देशन वे कर देंगे ।” 

“शायद गाना हो सकता है, नृत्य तो हो ही नहीं सकेगा । फिर भी उससे 
पूछे बिना मैं स्त्रीकार नहीं कर सकूँगी । अम्माजी कह रही थी कि आपकी भी 
बच्चियों मे बहुत अच्छा सीखा है। हममे इतनी हैसियत नही कि उतसे गायत और 
मृत्य दिखाने की प्रार्थता करें। बडी यानीजी जब यहाँ पधारी थी तव उन्होंने भी 
आपकी बच्चियों का नृत्य देखता और गाना खुतता चाहा था! उन्हे यह अवसर 
मिलता तो हम भी देख लेते । 

“बड़ी ग्रनीजी का जन्मदित अब एक पखवारे में आनेवाला है। उस समय 
उमकी व्यवस्था करने का निश्चय किया है। तव तक आप लोग भी रह जाती 


पट्टमहादेवी शान्तला | 263 


तो अच्छा होता 

“हुम स्त्रियों के लिए क्या है, रह सकती थीं । परन्तु हमारे स्वामी को अनेक 
कार्य हैं। हम केवल उनके अनुयायी ही तो हैं ।” 

“सो तो ठीक है। वास्तव में हम आपके छृतस्ञ हैं। यदि आप लोग राज- 
कुमार के उपनयन के सन्दर्भ में नहीं आये होते तो मेरी वच्चियाँ मेरी तरह खा- 
पीकर मोटी-झोटी वनकर बैठी रहतीं। आपकी वेटी की होशियारी, बुद्धिमत्ता, 
शिक्षा-दीक्षा आदि देखकर वे भी ऐसी ही शिक्षा पाने और वृुद्धिमत्ती बनने को 
इच्छा करने लगीं । उनके शिक्षण की व्यवस्था हुई। हमारी चामला को तो आपकी 
बेटी से बहुत लगाव हो गया है। दिन में एक-दो वार उसके बारे में बात करती ही 
रहती है।” 

“शान्तला भी आपकी दूतरी बेटी की याद करती रहती है। उसको तो वह 
अपनी दीदी ही समझती है। आपकी वड़ी बेटी इतनी मिलनसार नहीं दीखती ।” 

“क्ष्या करें, उसका स्वभाव ही ऐसा है। वह ज्यादा मिलनसार नहीं है ।” 

“हमारी लड़की भी कुछ-कुछ ऐसी ही है ।” 

“फिर भी वह होशियार है। वह परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेती है ।” 

“ये सव प्रशंसा की बातें हैं। उसकी उम्र हो क्या है ?” 

“हमारी पद्मला ही की तरह हृप्ट-पुप्ट है, वह भी ।* 

“शरीर के बढ़ने मात्र से मत का विकास थोड़े ही होता है, वास्तव में हमारी 
शान्तला आपकी दूसरी बेटी से एक साल छोटी है ।” 

“आप भी जूब हैं, हमारी वच्चियों की उम्र का भी आपने पता लगा लिया । 
ठीक ही तो है, कन्या के माता-पिता की पड़ौसी की वच्चियों पर भी आँख लगी 
रहती है ।" 

हे “पिछली वार जब मैं यहाँ जायी थी नव आप ही ने तो बताया था। इसलिए 
मुझे मालूम हुआ । नहीं तो दूसरों की बातों में हम दखल क्यों दें ?” * 

“ठीक है। मुझे स्मरण नहीं रहा । लड़की बड़ी होती जा रही है। कहीं इसके 
लिए योन्य वर को खोज भी कर रही हैं कि नहीं ?” 

“फिलहाल हमने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचा ।” चामच्वाजी । 

“फिलहाल शादी न भी करें, फिर भी किसी योग्य वर की ताक में तो होंगी 
ही। वर खोज किये विना बैठे रहना कैसे सम्भव है ? इकलौती बेटी है, अच्छी तरह 
पाल-पोसकर बड़ा किया है। साधारण लोगों के लिए जो जरूरी नहीं उन सब 
विद्याओं का भी शिक्षण दे रही हैं उसे आप । यह सव देखने से ऐसा लगता है कि 
कहीं कोई भारी सम्बन्ध आपकी दृष्टि में है ।” 

योर वास्तविक 3 

कहता हूं, रे इस सबका उत्तर दे नहीं सकती, चामब्वाजी ।” 


' 264 / पट्टमहादेदी शान्तला 


“मारी सम्बन्ध को घोज करने में य़तती क्या है ? माता-दिठा री पट इच्छा 
स्वाभाविक ही है कि उनरो बेटी अच्छो जगह सुपी होकर रहे ।” 

“फिर भी सवरो एक मीसा होती है, घामब्वाजो ।” 

/हाँ, बट नो है ही। अच्छा, हैं चलूँ। रद तैदार हो ऊामे 
द्वारा खबर भेज दूँगी ।7 

गुबरानी और बडी रानी को इस म्योते बा समाचार मासूम हजा। श्ममे 
उन्हें दुछ आरचय भो हुआ। फिर भी संदभागता बरना उनका 
स्वभाय था। इसलिए उन्हें एक सरह में असमंजस ही सलगा। परस्तु युउ्रानी की 
समझ में यह नहीं आया रि दप्टनायक उसकी पस्नों ने गजजुमारों से स्थौता 
बँसे और क्यो स्वीकार बरा लिया । युर्सती एचयदेरी ने सोचा, नो भी हो, भर 
जो इस राजपानी में ही छूटपारा मिल झायेगा । 





घर मैं नोरर पे 











आामय्या ने बटुत जच्छा भोज दिया। घामदो ने हेग्यडती माथिरख्ये से पृछधा, 
“मित्रयों के लिए और पुरवों के लिए स्ययस्या असलग-थपग रहे या एग गाय ?” 
मावियब्ये ने गहा, “दश्श्नायाजों समान से तो स्यवस्था असल गरने की 
मादद आवश्यकता नहीं । यट आप पर है, घामप्याडी ।/ 
चामद्ये भी यही घाहती घी। पौवसाय बी दोवतारें दनी थी, एक स्त्रियों 
की, दूसरी पुरणे की, आमने-सामने । छोटे राजएुसार उश्यादित्य में शास्तसा के 
पाग बैठने को शिर बी । आखिरी वफ़ठ पर, इसलिए घामघा को पिट्टिदेश पे परम 





रगोली के! रग-बिरंगे बित्रो वे घोष बेरे के प्कों दर प्ररोधा गंदा भोडन 
सबने मौतपृर्देश डिया। बच्साल दुछ परेशान दिये रहा था । गममुष बढ एपसा 
मी दृष्टि शा सामना नहींबर पा रहा था। उससे मिले एके दयशरा को घुगा 
था। वास्तव में बाव यट थी शि उसने उसरे बारे मे सोबा सझू सेटो था। पर्स 
अद या अपने शो अपराधों मान सा पा। उसरे मत में शुष्ध कामरत हो सखी 
थी हि भार दुछ अनिरीक्षित पटना पटेगो। उसे घर बात माूम थी हि प्चता 
सपभाव से इुछ्ध हदीसी है। उस बह रदभार टोज है एा नहीं, इस पर दिस 
जरने को ओर उसने घ्यात नही दिया दा। गिटयी होने दर भी बट उसमें चाहता एां, 
अन से हर मरी रख संशता था। उतने दिल पर पदला शा इतना झाहरा द्रमार 
अषह्ा था। पदला ने भी भोर बरोे समय बत्टल शा अपनी तरफ आजदिय बगते 








दृदूमाादेदो छाकणा / 265 


का प्रयत्त किया था। परन्तु उसे समय उसने अपनी दृष्टि को पत्तल पर से इधर-- 
उधर नहीं हटाया । 

दण्डनायक और चामब्बा ने बहुत आजिजी के साथ मेज़वानी की । हेग्गड़े' 
दम्पत्ति इस तरह के सत्कार-भरे शब्दों के आदी नहीं थे। उनके इस सत्कार से 
इनका संकोच बढ़ गया था। सत्कार के इस आधिक्य के कारण भोजन भ्षी गले से 
नहीं उतर रहा था । 

हेग्यड़्ेजी ने सोचा था कि मरियाने दण्डनायक की पहली पत्नी के पुत्र माचण 
दण्डनाथ और डाकरस दण्डनाथ भी यहाँ इस अवसर पर उपस्थित होंगे। इनमें” 
डाकरस दण्डनाथ से हेग्गड़े मारसिगय्या का कुछ विशेष लगाव था । इसका कारण . 
यह था कि उसके साले सिंगिमय्या और डाकरस दण्डनाथ के विचारों में साम्य था" 
और दृष्टिकोण में अन्तर नहीं था। माचण दण्डनाथ कुछ अहंकारी था, उतने इसे 
पिता के गुणों का ही प्रभाव समझा था। यहाँ आने के वाद एक तरह से 
मारसिगय्या ने गुप्तचर का काम किया था, यह कहें तो ग़लत नहीं होगा । उनकी 
गुप्तचरी का लक्ष्य केवल इतना पता लगाना था कि राजघराने से सम्बद्ध रहने- 
वाले और राजभवन के अधिकारी वर्ग में रहनेवाले लोगों में कौन कितनी निष्ठा 
के साथ काम करता है और उनकी निष्ठा कितनी गहरी है । युवरानी एचलदेवी” 
के साथ जो विचार-विनिमय हुआ था उसके परिणामस्वरूप यह गुप्त आदेश” 
मारसिगय्या को प्रभु ने दिया था। प्रभु के इसी आदेश से चिण्णम दण्डनायक ने' 
भी पता लगाने की कोशिश की थी, परन्तु वह सफल नहीं हुआ था। इस अवसर' 
पर उपस्थित न पाकर मारसिगय्या ने पूछा, “छोटे दण्डनायक कहाँ हैं, दिखते' 
नहीं ?” ॥ 

“वे अलग रहते हैं। हमारी घरवाली का अभिमत है कि परिवार में सुखी 
रहना हो तो उन्हें स्वतत्त्र रखना चाहिए। इसलिए वे दोनों अपने-अपने परिवार 
सहित अलग-अगल रह रहे हैं। आज बुलाने का मेरा विचार था। परन्तु आज 
डाकरस के घर में उनके सास-ससुर की विदाई है। माचण और उसकी पत्नी” 
वहाँ गये हैं। यह पूर्व-निश्चित कार्यक्रम था। यों तो हम सबको वहाँ उपस्थित ' 
रहना चाहिए था ।” , ; 


“ठीक ही तो है, वे तो समधी-समधिन हैं। ऐसी हालत में यहाँ यह सव करने: 
की तकलीफ़ क्‍यों उठायी ?” 

“समधी लोग आते-जाते ही रहते हैं। साल में, दो साल में यह होता ही रहता" 
है। परन्तु आप लोगों का वार-बार आना-जाना नहीं हो सकता । हमारे युवराज” 
और वड़ी रानीजी दोनों को आपके विपय में विशेष आदर और प्रेम है। आप लोगों 
रु से हमारा घर भी पवित्र हो जाए, इसीलिए यह इन्तज़ाम किया है|. 
मेरे दिमाग्न में इस आयोजन की बात नहीं आयी थी, आखिर हम योद्धा ही ठहरे + 


266 / पहुमहादेवी शान्तला 


यह सलाह और यह आयोजन हमारी घरवाली का है। वे ही इस सवकी सूघ- 
घारिणी हैं।” 

“थोद्धाओं के दिल में भी प्रीति रहती है। आप ही कहिये, हेग्गढ़ेजी |" 
चामव्वे ने कहा । 

“मा रो-काटो, ये सव बाहर की वात है, घर के अन्दर की बातें कुछ और ही 
हवीती हैं । 

“हाँ, हाँ, ऐसी बातें कर रहे हैं मानो बहुत भुगत चुके हैं।” चामव्वा ने व्यंग्य 
किया । 

"हाँ, सत्य कहे तो स्त्रियों के लिए वह आश्चर्य ही लगता है।” ये बातें 
अनिरीक्षित ही चल निकली जिससे एक आत्मीयता का वातावरण पैदा हो गया 
था। बडी के इस वाग्युद्ध को छोटे सव कुतू हल से सुन रहे ये । 

हैग्गडे मारसिगय्या ने हेग्यड़ती की ओर कनखियो से देखा। बह मुसकरायी । 
बात चल ही रही थी। 

“हां, यहू दण्डवायक का वश हरिए्पन्द्र की सन्‍्तति है न?” चामब्वे बोली 

"यह मेरो-तेरी वात है, बंश की वात क्यो ?” 

“भेरी-आपकी बात होती ती आप सारी स्त्रियों पर आक्षेप क्यो करते कि 
सत्य कहने पर स्त्रियों को आश्चर्य होता है। आप ही कहिए, हेग्यडतीजी ॥/” 

“ऐसी सब बातें आपसी विश्वास पर अवलम्बित हैं। एक तरफ अविश्वास 
उत्पन्न हो जाए तो सत्य भी आश्चर्यजनक हो सकता है ।" 

४... “तो आपकी राय किस तरफ है ?” फ़िर प्रश्व किया चामव्या ने। 

“मै किसी की तरफदारी नही कर रही हूँ । मैंने तो तत्व की वात कही है। 
यदि में अपनी बात कहूँ तो मेरे स्वामी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, यह मेरा 
विश्वास है। इसलिए आश्चर्य का प्रश्न ही नद्ठी उठता ।” 

मना, हेग्यड्रतीजी भी तो स्त्री हो हैं न। सत्य कहने पर उन्हे आश्चर्य नहीं 
होता। वे खूद कह रही है। इसलिए सव स्त्रियों को एक साथ मिलाकर मत 
बोतिए ।” 

“हाँ, वही हो । चामव्या को हेग्गडतीजी की टोली में शामिल नहीं करेंगे। 
ठीक है मं ?” दण्डनायक ने कहा । 

“वह मिरजनहार ब्रह्मा खुद एक न बना सका तो यह दण्डनायकजी से कंस 
सम्भव होगा ।/ 

“अच्छा कहा, मानों उस ब्रह्मा को खुद देख आयी हो, वात करने में क्या 
रखा है।” मरियाने दण्डनायक ने व्यग्य किया। 

4... “मैंने यह तो नहीं कहा कि मैंने ब्रह्मा को देखा है ।” चामब्वे ने कहा। 

“बात्त कुछ विगड़ती देखकर हेग्गडेजो ने वात का रुख बदलते हुए कहा, 


यट्टमहादेवो ब्ान्तला / 267 


“दुण्डनायिकाजी, आपने ये जो मण्डक वनवाये हूँ वे इतने वड़े हैं जितना बड़ा 
आपका मन है। उसे देखते ही मुंह से लार टपकने लगती है। आपकी रुचि तो 
चल्पना से ही वाहर है। उसे इस ढंग से तैयार करना हो तो उसकी पूर्व-तैयारी 
कितनी होनी चाहिए! गूँथना, उसकी लोई बनाना, आग्र सिलगराना, कढ़ाई 
चढ़ाना, लोई को पाटी पर वेलना, उसे कढ़ाई में फेराकर देकर पकाना । इतने 
परिश्रम और साधना से जैसे मण्डक का स्वाद ले सकते हैँ वैसे ही तप से तपकर 
साधना द्वारा मन को तैयार करेंतों ब्रह्मा का दर्शन भी हो सकता है। इसे 
असाध्य क्यों समझती हैं ? साधना करके दिखा दीजिए । तब देखें, दण्डनायकजी 
च्या कहते हैं ।” मार्रसगय्या ने कहा । 

“हा, हाँ, इन अकैले का मन तुप्त करने के लिए इतना सारा परिश्रम क्यों, 
ब्रह्मा से माँगने-जैसा वर ही कया है। ब्रह्मा ने जब यहाँ भेज दिया तभी माथ्रे पर 
लिख भेजा है। उसे साध्य बनाने के लिए ज़रूरी मन भी उसने ही दिया है। बस 
इतनी तृप्ति रहे तो काफ़ी है । देकव्वे, हेग्गड़ेजी को एक मण्डक और परोस ।” 

“मने मण्डक माँगा नहीं, उसका उदाहरण दिया है ।” पेट पर हाथ फेरते 
हुए हेग्गढ़े ने कहा । 

इतने में मण्डक की परात और दूध का लोटा लिये देकव्बा आयी। 
मारसिंगय्या ने पत्तल पर झुककर कहा, “मैं खा ही नहीं सकता ।” 

दण्डनायक ने कहा, “देकव्वे एक काम करो। स्त्री-पुरुष के भेद बिना सब 
बड़ों को आधा-आधघा और छोटों को उस आधे में आधा-भाधा मण्डक परोस दो। 
कोई इनकार नकरें। यह हमारी अतिथियों के प्रति श्रेयःकामना का प्रतीक 
होगा ।” 

“अतिथियों के श्रेय के साथ अतिथियों का भी श्रेय सम्मिलित है, इसलिए यह 
भारी होने पर भी खा लेंगे ।” मारसिंगय्या ने कहा । 

भोजन के पश्चात्‌ सबने थोड़ा विधाम किया । यह तय था कि विश्वाम के 
पश्चात्‌ सब फिर मिलेगे। हेग्गड़े दम्पत्ति के लिए एक कमरा सजाकर रखा गया 
था। विट्विदेव, चामला, शान्तला और उदयादित्य बाहर के प्रांगण में ही रहे । 

हाथ घोकर वल्लाल सीघा अपनी आदत के मुताविक उस कमरे की ओर गया 
जहाँ वह वैठा करता था | यह कहने की ज़रूरत नहीं कि पद्मला वहाँ पहले ही 
पहुँच चुकी थी । 

बललाल ने जिस परिस्थिति की प्रतीक्षा की थी वहु अब उपस्थित हो गयी। 
वह चाहता तो उसका निवारण कर सकता था। परन्तु उसका मन निवा रण करने 
से पीछे हटता रहा। इसलिए वह सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। वह 
इस प्रतीक्षा में चुप रहा कि पहले वही बोले । 

वह अन्दर खूद आयी थी । वल्लाल ते उसे बुलाया नहीं था। बैठने को भी 


268 / पट्टमहादेवी शान्तला 


नही कहा। उसे यह भी नहीं भूझा था कि क्‍या करना चाहिए। वह मौन रही, 
पत्थर की मूति की तरह। 

बल्लाल को आशका थी कि वह गुस्सा करेगी । उससे यह मौन सहा ने गया 
उसकी ओर देखा, वह ज्यो-की-त्यों अटल खडी रही। उसके मुँह से बात निकली, 
“वही क्‍यों खड़ी हो ?” परन्तु इस प्रश्न की क्या भावना थी, उसे मालूम नहीं 
पड़ा । 

पद्मता ने उत्तर तो दिया, “क्या करें?” परन्तु अन्दर का दु ख बढ़ने लगा 
था, हिचकियाँ बंध गयी, आँसू बहने लगे। 

बल्लाल उठा, उसके पास गया । पूछा, “क्या हुआ ?” उसकी आवाज में 
कुछ घबडाहट थी । 

आँचल से आँसू पोछकर बोली, “क्या हुआ, सो मुझे क्या मालूम ? अपने न 
आने का कारण आप ही जानें। अगर मुझसे कोई गलती हुई थी तो बताने पर 
अपने को सुधार लेती । परन्तु बहुत समय तक इस तरह न आये तो ***” उसका 
दुख दुगना हो गया । बात झुक गयी । 

“आओ, बैठो।” 

“आपको मुझ पर जब गुस्सा हो'**”! 

“क्या मैंने गुस्से मे बात को है 

“तो फिर आये क्यों नही ?” 

-. “फुरसत नही मिली, बहुत अधिक अध्ययन करना था ।”' 

"बहू सब बहाना है, मुझे मालूम है। आपका अन्यत्र आकर्षण है। उस 
हेग्गहती की लड़की का ग्राना, नाचना और पाठ, साथ-साथ । उसका सगे 
चाहिए'*॥/ 

“पद्मला, बेवकूफो की तरह बातें मत करो। अण्ट-सण्ट बातें करोगी वो मुझे 
गुस्सा आयेगा । अभी खाते वक्‍त जो बात सुनी वह क्‍या इतनी जल्दी भूल गयी। 
विश्वास होना चाहिए परस्पर, दोनों मे । किसी एक मे अविश्वास हो जाए तो 
फल-प्राप्ति नही होगी ! हेग्गडती ने बहुत अनुमव की बात कही। मैं सत्य कहूँ तो 
भी तुम न मानो तो मैं तुम्हे समाधान नहीं दे सकता। लो मैं अब चला ।” 
बल्लाल मे कहा । 

“जिन पर विश्वास करने हैं उनसे खुले दिल से बातें नही करें इस प्रश्न का 
उत्तर हेग्गड़तीजी क्या देंगी, यह उनसे पूछ आयेंगे २7 

“मेरे जवाब देने से पहले तुम्हे यह वात नहीं कहनी चाहिए थी, पद्यला। 

४ तुम मबको उस हेग्गड़े के घरवालों से कुछ दुराव है, न जाते क्‍यों, यह वात जब 
कह रहा हूँ तो युले दिल से हो कह रहा हूँ । उनसे तुम लोगो को वया कप्ट हुआ 
है?” 


पट्टमहादेवी ज्ञान्तला / 26 


“मुझे तो कुछ नहीं हुआ ।* 

“तो और किस-किस को तकलीफ़ हुई है ?” 

“मैं नहीं जानती ।* 

“फिर उनके बारे में ही ऐसी बातें क्यों ?” 

“मेरी माँ कहती थीं कि वे हम-जैसी हैसियतवालों के साथ रहने गत 
नहीं ।” 

“इसी से तुमने ऐसा विचार किया ?”. 

“हाँ, मुझे क्‍या मालूम। सर्वप्रथम जब उनको देखा मेरी माँ ने. तब से वे 
मुझसे यही कहती आयी हैँ । इसलिए मुझमें भी यही भावना है ।” | 

“अगर यही वात हो तो आज का यह सारा न्यौता-ब्योंता क्यों किया ?” 

“मुझे क्या मालूम बड़े लोग क्या काम क्‍यों और' कब करते हैं यह सब मुझे 
मालूम नहीं होता ।” | 

“हेग्गड़े की लड़की तुम्हारी वग़ल में खाने वैठी इसलिए तुम्हारे गले से खाना 
नहीं उतरा, है न ?” ' 

“खाना गले से नहीं उतरा, यह सत्य है, परन्तु वग़ल में हेग्गड़े की लड़की बैठी 
थी, इसलिए नहीं उतरा, यह ग़लत है। न उतरने का कारण यह था कि सामने 
बैठे होकर भी मेरी ओर एक वार भी आपने नहीं देखा ।” 

“मेरे न देखने का सम्बन्ध तुम्हारे गले से खाना न उत्तरने से कँसे हो सकता 
है?” 

“आप मेरी तरह लड़की होते ओर किसी लड़के से प्रेम करते और वह इसी 
सरह कतराकर आपके सामने होने पर भी देखी-अनदेखी कर देता तो समझते ऐसा 
क्‍यों होता है ।” ' 

“तुम्हारी ओर न देख पाना मुझे भी खटक रहा था, इसलिए ऐसा हुआ । 

अब तो सब ठीक हो गया न ?” 

“क्या ठीक हो गया, आप आइन्दा दिन में कम-से-कम एक बार दर्शन देंगे, 
तभी यह ठीक हो सकता है।” 

“तो मतलव यह कि रोज़ मिलते रहें, तभी प्रेम बता रह सकता है। नहीं तो 
'नहीं । यही न ?” * 

0. कहें, आप कल महाराज बननेवाले हैं। महारानी वनने की इच्छक 
- में से किसी अन्य ने आपको अपनी तरफ़ आकृपित करके फँसा लिया हो, त्तो 
हमें क्या पता लगे ?” ४ 

“तो तात्पयय यह कि जो भी मुझसे प्रेम करती है वह केवल इसलिए कि मैं 
महाराज वननेवाला हूँ। यही न ?” - 

“इसमें गलती क्या है ?” 


270 / पहमहादेवी दान्तला 


“इसमे मह स्पष्ट है कि प्रेम से भी ज्यादा बतवान्‌ महारानी बनने का स्वार्थ 
है। ऐसी लडकी पर विश्वास ही कैसे करें।” 

“आप महाराज बनेंगे, यह सत्य है। सचमुच आपमे प्रेम करें तव भी पदवी 
से प्रेम हो जायेगा। स्त्री के मन को समझे बिना उसकी निन्दा करें तो कोई प्रयोजन 
“सिद्ध होगा ?” 

“तो मैं एक वात स्पप्ट पूछ लूँ, पच्चला | अगर मैं महाराज नहीं बनूं तव भी 
तुम मुझसे ऐसे ही प्रेम करोनी २” 

“यह निश्चित है कि आप महाराज बनेंगे, आपका यह प्रश्न ही अर्वहीन है ।7 

“तुम्हारी भावना ऐसी हो सकती है, परन्तु परिम्यिति अगर बदल जाये और 
“किसी और को सिंहासन पर बैठाने का प्रसंग उत्पन्न हो जाये, ऐसी स्थिति'* 

“सत्र भी मैं आपकी ही बनी रहेंगी ।” 

“यह तुम्हारे अन्त करप की वाणी है २” 

महा 

“कल तुम्हारे माँ-बाप अगर उल्ठान्मीया दुछ बढ़ दें, तब भी *” 

“ये कुछ भी कहे, मैं आपकी ही रहूँगी । 

“यद्वि तुम्हारा यही निश्चय हो तो में भी आश्वामन दूँगा । कोई कुछ भी कहे, 
मैं महाराम बनूँ या न बनूँ, विवाह तुमसे ही करूँगा ।/ 

“आपके मुँह मे यह बात सुनकर मैं जी गयी ।” 

“अब तुम्हे एक वचन देना होगा, पद्मा ।” 

“कहिए, महाराज ।” 

“जैसा तुमने कहा, मैं महाराज बनूंगा और तुम महारानी । इममे बुछ 
मन्देह नहीं। परन्तु हम दोनों को उस स्वान पर बैठना हो तो उसके लिए आवश्यक 

मोग्यता पानी होगी। मेरे लिए योग्य गुर मित्रे हैं। अपने लिए एक बच्चे गुरू 
नियुक्त करने के लिए तुम्हें दण्डनायक से कहना होगा। मेरी महारानी केवल 
सुस्दरी कहलाए, यही पर्याप्त नही, पच्चा । वह होशियार, उदार, सन्मार्गावनस्त्री, 
महिंला-शिरोमणि गुणक-पक्षपातिती है, ऐसा लोगो को कहता चाहिए, समझना 
चाहिए। ऐसा बनने की हमें प्रतिज्ञा लेती होगी | जिसकी पूर्ति में व्यस्त रहने से हम 
एक-दूसरे से न मिले तो हममे से किसी को बन्‍्यवा नहीं समझना चाहिए । दोनो 
के एक होने का समय आते तक सहनशील होकर हमे प्रतीक्षा करनी पडेगी, अपनी 
भारी शक्तियों को केन्द्रित कर एकाग्र भाव से ज्ञावार्जन की ओर प्रवृत्त होता होगा। 
ठीक है न ?” 

“6. “जोकाज्ञा 7! 

«. “अब तुमने जो आश्वासन दिया उस पर मुसत्रु राहुट की मुहर भी तो लगनीं 
चाहिए ।” पद्चला की आँखें चमक उठी । एक आत्म-सृप्ति की भावना जागी । चेहरा 








पहुमहादेवी शान्तता / 277 


मुसकान से खिल उठा । 

“आओ, बैठो ।” बल्लाल ने कहा । 

“बैल तो काम कैसे चलेगा । अभी काम है। माँ ने कुछ कार्यक्रम भी बना रखाः 
है। आप ही ने दीक्षा दी है, मैं प्रतिज्ञावद्ध हूँ, अभी से, इसी क्षण से ।” कहती हुई 
वहाँ से भाग चली । उसके पाजेव की आवाज़ बल्‍लाल के कानों में गूंजती रही ॥ः 
उसका ह्ृदयान्तराल स्पन्दित हुआ | 

इधर चामव्वा ने भोजन के समय विट्टिदेव की बगल में बैठी चामला को देखा” 
तो वह यह सोच रही थी कि चामला-विट्टिदिव की जोड़ी कितनी सुन्दर है। इसीः 
धुन में वह पैर पसारकर लेटी तो आँख लग गयी। उसकी आशा स्वप्न के रूप में 


उसी नींद में परिणत हुई थी। उसने खुर्राठे लेकर निद्रामग्न दण्डनायक को पीठ. 


पर थपृथपाकर जगाया और कहा, “दिन के स्वप्न सत्य होते हैं, मैंने अभी-अभी 
स्वप्न में चामला और विट्टिदेव का विवाह होते देखा है ।” 

“विवाह, कौन-सा विवाह ? मैं तो स्वप्न में युद्ध देख रहा था ।”  दण्डनायकः 
ने कहा । 
“अच्छा जाने दीजिए । आपको तो युद्ध के सिवा दूसरी कोई चिन्ता ही नहीं ।! 
मुझे स्वप्ने दिखायी दिया। दिन के स्वप्न सच निकलते हैं। स्वप्न में चामला-- 
विट्विदेव का विवाह हुआ।” उसने फिर कहा । अब की वार स्वप्न की बात पर 
अधिक बल दिया, चामव्वा ने । 

“ठीक, छोड़ो, अब इसके सिवाय तुम्हारे मन में दूसरी कोई चिन्ता नहीं ।' 
चाहे जो हो, हम दोनों भाग्यवान्‌ हैं। जो हम चाहते हैं वही हमारे स्वप्न भी होते 
हैं। चलो, चलो । जब अतिथि घर बैठे हैं तव अपने आप में मगन रहें, यह ठीक 
नहीं ।” कहता हुए दण्डनायक हड़वड़ाकर मुंह धोने चला गया। 

पूर्वे निश्चय के अनुसार फिर सव लोग उनके घर के विशाल प्रांगण में इकद्ठे- 

हुए 

हे पद्मला और चामला का गायन और नतंन हुआ। उनके ग्रुरु, उत्कल के. 
नाद्याचायय महापात्र ने उपस्थित रहकर मदद की । अपने गुरु की अनुपस्थिति में 
नर्तन नहीं करूँगी, यह वात शान्तला ते पहले ही कह दी थी, इसलिए उसका केवल. 
गायन हुआ। 

... नाद््याचार्य महापात्र ने शान्तला का गायत सुना । उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की और कहा, “अम्माजी, तुम्हारी वाणी देवियों की-सी है। हमारी चामला कभी- 
कभी यही बात कहा करती थी, मैंने विश्वास नहीं किया था | ऐसी-इतनी उम्र में 
इतनी विद्वत्ता पाता साधारण काम नहीं । इसके लिए महान्‌ साधना चाहिए 
तुमने साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। इतना निखरा हुआ स्वर-विन्यास, राग- 
विस्तार, भाव-प्रचोदन, यह सव एक सम्पूर्ण जीवन्त साधना है, देवांश-सम्भूत ही. 


272 | पट्महादेवी शान्तला 


घर 








के लिए यह साध्य है। हेग्यड्ंकी, आप बड़े भागपदान हैं! ऐसे बन्‍्दा-एन दी. भेंट 
आपने ससार को दी है। कर्षाट्क के कला-जगत्‌ के लिए आपकी यहे पुत्री एक 
श्रेष्ठ भेंट है। ऐसो लिप्ण प्रानेदाते गुरु भी भाग्यवात्‌ हैं ।" 

शान्तला ने उन्हें दीदण्ड-प्रणाम किया । 

“बच्ची को आशीर्वाद दीजिए, गुरुजी ।” माचिकव्बे ने कहा । 

नाद्याचाय ने अपने दोनों हाय उसके घिर पर रखकर कहा, “बेटी, बुम्ह्मरी 
कीति आचद्राक स्थायी हो।" ध 

शान्तला उ्ठी। ताट्याचार्य ने कहा, “अम्माजी, सेरी एक विनती है। इस 
समय तुम्हारे गुर यहाँ नही हैं, यति-निर्दश के बिना तुम नृत्य नहीं करोगी, ठीक 
है। परन्तु मुझे तुम्हारा नृत्य देखने को इच्छा है । तुम मान लो तो मैं गारऊेगा और 
तुम नृत्य करोयी । मैं १हुत आमारी हूँगा (” 

“रोति भेद है न, थुरुजी, मेल केते बैंठेया 7” 

४'मैं ही मृदंग वजाऊँया अम्माजी, मेरी विनती मानो ।” 

“गति-निरश सम्पर्क नहीं होगा तो ग्रति का अनुसरण करना वॉठिन होगा ! 
ऐसे गवि-रहित नृत्य करने से तो चुप रहता ही अच्छा है । कला के प्रति उपवार 
कमो नहीं होना चाहिए, यह मेरे गुरुवर्य का आदेश है । इसलिए मैं आपसे क्षमा- 
याचना करती हूँ।” 

“अच्छा जाने दो, एक गाना और सुना दो। तुम-जैसे स्वर विन्यास करनेवालों 
के गायन के लिए मृदग बजावेदाते को अपनी प्रतिमा दिखाते का एक बहुत ही 
अच्छा अवसर है ।” नाट्याचार्म ने कहा । 

“झास्तला ने विस्तार के साथ स्वर-विन्यास कर एक और गाना गाया। 
नाट्याचार्य के हाथ मृदग प्रर चलते, मधुर नाद उत्पन्न करते। मृदग-लांद की 
वैखरी और लालित्य को शान्वेला ने पहचान लिया तो उसमे एक सी स्फूरति आ 
गयी ( एक-दूसरे का पूरक बनकर स्पर्धा चली। इस स्पर्धा ने वातावरण में एक 
नयी ल्दर पैदा कर दी। सब मस्त्रमुग्ध बैठे रहे । 

शान्तला ने फिर प्रणाम किया और कहा, “गुढुजों, आपकी उंगलियों के स्पर्श 
में एक विशेषता है। यह केवल गति-निर्देवव सात वही, साव-श्द्योदत भी करता 
है। यह मेरा सोभाग्य है कि ऐसे मूदंगन्वादन के साय गाते का एक योग मिला $ 
आप फुरमत से एक वार हमारे यहाँ आइए । हमारे श्ुरजी को आप जैसे विद्वान का 
स्‌ग बहुत ही अच्छा बयवा है ।/ झानतवाः की विवती थी । 

“तुम न भी बुलाओ, मैं एक वार आऊेंगा ही । तुम्हारा नृत्य एक वार देखकर 
ही रहूँगा, अम्माजी । महापात्र ने कहा। है 5८ 

“बाप वह उदार हैं, युरुजी । सूर्यदेव के मन्दिर को बालू पर सुंदर के सामने 
खड़ा करनेवाले शिल्पियों के देश से आये हैं त आप ? उस प्रस्तर-शित्प को भव्यता 


पट्टभहादेदो शान्तता / 273 


हा 


को देखनेवालों ने बताया है कि यह उत्कल की उदारता का प्रतीक है।” शान्तला 
ने कहा । 

“तो तुम्हें कोणार्क का इतिहास भी मालूम है, अम्माजी ?” 

“हमारे गुरुजी जो जानते हैं वह सब मुझे भी विस्तार से समझा देते हैं।” 

“अम्माजी, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो । तुम्हारे दर्शन से में भी भाग्यवान्‌ 
हो गया ।” महापात्र ने कहा । उपाहार-पनीय आ गये, नहीं तो उनकी बातचीत 
और चलती ) 

हेग्गड़ेजी के लिए रेशम का एक उपरना, हेग्गडती और उनकी लड़की के लिए 

रेशमी साड़ियाँ और चोली के लिए कपड़े विदाई में दिये गये । वास्तव में हेग्गड़ती 
माचिकब्वे को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ । दण्डनायक की पत्नी इतनी 
उदार भी हो सकती है, इसकी कल्पना ही वह नहीं कर सकी थी। उन्होंने कहा, 
“दण्डनायिकाजी, यह सब क्‍यों ? अभी आपके यहाँ बहुत मांगलिक कार्य सम्पन्त 
होने है, यह सब देना तभी अच्छा होगा। इसे अभी लेते हुए संकोच होता हैं ।” 
साचिकव्चे ने अपनी झिझक व्यक्त की । . 

“मंगल द्रव्य के साथ जो दिया जाता है उससे किसी सुमंगली को इन्कार नहीं 
करवा चाहिए, हेग्गड़तीजी | मैंने कुछ पहले से सोचा न था। आखिरी वक्त जो 
लगा सो दे रही हूँ । यह दण्डवायक और हेग्गड़े के घरानों के स्नेह के प्रतीक के 
रूप में स्वीकार करें ।' चामव्वे ने कह । कोई दूसरा चारा नहीं था, हेग्गड़ती ने 
इस भावना से स्वीकार किया कि यह एक अच्छी भावना के अंकुरित होने का 
प्रथम प्रतीक बने । माँ ने जब लिया तो वेटी क्या करती, उसने भी लिया । 

हेग्गड़े-दम्पती ने दण्डनायक को सपरिवार एक बार अपने यहाँ आने का 
निमन्त्रण दिया। “इन नाट्याचार्य को भी साथ लाइये । यदि कोई आक्षेप न हो 
तो वहाँ के मन्दिर में आपकी वच्चियों के गायन और नर्तेन की व्यवस्था कझेंगा । 
बहुत अच्छा गाती हैं और नृत्य भी करती हैं। वास्तव में पिछली बार जब हम 
आये थे तो सुना था कि उनका शिक्षण चल रहा था । इतने थोड़े समय में इतनी 
अच्छी तरह सीख गयी हैं ।” हेग्गड़े मारसिगय्या ने कहा । 

हँसी-खुशी से सबने विदा ली। चामला रास्ते तक आयी। पद्चला ने प्रधान 
द्वार हर भाकर शान्चला का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, “भूलना नहीं ।” 

_. ,भ छोटे गाँव में रहनेवाले हैं। हम आपको भूलेंगे ही नहीं। आप भी हमें न 
भूलें ।” शान्तला ने कहा ! ः 
“भूलेंगी कैसे, रोज गैगों में है 
पल ” जि चामला आप लोगों के बारे में वात करती रहती हे एः 
“आप तो उसकी दीदो ही हैं न, में भो कैसे भूलूंगी ?” 
इस छोटे से सम्भाषण से उनमें मैत्री का द्वार तो खुल गया, बंब यह देखना 


274 / पहुमहादेवी शान्तला 


है कि उमके अन्दर मे कितनी रोशनो बिखरतो है। ध 
ये सब वातें सुनकर एचलदेवी भी आश्चर्यचकित हुईं 
प्रस्थान के पहले राजपहल में भी उनका योग्य सत्कार किया गया। मार- 
ममगय्या अपने गुप्तचर कार्य का साय वृत्तान्त युवराज एरेयंग प्रभु को भुना चुका 
च्या। 
बड़ी रानी चन्दलदेवी का तो भाभी और अम्माजी को विदा देते हुए गला भर 
आया, आँखें भर ब्रायी । वह गदुगद हो गयी, मुँह से बात ठक न निकल सकी । 
चणते ममय शान्तला ने महाराज युवराज और युव रानी को प्रणाम कियरा। बेवि 
खागचर्द्र को साध्टाग प्रणाम किया | कवि नागचर्द्र को आँखें भर आयी । 
हेग्पड़े परिबार की यात्रा सिगिमय्या के नेतृत्व मे आगे बढ़ी । बाद में हेग्गडेजी 
को मालूम हुआ कि सिगिमय्या डाकरम दण्डनायक के धर भी आवतिष्य लेने गया 
था । वास्तव में वह अन्यत्र एक वसति-गृह में रह रहा था, इसलिए सम्पर्क का 
अवसर बहुत कम मिल पाया । 
मारमभिंगय्या और सिगिमस्या दोनों की एक राय थी कि डाकरम होगियार, 
“तिष्ठावान्‌ू मोर उदार है, उसका वडा भाई माचण अपने पद पर इतरानेवाना 
अहंभावी है। अमल में दण्डनायक ने अपने घर में उमके वहिन-बहनोई और भानजी 
की जो मसत्कार दिया था उसपर सिंगिमय्या को आश्चर्य भो हो रहा था, क्योदि 
दोरसमुद् आने पर चामब्चे के प्रभाव के वारे मे काफ़ी सुन चुका था। 
इधर थुवराज-युवरानी, बड़ी रानी और राजकुमारों के अचानक प्रस्यान का 
ममाचार दोरममुद्र के निवामिमों के लिए एक आश्वपंजनक बात बन गयी थी । 
“उममें भी खासकर दण्डनायक परिवार के लिए यह वच्धप्रात-सा था ) बिना अने- 
थे के एददम बढ़ी रानो और दुषारों के साथ युवराज और सुवरातीजी का हा 
प्रस्थान ! यह कँसे हो सकता है ? यह सब पुर्वेननिश्चित है। हमे मालूस न होने 
'का बन्दर-ही-अन्दर कुछ पद्यम्त्र रचा गया है । यह कवि भी ऐसा निकला कि 
“उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। जानती हुई भी एक बात भी कटे 
बिना, खाकर जानेवाली हेग्यडती से भी बुछ नहीं बताया, वह वी घोलेवाज 
चाभब्या का मन उद्विग्ग था, कघ से वह आमग-दवूला हो वर्टवड़ान सगी, 'युव- 
पानी को तो उस हेग्यड़ती को लडकी को हो महारानों दनाने वी इच्छा है। मुन्ते 
जब मालूम है 
बेचारी पच्चता मह सब्र सुदकर किकवेव्यविमृद दो ययी। 


पट्टमहादिती झान्तना / 275 


् 


चिण्णम दण्डनायक और कुन्दमराय पूर्व-निदिष्ट रीति से वेलापुर में युवराज 
और उनके परिवार के रहने की व्यवस्था कर चुके थे। वह पोग्तल राजवानी से 
केवल तीन कोस की दूरी पर था इसीलिए आवश्यक प्रतीत होने पर राजधानी 
आने-जाने की सहुलियत एरेयंग प्रभु को थी । ४ बे 7 १22 
कवि नागचन्द्र को वेलापुर दोरसमुद्र से अच्छा लगा । नदी-तीर पर बसी यह 
जगह वेलापुरी पोग्सल राज्य-सीमा के वक्षस्थल-सी और यगची नदी उस सीमा 
के कटिवन्ध-सी लग रही थी। नागचन्द्र तो थे कवि ही, उनकी कल्पना चल्षु में” 
पोय्सल राज्य-पुरुष का यह रूप बस गया था । 
वेलापुरी पोय्सल राज्य के प्रधान नगरों में केन्द्र-स्थान था। पूर्व की ओर 
दोरसमुद्र, पश्चिमोत्तर में सोसेऊर, दक्षिण में बादव पुरी, इन तीनों का केन्द्र वही 
माना जाता था। वह राज्य-विस्तरण का समय था। राज्य-सीमा का जैसे-जैसे 
विस्तार हुआ, राज्य में विलीन नये-नये प्रदेशों की प्रजा में निप्ठा और दक्षता" 
रूपित करने के लिए नये-तये मुख्य नगरों को चुनकर पोब्सल राजा उममें रहा 
करते। इसी क्रम में उन्होंने सोसेऊर के वाद वेलापुरी को चुना था। इसी तरह, 
दक्षिण के चोल राजाओं के सीमा-विस्तार को रोकने और अपने सुखी राज्य को 
विस्तृत करने के उद्देश्य से यादवपुरी को भी उन्होंने प्रधान नगर बनाया था। 
प्रत्येक प्रधान नगर में एक दण्डनायक और उनके मातहत काफी सशक्त सेना रहा 
करती थी। वेलापुर की प्रधानता के कारण अमात्य कुन्दमराय का निवास वहीं 
था । सोसेऊरु का नेतृत्व चिण्णम दण्डनायक कर रहे थे। 
फिलहाल राज्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर अधिक पड़ने के कारण प्रभु नेः 
राजधानी की देखरेख का उत्तरदायित्व प्रधान गंगराज और महादण्डनायक' 
मरियाने पर छोड़ रखा था। महाराज की और राजधानी की व्यवस्था भी उन्हीं 
पर छोड़ रखी थी। मरियाने के लड़कों को दण्डनायक के पद पर नियुक्त कर उनकी: 
हैसियत बढ़ायी गयी थी। उन्हें आवश्यक शिक्षण देने की जरूरत थी, इसलिए 
उन्हें तव तक दोरसमुद्र में ही रखा गया जब तक उनका शिक्षण पूरा न हो। 
अब की बार एरेयंग प्रभुने दोरसमुद्र से प्रस्थान करते समय माचण' 
दण्डनायक को यादवपुरी की निगरानी करने को रखा : डाकरस दण्दनायक को: 
वैलापुरी में नियुक्त कर वहाँ जाने का आदेश दिया । 
मरियाने को यह परिवर्तन जँचा नहीं, फिर भी वह कुछ कर नहीं सकता था ॥! 
पक परज लेकर ही यह परिवर्तन किया है ।” 
रे पा यात्रा की खबर तक न देकर युवराज के एकदम चल देने से” 
जहा 07 ; 


“की तैहलका मच गया था। अब इस परिवर्तन ने सलगतीः 
कया । हु 





महादण्डनायक का मन रात-दिन इसी चिन्ता में घुलने लगा कि मेरे वेटो को 
मुझसे दुर रखते का यह काम मेरी शक्ति को कम करने के लिए किया गया है, 
युवराज ने इसीलिए यह काम किया है, मैंने कौन-सा अपराध किया था ? मैं खा- 
पीकर बड़ा हुआ इसी राजघराते के आश्रय में, मेरी धमनियों में जो रक्त बह रहा 
है वह पोय्मल रक्त है। मुझसे अधिक निष्ठावान्‌ इस राष्ट्र मे कोई दुसरा नहीं । 
ऐसी हात्त मे शुवराज के मन मे मेरे बारे मे ये कैसे विचार हैं ? 

चामव्य। ने जवाब दिया, “यह सब उम हेग्गड़े का जाल है । इन भस्मधारियों 
का कभो विश्वास नही करना चाहिए ।” 

“तो यह सब उसी का प्रभाव हो सकता है। इसीलिए उल्लू बनाना मुहावरा 
चल पडा होगा। अब तो स्थिति हाथ से निकलती लगती है।” 

“मैंने पहले ही कहा था कि उस हेग्गड़े का काम छुश दो, नहीं तो उसका 
किसी खटपटघाली जगह तवादला कर दो। आपने माना नहीं। जव देखिए, वही 
हमारे लिए शूल बना है ।” 

“बहू काम इतना आसान नही । उसके सम्बन्ध में बृछ करने पर उसकी प्रति- 
क्रिया हम ही पर होगी। इस सबका कारण तुम ही हो। तुमने अपनी हस्ती-हैसियत 
दिखाने के तैश मे आकर उस हेग्गड़ती को पहले से जो अपमानित किया उसी का 
यहे परिणाम है। हमसे ऊपर जो रहते हैं उससे लगे रहनेवालो और उनके विश्वास- 
पात्र जो बने उनसे रूभी हमे द्वेप नहीं करता चाहिए। इस वात को कई वार 
समझाने पर भी तुम मानी नही । तुमको यह अहकार है कि तुम्हारा भाई प्रधान है, 
तुम्हारा पत्ति दण्डनायक है। तुम अपनी हैसियत पर घमण्ड करती ही | तुम्हारी 
इस भावना ने तुमको ही क्यों, बच्चों समेत हम सबको इस हालत में ला रखा 
हद |! 

* हाँ, सारी गलती मेरी ही है। आपने कुछ भी नहीं किया ।” 

“मैंने भी किया है, तुम्हारी वात सुनकर मुझे जो नहीं करना चाहिए था वह 
'किया। उत्त दिन युवराज से महाराज बनने के लिए जोर देकर कहना चाहिए था | 
मुझमें गलती हुई। तुम्हारा कहना ठीक समझकर वैसा कहा, तभी से युवराज 
मुझे सन्देह की दृष्टि से देखने लगे हैं। अब स्थिति ऐसी है कि महारान भी मेरों 
सलाह आमतौर पर स्वीकार नही करते” 

“मेरे भाई ने भी सम्मति दो तब, आपने ऐसा किया। अब मेरे ऊपर दोप 
लगाएँ तो मैं क्या करूं? मैने जब यह भलाह दी थी तभी वह नही मानते और 
आपको जो सही लगता वही करते। मैं मरा थोड़े करती। मुझे जो सूझा, सो 
कहा। क्या मैं आप लोगो की तरह पढी-लिखी हूँ ? अनुभव से जो सूझा सो कहा 
भा। आप उन लोगो मे से ई जो स्त्री-शिक्षा के विरोध में विचार रखते हैं। आपको 
अपनो बुद्धि अपने ही वच्च में रखनी चाहिए थी ।” यो उसने एक बवण्डर ही खडा 


पट्टमहादेवी शान्तला / 277 


कर दिया । 2 
"देखो, अब उन सब बातों का कोई प्रयोजन नहीं । हम पर युवराज शंका कर | 
तो भी कोई चिन्ता नहीं । हमें दुरा माने तब भी कोई चिन्ता नहीं । हमें तो उनके 
प्रति निष्ठा से ही रहता होगा । हमने जो भी किया, उसका लक्ष्य कभी बुराई 
करते का न था। इतना अवश्य है कि अपनी लड़कियों को हम उनके छुमारों के 
हाथों सौंप देता चाहते हैं ।* ॥ 

“अब वे यदि न माने, उतके मन में इस तरह की शंका उत्पन्न हो गयी है तो 
हमारी कसी हालत होगी, यह कहना मुश्किल है। है न ?” 

“लड़का क्या कहता है, पद्मला ते कुछ बताया क्या ?* 

“उसे क्या समझ है, लड़के ने कहा मालूम पड़ता है कि वह उसीसे विवाह 
करेगा। वह ख़ शी से खिली बैठी थी, अब आँसु वहा रही है ।” 

“बुुवराज की यात्रा की वात मालूम नहीं होने पर जो तुम आग-बबूला होकर 
गरजने लगीं उससे वह धीरज खो बैठी ।” 

“आप तो उसे धीरज वेधाइये । 2 

“क्या कहकर धीरज वेधाऊँ ? मैं एक बार वेलापुरी हो आने की सोच रहा 
हूँ । थों तो हमारे कवि भी वहाँ हैं।” 

“ठीक । जो मन में आया उसे लिख कवि कहलानेवाले का क्या ठिकादा और 
क्या नीति ? ऐसे लोग गिरग्रिटठ की तरह रंग वदलनेवाले और जिस पत्तल में 
खाया उसी में छेद करनेवाले होते हैं। जहाँ मानदेय मिलें वहीं उनकी नजर लगी 
रहती है। क्या उसने युवराज के इस तरह जाने की वात पहले कही थी ?” 

“उससे बात नहीं हो सकती थी। बेचारा, उसकी कैसी स्थिति रही होगी, 
कौन जाने ? इसलिए जब तक बेंलापुरी हो न आऊँ तब तक मन को शान्ति नहीं 
मिलेगी ।” 

“किसी वात का निर्णय भाई से विचार-विनिमय करके ही करें।” 

“सलाह दी, भाग्य की वात है। वही करूँगा ।” 

“पद्मला की बात उठी तो एक बात और इसके वारे में कहनी है।” 

भ्क्या ? 

“हमें उसे महारानी बनने के योग्य शिक्षित करना चाहिए, यह आपके होने- 
वाले दामाद की इच्छा है। इसलिए किसी को***” 

“पहले सगाई तो हो, फिर देखेंगे ।” 

“आप ही ने कहा था कि यदि मैं शिक्षित होती तो अच्छी सलाह मिल सकती 
थी। जो शिक्षण मुझे नहीं मिल सका वह कम-से-कम आपकी बच्चियों को मिल 
जाये। इतनी व्यवस्था तो हो! पता नहीं उनकी शादी किससे हो, वह तो 
जिननाथ के हाथ में है। एक वात की दूसरी के साथ गाँठ न बाँधें ।” 


278 / पट्टमहादेवी शान्तला 


/इस बारे मे भी तुम्हारे भाई से सलाह लूँगा। ठीक है न ?”* 

पत्ि-पतली में जो चर्चा हुईं उसके जनुमार प्रधान गयराज से विचार-विनिमय 
हुआ बच्चो के शिक्षण की उन्हेंने भी स्वीकृति दी। उनको स्वीकृति से यह 
आभास भी नदी मिला कि ये राजकुमार की वात को कितना मूल्य दे सके है। 
अभी से इस सम्बन्ध में वे कुछ कहना नही चाहते थे, अभी हालात वुष्ठ गेंद है, 
कुछ छन जाएँ। अभी कुछ कहे तो उसका अर्प बुरा भी हो सकता है। इमलिए 
वेलापुरी जाना आवश्यक प्रत्तीत नहीं द्वोता । समय की प्रत्तीजा कर योग्य अवसर 
मिलने पर इस विवाह के सम्बन्ध में ठीक-ठीके स्थिति जानते का काम करेंगे। 
बच्चो के स्थानास्तर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं, किस-कितकों कहाँ-कहाँ रखना 
अच्छा होगा, इस दृष्टि से ही इन बातो पर शिचार करना होगा, यह मैंने स्वयं 
युवराज को बताया था । परन्तु मैने यह नहीं सो वा था कि वे इस पर अभी अमल 
कर डालेंगे। माचण के स्थानान्तर की जल्दी नहीं थी। परस्तु डाकरम को अपने 
पाम बुला लेने का उड्ें श्य राजकुमारों के शिक्षण की व्यवस्था जौर देख-रेख है, 
इसलिए उसके स्थान-परिवर्तेत की जल्दी भी थीं। अपने बच्चो के शिक्षण का भार 
विश्वास के साथ आपके बेटे पर छोड रखा है, तो आपको युवयज के किसी काम 
पर सन्देह करते की जरूरत भी नहीं। आपको इस उम्र मे, बुझपे के कारण बहुत 
जल्दी प्रतिक्रिया का भाव उठता है । जल्दवाजी के कारण जो कोई प्रतिक्रिया हो 
जाती है उसके माने कुछ-के-कुछ ही जाते है। इसलिए ये सव विचार छोड़कर 
चुप रहने की सलाह प्रधान यगराज ने महादण्डनायक को दी । इस विचार-विनि- 
मय के फलस्वरूप दण्डनायक की वच्चियों को शिक्षण का लाभ हुला 











राजकुमारी का अध्ययन णोर-शोर से चल पड़ा। बल्लाले में अध्ययत के भ्रति जो 
आमयक्ति पैदा हो गयी थी उसे देखकर कवि नागचन्द्र बहुत चकित हुए, उन्हें बडा 

सन्‍्तीप हुआ था । इस सम्बन्ध में एक दिन उन्होंने युवरानी थे कहा था, “वल्लाल 
कुमार की इस श्रद्धा का कारण सन्नियान है। 

“आप यदि खुले दिल से मुझसे वात न॑ करते तो यह काम नही हो मकता या । 
इसका एक कारण यह भी है कि उस दिन अभ्यास्त के समय ही वह अधिक प्रमा- 
चित हुआ होगा । उसके दिल में आपकी उपदेश-वाणी झंकेत हो रही थी कि तमी 
मैंने भी खुलकर उमसे बातें की | वल्कि कहूँ, इस भावना से आप वारतें न करत ता 
पता नही राजकुमार के भविष्य का क्या हुआ होता । 


पटुमहादेवी 279 


“जब कभी अच्छा होना होता है तो बुद्धि भी ऐसी हो जाती हैं। यहाँ के 
प्रशान्त वातावरण में शिक्षण कार्य निर्वाध गति से चल रहा है। 

“आप तृप्त हो जायें तो पर्याप्त है।” 

“मुझे तो तृप्ति है। छोटे राजकुमार की जितनी सूक्ष्म ग्रहण-शक्ति न होने पर 
भी बड़े राजकुमार की ग्रहण-शक्ति उच्चस्तरीय है। अव तो अध्ययन में उनकी 
एकाग्रता भी स्पष्ट दीखती है, कई बार वे छोटे राजकुमार से भी जल्दी पाठ 
कण्ठस्थ कर लेते हैं ।' 

“पोग्सल राज-सिहासन पर बैठने योग्य उसीको बनाइये, माँ होकर मैं यही 
माँगती हूँ। उसे प्रजा का प्रेमपात्र बनना चाहिए और प्रजा का विश्वासपात्र 
बनना चाहिए । इतनी योग्यता उसमें आनी ही चाहिए ।* 

#इस विपय में आपको अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। मैं इसी ध्येय 
को लक्ष्य में रखकर उन्हें शिक्षण दे रहा हूँ ।” 

“अच्छा कविजी, यहां आपको सब सुविधाएँ प्राप्त हैं न ? अगर कोई दिवकत 
हो तो बताइये । प्रभुजी से कहकर ठीक करा दूंगी ।” ह 

/विण्णम दण्डनायकजी ने स्वयं इस ओर ध्यान देकर सारी व्यवस्था कर सब 
बातों की सुविधाएँ जुदा दी हैं ।' 

“बहुत अच्छा ।” ; * 

इतना कहकर चुप हो जाने पर कवि ने समझ लिया कि अब जाना हैं। वह 
भी उठ खड़ा हुआ परन्तु गया नहीं | 

“और कुछ कहना है कविजी १” युवरानी एचलदेवी ने पूछा । 

“हाँ, एक निजी वात है ।” 

“कहिए । १2 

“एक पखवारे से सोच रहा था कि कहूँ या नहीं । आज इस निर्णय पर पहुँचा 
कि कह दूं। मेरे निवेदन में कोई ग़लती हो तो क्षमा करें ।” 

“इतनी पूर्व-पीठिका है तो वात कुछ गम्भीर ही होगी ।” एचलदेवी से कहा । 

बह फिर बैठा। बोला, “डाकरस दण्डनायकजी ने यहाँ आने के वाद एक बार 

मुझे चुला भेजा था । जाकर दशेन कर आया । उस समय उन्होंने जो वात कही उसे 
सुनकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। जो बात मुझे सही नहीं लगती उसे बिना 
छिपाये स्पप्ट कह देना मेरा स्वभाव है, उससे चाहे जो हो जाये | जिस पत्तल में 
खाये उसी में छेद करना मेरा स्वभाव नहीं । यह वात दण्डनायकजी के यहाँ से उठी 
है। यह मैंने वात करने के ढंग से समझ लिया, यद्यपि उन्होंने वात इस ढंग से की 
कि उससे मेरा दिल न दुखे। उनके कहने के ढंग से लगा कि मुझे प्रभु का आश्रय 
और उनका प्रेम मिला, इसलिए में उनकी परवाह नहीं करता, यह भावना उनके 
मन में उत्पन्न हो गयी है। यह सुनने के बाद मैं इस वात की जड़ की खोज में लगा 


280 / पट्टमहादेवी शान्तला 


हूँ । वेलापुरी की यात्रा का समाचार पहले से जानते हुए भी वहाँ से निकलते समय 
“उनसे कहकर नही आया, मैं सोचता हूँ यही कारण रहा होगा। सन्तिघान जानती 
है राज-परिवार के यहाँ पधारते समय पिछले दिन अचानक रात को ही चिण्णम 
“दण्डनायक के साथ यहाँ सकुटुम्ब आना पडा । फिर भी चिण्णम दण्डनायकजी से 
इस बारे में मैंने निवेदन किया था । उन्होंने कहा, यह स्वामीजी की आजा है, 
“तुरन्त तैयार हो जाओ प्रस्थान के लिए। जिन-जिनकों बताना होगा उन सबको 
राजमहल से खबर भेज दी जायेगी । इसके लिए आपको चिन्तित होने की ज़रूरत 
नही मैं इधर चला आया । मेरे भन पर जी भार लद॒ गया था, उसे मैंने सम्निधान 
से निदेदन किया है । आज्ञा हो तो एक वार दोरसमुद्र जाकर दण्डनायकजी से सीधा 
“मिलकर क्षमान्याचना कर आऊँगा ।” कवि नागचर्दर ने कहा । उसका मन वास्तव 
में उट्ेग से भरा था। 

“इस समाचार पर रंग सम्भवत स्तियो को और से चढा है। आपको 
आतकित होने की जलरत नहीं ? सिर्फ इसीलिए आपको वहाँ तक जाने की, जरू रत 
प्नही। मैं स्वामी से वात कहूँगी । आप निश्चिस्त रहे ।” 

“स्त्रियाँ कहे या पुरुष, ऐसी बात से तो मन दुपेगा ही ।” 

“आप काब्य-रचना करने बैंठें और किसी नाथिका के दु ख का चित्रण करना 
पड़े तो आप खू द रोने बैठेंगे ? ऐसे बैठने से काव्य-रचना हो सकेगी ? यहाँ भी वही 
“बात है। किसी के बारे में कोई बात आपसे सम्बद्ध कोई कहता है तो उसपर 
आपको चिन्ता क्यों हो? आपके मन में ऐसी भावता क्यो हो ? आपके मत में ठुराई 
-म हो तभी निर्लिप्त रहना साध्य होता ।/ 

“मुझमें कोई ऐसी बात ही नही है । परन्तु उनसे विदा लेकर आना कसंब्य 
था, उसका पालन ने हो सका, यही चिन्ता मन को सालती रही ।” 

“भकिस्तु जिस परिस्थिति में आपको आना पडा, उससे आप परिचित हैं, तो 
“इसके लिए चिन्तित नही होता चाहिए। महादण्डनायक यहाँ आनेवाते ही है, तब 
चाहे आप सीधी बात कर लें । जब त्तक वे स्वय यह बात नहीं उठायें तव तक आप 
खूद यह बात न उठायें, यह सही ही नहीं है, यह मेरी सलाह भी है ।” 

"ठीक है। अव तत्काल मन का भार कम हुआ, बोझ उतरा । उनके आने 
'पर क्या होगा, यह अभी से क्यों सोर्चू ? आज्ञा हो वो चलूंगा। मैने आपके साथ 
बात करने की जो स्वतन्त्रता ली उसके लिए क्षमा माँगता हैं ।” 

"नही, ऐसा कुछ नही । आप सब राज-परिवार के हैं। आप लोगों को अपनी 
“इच्छा खुले दिल से स्पष्ट कहना चाहिए, यही अच्छा है” 

कवि नागचन्द्र नमस्कार करके चला गया । 

युवरानी एचलदेवी अपने पलग की तरफ़ चली। और पैर प्रमारकर लेट 
जयी। 


पट्टमहादेवो घान्तला / 287 ं 


चामव्वा की इस दुर्वृद्धि पर युवरानी एचलदेवी के मन में घुणा की भावना 
उत्पन्त हो गयी। मरियाने दण्डनायक के आने का समाचार तो मालूम था परच्तु 
उसका कारण वह नहीं जानती थी। चामव्वा ने कौन-सा पासा खेलने के लिए 
उनके हाथ में देकर भेजा है, यह विदित नहीं । प्रतीक्षा करके देखना होगा। 

हाँ, हाँ, प्रतीक्षा करके देखने का विचार किया, यह तो ठीक ही है। इस 
विचार के पीछे एक-एक करके सभी बातें याद आयीं। इस सवका मूल कारण 
राज-परिवार की समधिन वनने की उसकी महत्त्वाकांक्षा है। हेग्गड़ती और उसकी 
लड़की ये शनि के चले जाने की खबर सुनते ही उसकी ख शी का ठिकाना न रहा । 
यही उसके आनन्द का कारण था ! कैसी नीचता ! च्यौते का नाटक रचा, कुछ 
बस्त्र आदि देकर खूब लेल दिखाया । फिर विदाई का नाटकीय आयोजन किया | 
शायद इनके प्रस्थान के तुरन्त वाद वह विवाह की बात उठाना चाह रही थी । 
उसे पता दिये बिना, हम लोगों का प्रस्थान होने से वह मौक़ा चुक गया। इसपर 
उसे गुस्सा भी आया होगा। और वह गुस्सा किसी-त-किसी पर उतारना चाहती 
है। ऐसी हालत में, दण्डनायक शायद इसी सम्बन्ध में वात करने आ रहे होंगे। इस- 
लिए पहले ही से अपने प्रभु से विचार-विनिमय कर लेना अच्छा है । 

ठीक उसी वक्त बड़ी रानी चन्दलदेवीजी के आने से यह विचार-श्ंखला 
टूटी | वह तुरन्त उठ खड़ी हुई । 

“बुला भेजती तो मैं स्वयं सेवा में पहुँच जाती ।” युवरानी ने विनीत होकर 
कहा | चैठने के लिए आसन दिया । | 

बड़ी रानी बैठती हुई बोलीं, “आप वहुत विचार-मग्न लग रही हैं, मेरे आने 
से बाधा तो नहीं हुई ?” 

“विचार और चिन्ता ने किसे मुक्त किया है वड़ी रानीजी ? एक छोटी चींटी 
से लेकर चक्रवर्ती तक को एक-न-एक विचार करते ही रहना पड़ता है। अब, क्या 
आपको चिन्ता नहीं? आपका चेहरा हो बताता है। क्या करें, बड़ी रानी 
रेविमय्या के आने तक आपको इसी तरह चिन्तित रहना पड़ेगा ।” 

“मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरे कारण आपकी जिम्मेदारी बढ़ गयी है यदि 
वलिपुर से सीधा चली जाती 

“वहीं से चली जाती तो हमें आपकी आत्मीयता कहाँ मिलती ? प्रत्येक क्रिया 
के पीछे ईश्वर का कोई-न-कोई निर्देश रहता ही है ।” 

इतने में घण्टी बज उठी। युवरानी और एचलदेवी की वात अभी ख़तम नहीं 
हुई कि इतने में एरेयंग प्रभ की आवाज़ सुन पड़ी, “बड़ी रानीजी भी हैं । अच्छा 
हुआ । गालव्बे अन्दर जाकर सूचना दे आओ |” 

एचलदेवी स्वागत करने के लिए उठकर दरवाजे तक आयी | 

एरेयंग प्रभु अन्दर आये, “बड़ी रानीजी, चलिकेनायक अभी कल्याण से लौटा 


282 / पट्टमहादेवी शान्तला 


है। सम्निधान ने पत्र भेजा है कि स्वास्थ्य ठोक न होने से वे स्वयं आ नहीं सकते! 

इसका अर्थ यह हुआ कि बडी रानी को विदा करने का समय आ। गया। हेँसी-खुशी' 
से विदा करने के बदले एक आतक की भावना में जल्दी विदा करने का प्रसग 
आया है। जिस वक़्त आप चाहे, योग्य संरक्षक दल के साथ भिजवा देंगे। खुद 
साथ चलने की आज्ञा दें तो भो तैयार हैं । कल हमारे महादण्डनायक अचानक ही 
यहाँ आनेवाले है। वे यदि मान लेगे तो उन्हीं को साथ भेज दूंगा ।” बिना रुके एक 
ही साँस में यह सब कहकर उन्हींने अपने ऊपर का बोझ तो उतार दिया, परन्तु 

यह समाचार सुनने को बड़ी रानीजी और एचलदेवी दोनो तैयार नही थी । 

बडी रानीजी सो किकर्तव्य-विमूढ़ होकर ही बैंठ गयी । एकदम ऐसी खबर 
सुनने पर एचलदेवी कुछ परेशान भी हुई । परन्तु यह सोचकर कि उसके मन पर 
दूमरी तरह का कोई आघात लगा होगा और इसी वजह बिता दम लिये एक ही 
साँस में कह गये हो, यह समझकर, खुद परेशान होने पर भी वह बडे सयम से 
बोलो, “चिन्ता न करें, बडी रानीजी, जितनी जल्दी हो सकेगा, आपको कल्याण 
पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे । अस्वस्थता की खबर आपके पास पहुंचने तक ईश्वर 
की कृपा से चक्रवर्ती का स्वास्थ सुधर चुका होगा, ऐसा विश्वास करें। हमे विना 
कारण घकड़ाने की जरूरत नहीं । मैं खुद आपके साथ चलकर आपको चकर्वर्ती के 
हाथ सौपकर आऊँगी, आप चिन्ता न करें ।” युवरानी एचलदेवी ने कहा । 

“नायक कहाँ है ?” चन्दलदेवी ने पूछा । 

/“मिलना चाहे तो बुलाऊंगा ।” प्रभु एरेयग ने कहा | 

“यदि वहाँ से रवाना होने से पहले वे सस्निधान से प्रत्यक्ष मिलेहों तो 
बुलाइये ।” 

"गालब्बे, बाहर लेंक खडा है । किसी को भेजकर चलिकेनायक को बुला लाने 
को कहो ।” एरेयग प्रभु ने कहा । 

चन्दलदेवी ने पूछा, “जव नामक ने खबर सुनाई तव वह कुछ घबडाहट महसूस 
करने लगा क्या ?” 

“हमने इतने विस्तार से नहीं देखा-पूछा। इसलिए इतना ही कहकर कि 
"ठीक है' हम उस पत्र को लेकर इधर चले आये। अभी पत्र पढा नही है। बडी 
रानीजी के समक्ष हो पढना उचित समझकर हमने अविलम्व नही पढ़ा ।” कहकर 
फरमान की मुहर खोली। बड़ी रानी और एचलदेवी देखने के लिए ज़रा आगे 
झुकी । एरेयग प्रभु ने स्वस्तिधी भादि लम्बी विस्दावली पर नज़र दौडायी और 
फरमान पढ़ना शुरू किया-- 

“धारानगरी पर विजय प्राप्त कर बडी रानी को सुरक्षित रखकर आपने जो 
कार्य दक्षता से किया है, इससे बहुत सन्‍्तोष हुआ | इस खुशी के समय अपनी इच्छा 
से, आगे से, पोय्सल-वंश-त्रिभुवन-मल्ल यह चालुक्य-विर्द भी आपकी विर्दावली 


पट्टमहादेवी दान्तला / 283 


के साथ सुशोभित हो, यह हम इसी फरमान के द्वारा सूचित करना चाहते हैं। यहाँ 
“का राजनीतिक वातावरण भाई जयसिह के कारण केलुपित हो गया है। इसे प्रकट 
“करना ठीक नहीं, फिर भी आप पर हमारा पूर्ण विश्वास है अत: आपको बताया 
>है। इस वजह से फिलहाल हम दोरसमुद्र को ओर आने की स्थिति में नहीं हैं। 
'नुकसान तो हमारा ही होगा। बड़ी रानीजी को जितनी जल्दी हो सके कल्याण 
'भिजवाने की व्यवस्था करें। यहाँ की राजनीतिक हलचल को वहाँ के आम लोगों 
के लिए साधारण बातचीत का विपय नहीं वनना चाहिए। इसलिए नायक को 
बताया है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं ।* 

बड़ी रानी का हाथ अनायास ही गले पर के मांगल्य-सूत्र की ओर गया | एक 
दीर्घ श्वास लेकर कह उठीं, “एक ही क्षण मन में क्या सव हो गया !” चन्दलदेवी 
का मन स्वस्थ हो गया था। 

“अब बड़ी रानी के मन में इस एक ही क्षण में जो सब हो गया वही इस देश 
के दाम्पत्य जीवन का संकेत है ।” युवरानी एचलदेवी ने कहा | 

गविता कारण वेचारे नायक के विश्वाम में बाधा डाली ।” वड़ी रानी ने 
कहा । 

“वह भी बड़ी रानीजी से मिलने के लिए उतावला था। उन्होंने जो खबर 
सुनायी थी उप्रके सन्दर्भ में इस वक्त उससे मिलना ठीक न समझकर मैंने ही मता 
किया था। सचमुच हमें भी इससे कुछ चिन्ता हो गयी थी ।” 

“किसी सम्भावित भारी दुःख का निवारण हो गया ।” कहती हुई एचलदेवी 
उठ खड़ी हुई । 

“क्यों ?” चन्दलदेवी ने पूछा । 

“एक दिया घी का जला भगवान्‌ को प्रणाम करके आऊँगी ।” कहकर एचल- 
देवी निकली । ह 

चन्दलदेवी ने “मैं भी चलती हूँ ।”” कहकर उसका अनुगमन किया । 

इधर क्षण में ही चलिकेनायक आ गया। इस बुलावे के कारण वह घबड़ा गया 
और पसीता-पसीना हो गया। यात्रा की थकावट, असन्तोपजनक वार्ता, तुरन्त 
आने का यह बुलावा, इन सब बातों ने मिलकर उसमें कम्पन पैदा कर दिया था । 

नायक ने युवराज को प्रणाम किया। 

“बैठो नायक . 

“रहने दीजिए,” कहकर पूछा, “इतनी जल्दी में वुलाया ?” 

“हाँ, तव जल्दी थी, अब नहीं । इसीलिए बैठने को कहा है।” 


नायक की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह टकेटकी लगाकर 
देखता रह गया । परन्तु बैठा नहीं। 


“क्यों नायक, वहरे हो गये हो क्या ?” 


284 / पटद्महादेवी शान्तला 


ः 


“नही, ठीक हूँ, प्रभु” 

“तो बैठे क्‍यों नही, बैठो ।” 

बहू सिमटकर एक आरम पर बैठ यया। 

प्रभु एरेयग कुछ बोले नही, नायक प्रतीझा करता वेंठा रहा। जिसपर बेंठा 
था वह आसन बाँटों का-सा लग रहा या | कब तक यो वंठा रहेगा ? “हुकुम हुआ, 
आया, क्‍या विषय है” उसने पूछना चाहा, वात रकी । 

“जिन्होंने बुलाया है उन्हें आने दो। तव तक ठहरो, जल्दी क्यों ?” उसे कुछ” 
बोलमे का अवसर ही नही रहा | मौत छाया रहा। कुछ ही क्षण वाद बड़ी रानौ 
ओर युवरानी घी का दिया जलाकर प्रणाम करके लौटी । नायक ने उठकर उन्हें' 
प्रणाम किया । 

“क्यों, नायक, अच्छे हो ?” चन्दलदेवी ने पूछा। 

बडी रानी चन्दलदेवी को देखने से उस्ते लगा कि उन्हें अभी चक्रवर्ती की 
अस्वस्थता की खबर नहीं मिली होगी। उसने सोचा, यह अप्रिय समाचार सुनाने 
की जिम्मेदारी मुझी पर डालने के इरादे से इम तरह बुलाया है, इससे वह और 
भी अधिक विस्ता-भार से दव गया, बोला, “हाँ, अच्छा हूँ ।” 

बडी रानी बैठी । नायक से भी बँठने को कहा / युवरानी भी बँठ चुकी थी, 
घर नायक खड़ा ही रहा । 

“इसे दी-दो बार कहना पडता है, पहले भी इसने यही किया ।” प्रभु एरेयंग 
ने किया । 

नायक कुछ कहे बिना बैठ गया। जो पत्र वह स्वयं लाया था उसमे दिखाते हुए 
प्रभु एरेयेंग ने पूछा, “यही है न वह पत्र जो तुम लाये हो ?” 

श्हाँ। 

“बडी रानीजी की इच्छा है, इम पत्र को तुम ही पडकर सुना दो, इसोलिए 
छुमकों बुलाया है ।” कद्टते हुए प्रभु एरेयंग ने पत्र उसकी ओर बढाया । चलिके-- 
नायक ने आकर पत्र हाथ में लेकर वडी रानी की ओर देखा । 

“क्यों साथक, पढोगे नही ?” एरेयंग ने पूछा 

“यह तो प्रभु के लिए प्रेषित पत्र है। मेरा पडना***?” इससे उसका मतलब 
था कि अशध्रिय वार्ता उसके अपने मुँह से न निकले । 

“हम ही कह रहे हैं न, पढने के लिए, पढ्ो।” प्रभु ने कहा । 

पत्र खोलकर आरम्मिक औपचारिक सम्बोधन के भाग पर नज़र दौडावी । 
इसके वाद उसको नजर पत्र की अन्तिम पंक्ति पर लगी। पत्र छोटा था । उसकी 
सारी चिन्ता क्षण-भर में यायव हो गयी । 

“मुझे भी फिर से पढ़ता होगा ?” नायक ने पूछा 

“तुमको समाचार मालूम हो गया न, बस | इधर लाओ।” प्रभु ने हाय 


पट्टमहादेवो ज्ञान्तला / 285- 


शखबढाया | नायक न पथ चादा (रन | 
जे 'यह पत्र तुमने पढ़ा नहीं, नायक । अब मालूम हुआ ?” 

“मालूम हो गया, मालिक ।* 

“तुमको फिर बड़ी रानीजी का रक्षक वनकर जाना होगा ।” 

“जो आज्ञा । 

“नायक । लौटते समय तुमने सबच्तिधान का दर्शन किया था या नहीं?” 

चन्दलदेवी ने पूछा । हे का 

“पहुली बार जब दर्शन किया तो कहा कि चलेंगे पर कुछ देरी होगी। तब 
तक रहो। फिर दो दिन बाद मिलने गया तव भी सन्निधान ने यही कहा । 
'परस्तु रेविमय्या के आकर पूछने पर “अब दर्शन नहीं हो सकता, स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं ।' कह दिया, और वताया कि आज्ञा हुई है कि अब दर्शन नहीं दे सकते. 
यह एक पत्र तैयार रखा है, इसे ले जाकर अपने युवराज को दे देना । अमात्य 
“राविनभट्ट दण्डनायकजी ने वताया कि बड़ी रानीजी को शीघ्र इधर ले आने की. 
व्यवस्था कराएँ। हम इधर चले आये । - 

“तो रेविमय्या कहाँ है, वह तो दिव्या नहीं ?” प्रभु एरेयंग ने पूछा । 

“रास्ते में वलिपुर में रुक गया है, कल आयेगा । 

“हेग्गड़ेजी वलिपुर में थे ? 

ग्नहीं ! 

“होते तो अच्छा होता ।” 

“रैविमय्या आयेगा तो मालूम हो जायेगा । मैं कह आया: हूँ । लौटते समय 
“बड़ी रानीजी को वहाँ एक रात ठहरना पड़ेगा। हेग्गड़ेजी आ जायें तो यह सूचित 
करें कि वे अन्यत्न न जायें, बलिपुर में ही रहें ।” 

“ऐसा किया, अच्छा हुआ | परल्तु:-चक्रवर्ती के अस्वस्थ रहने की वात सुनकर 
'हेग्गड़ेजी बहुत चिन्तित होंगे ।-आप-लोगों के. वहाँ पहुँचने तक उनकी चिन्ता ड्वूर . 
'नहीं हो सकती । क्या करें, दुसरा चारा नहीं। ठीक है, नायक, अब तुम जा सकते 
हो । तुम्हें वस्तुस्थिति मालूम हो गयी है न ? कहाँ कव क्या कहना, क्‍या नहीं 
कहना, यह याद रखना ।” प्रभु एरेयंग ने कहा । 

“जो आज्ञा ।/ कहकर प्रणाम कर चलिकेनायक चला गया। भव का नायक 
और था, पहले का और था। सुख-दुःख मानव के स्वरूप को ही वदल देता है, 
एरेयंग ने यह बात नायक के चेहरे पर स्पष्ट देखी । 

“अब तक वड़ी .रानीजी की उपस्थिति के कारण अन्तःपुर भरा हुआ लग 
“रहा था। अब उनके जाने के वाद मुझे तो सूना ही लगेगा ।” युवरानी एचलदेवी 
बोलीं । 


“सूना क्‍यों लगना चाहिए ? घर भर लीजिये। आपके बड़े राजकुमार विवाह- 


.286 / पट्ठमहादेवी शान्तला 


योग्य तो हो ही चुके है ।” चन्दलदेवी ने कहा । 

“बह तो किसी दिन होगा ही, होना ही चाहिए। परन्तु कंसी लड़की आयेगी 
यह नही मालूम मुर्झ ।” युवराती एचलदेवी ने कहा । 

“यह वात मै नही मानती ! बड़े दण्डनायकजी की बड़ी लड़की ने, सुना है, बडे 
“राजकुमार का मन हर लिया है।” 

“बह जोडी ठीक बन गकेगी, बड़ी रानीजी ?” युवरानी एचलदेवी बोली। 
उनकी ध्वनि में कुछ आतक की भावना थी। 

“आपके पास आने पर सब ठीक हो जायेगा। आप शत्रु को भी जीत सकती 
है ।” चन्दलदेवो बोली । 

“मुझे बल्लाल के ही वारे मे अधिक चिन्ता है । हमारा सौभाग्य है कि अब वह 
डीक बनता जा रहा है ।" 

“तो क्‍या बाकी बच्चो के बारे में चिन्ता नही है ?” 

“विष्टि के बारे में मुझे चिन्ता नहीं। उदय अभी छोटा है, उसके बारे में चिन्तित 
होने का अभी समय नही आया है ।” 

“तो क्या आप किसी निर्णय पर पहुँच गयी है ?” 

“मुझे मालूम है कि कुछ बातें मैं न रोक सकती हूँ न टाल ही सकती हूँ । इसी- 
लिए उनसे समझौता ही कर लेना चाहिए ।” 

“त्ात्पय यह कि अनहित से भी हित की साधना करना आपका लक्ष्य है।” 

“हमसे किसी का अनहित मही होना चाहिए । इतना ही अभीष्ट है।' 

- “हमसे यह साधना नहीं हो सकती ।” 

“ऐसा क्यो कहती है ? अच्छाई का काम कोई भी कर सकता है /” 

“सच है | लेकिन जिसे देखकर दुसरे लोग आपस मे झगड़ा करें ऐसे मेरे सौन्दर्य 
ने कोन-सा हित साधा ।” 

“इसका उत्तरदायित्व आप पर नहीं है, वह तो मनुष्य को एक नीचता है, 
सबकुछ अपना ही समझने का स्वाय्य । परन्तु इसी झगडे ने हम लोगो में आत्मीयतता 
दुँदा कर दी है। आपका रूप-सौन्दर्य ही इस आत्मीयता का कारण है ।” 

“यही मैं भी कह रही हें, यही है अचहित मे भी हित देखना ।" 

अब तक ग्रुवराज एरेयम प्रभु चुपचाप बैठे सुन रहे थे, अब बोले, “ऐसे ही 
छोड दें तो आप लोगो की वातें कभी समाप्त नही होगी। बडी रानीजी की यात्रा 
को अब और अधिक दिन तक स्थगित नही किया जा सकता । हम उसके लिए उप- 
युक्त समय निश्चित करेंगे, कल रेविमय्या और दण्डनायक के आने पर । आप अब 
विदाई की रस्म की तैया री करें।” 

>.. "मरियाने दण्डवायकजी विवाह सम्बन्धी वात करने आनेवाले हैं?” चन्दल- 
देवी ने सीधा सवाल किया । 


पट्टमहादेवी शान्तला / 287 


“मे वे, वह वात अब अभी सोचते की नहीं है। उसकी अभी क्या जल्दी है ?” 
कहकर ज्यादा वात करने का मौका न देकर प्रभु एरेयंग चले गये । | 

“तो यह सम्बन्ध युवराज को पतन्‍्द नहीं है ?” चन्दलदेवी ने एचलदेवी से 
पूछा। . 
“बातों से तो ऐसा हो लग रहा है। इससे मुझे दोनों तरफ की चिन्ता करनीः 
पड़ रही है । उधर अपयाजी के विचार भिन्‍न हैं, प्रभुजी के विचार विल्कुल अलग, 
यह सब्र स्पष्ट हो गया है। समग्र ही इस स्थिति को बदल सकता है। इन दोनों में 
से किसी एक के मन को तो वदलना ही होगा ।* 

“जय मैंने यह वात छेड़ी तब युवराज कुछ नहीं बोले । इससे मैं समझ बैठी थी 
कि इस सम्बन्ध में उनके विचार अनुकूल हैं। यह जानती होती कि उनके विचार. 
प्रतिकूल हैँ तो मैं यह सवाल नहीं उठाती, शायद व उठाना ही अच्छा होता । 
चन्दलदेवी ने परेशान होकर कहा । 

“पूछ लिया तो क्या हो गया ? यह मामला ही कुछ पेचीदा है। यह उलझन" 
सुलझाने का भार भी मुझी को ढोता होगा। यह सर्वथा निश्चित है। आपको परे- 
शान होने की जरूरत नहीं। अन्दर का विरोध एक वार फूटकर बाहर व्यक्त ही 
जाये तो मन पर उसका दवाव कुछ कम हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 
मेरा काम कुछ हद तक आसान हो गया है। अरे, मैं तो बातों में भूल-ही गयी थी, 
आज सोमवार है । शाम हो रही है, जल्दी तैयार हो जायें तो मन्दिर हो आयेंगे | 
बाहन तैयार रखने को कहला भेजती हूँ ।” युवरानी ने कहा । 

चन्दलदेवी उठकर अपने निवास चन्द्रशाला गयीं । 


मरियाने दण्डतायक आया। मन्त्रणागृह में युवराज से गुप्त मस्त्रणा हुई। उस समय 
उसने दो मुख्य बातों का जिक्र किया पहली वात यह थी कि महाराज इस बात' 
पर अधिक जोर दे रहे हैं कि युवराज सिह्ासनारोहण के लिए स्वीकृति दें । अवकी' 
बार यह बात दण्डनायक के हृदयान्तराल से निकली थी, फिर भी युवराज ने अपना 
पूर्व-सूचित निर्णय न बदला, उसी पर डटे रहे और कहा, “अब क्‍या कष्ट हो रहा 
है, दण्डनायकजी, कामकाज तो चल हो रहे हैं। पिताजी हमारे सभी कार्यों को' 
स्वीकार कर आशीर्वाद दे रहे हैं, हम छोटों के लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात 
और क्या हो सकती है। वे जोर दे रहे हैं, इससे हमें झुकना नहीं चाहिए। कल 
दुनिया कह सकती है कि पिता बूढ़े हो गये, इससे उन्हें हटाकर खुद सिहासत पर 


288 / पट्टमहादेवी शान्तला 


बैठ गये । अन्दरूनी बातों को दुनियावाले कंसे जानेंगे। मेरी यह इच्छा है कि 
हमारे इस राज्य की प्रजा सुखी और सम्पन्न होकर शास्तिमय जीवन व्यतीत करे ) 
यह मेरे सिंहासनारूढ होते से भी अधिक मुख्य विषय है। इसीलिए दुबारा कभी 
ऐसी सलाह देने का कप्ट न करें। यह हमारा अन्तिम निर्णय है ।” प्रभु एरेयंग ने 
इस निर्णय से दण्डनायक की बात पर पूर्णविराम लगा दिया। 

अब अपना वान्धव्य जोडने का विषय मरियाने दण्डनायक ने बहुत ही 
नरमी के साथ घीरे से उठाया। कहा, “हमारा पूर्व-पुण्य था कि महामातृथी 
क्लेलेयव्वरसीजी ने मुझपर सहोदर-वात्सल्य रखकर किसी कोने में पड़ें रहनेवाले 
मुझको ऊपर उठाया और एक गरष्य-मान्य व्यक्ति ववाया । एक पद देकर प्रतिष्ठित 
किमा। इस ऋण से मैं जन्म-जन्मान्तर मे भी मुक्त नहीं हो सकता। सम्पूर्ण जीवन 
पोस्सल साम्राज्य की उन्नति के ही लिए सम्वित है, मेरा सारा घराना इसके लिए 
सर्दस्व का भी त्याग करने को तैयार है। राजकुमारों की सैनिक शिक्षा का भार 
मेरे पुत्र पर छोड़कर आपने जो अनुग्रह किया है इससे यह स्पप्ट है कि राजे-्परिवार 
का हमारे परिवार पर अत्यधिक विश्वास है। यह विश्वास हमारे लिए एक वरदान 
की तरह है । इस विश्वास की रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे घराने का आद्य- 
कत्तंव्य है यह सम्बन्ध और निकट हो जाये, कन्या का पिता होने के कारण, एक 
भविष्य की आशा लिये बैठा हूँ। कई वार इस विपय का निवेदन करने की वात 
सोची, समग्र की प्रतीक्षा करता रहा। यदि सल्निधान अन्यथा न समझें तो एक 
निवेदन करना चाहता हूँ । अपनी बडी लडकी का बड़े राजकुमार बल्लालदेव के 
साथ विवाह कर देने को अभिलापा करवा हूँ। सन्निधान मेरी इस प्रार्थना को 
उदारता से स्वीकार कर अनुग्रह करें ।” 

“दण्डवायकजी, यह अच्छा हुआ कि आपने अपनी इच्छा बता दी | साथ ही 
सम्रय-असमय की भी वात कही । वह भी ठीक है । इस विपय पर विचार का समय 
अभी नही आया । यह हमारी राय है। राजकुमार के लिए अब विवाह से अधिक 
आवश्यक बात यह है कि वे भावी जिम्मेदारी को संभालने लायक योग्यता प्राप्त 
करें । आप ही ने कई वार कहा भी था कि उनका स्वास्थ्य सन्‍्तोपजनक नही है । 
इधर कुछ दिन से स्वास्थ्य सुधर रहा है, पण्डित चाइकीतिजी को चिकित्सा के 
कारण । वास्तव में हमें आपसे कुछ छिपाने की जरूरत नही है। हमे कुछ समय 
पूर्व इस बात की चिन्ता हो गयी थी कि कम-से-कम वोड़िंक दृष्टि से तो प्िहासन 
पर बैठने योग्य भी कुमार बनेंगे या नही । इस वात का दु य रहा हमें | अब आपके 
द्वारा प्रेषित कवि के समर्थ दिशादर्शंत और शिक्षण के कारण उनमे उत्साह और 
आसक्ति के भाव जगे हैं। इससे हमारे मन में यह भावना आयी है और हम आशा 
करते हैं कि वे सिहासन पर बैठने योग्य वर्ेंगे। इससे हमारा मन कुछ निश्चिन्त 
हुआ है। ऐसे समय विवाह की बात उठाकर उनके मन को आलोडित करना अच्छा 


क्ल्म्नशदरेती शान्तला / 3४०७ 


नहीं है । कम-से-कम और तीव साल तक शिक्षण की ओर ध्यान देना उनके लिए 
हम आवश्यक मानते हैं। आप महादण्डनायक की हैसियत से हमसे सहमत होंगे 

हमारा विश्वास है। अभी इस प्रसंग में वात नहीं उठाना ही उचित हैं। वाद 
में यह वात सोचेंगे। 

“सन्निधान की आज्ञा है तो तब तक प्रतीक्षा करूँगा । 

“इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कह सकेंगे। निर्णय आपका । विवाह कभी-कभी 
हमारी इच्छा के अनुसार नहों होते। इसीलिए योग्य वर मिले, उचित अवसर भी 
भा जाये तभी विवाह करना उचित है। किसी भी वात्त पर अधिक विचार न करके 
हमारी बेटी केलेयल देवी का हेम्माड़ी अरस के साथ एक विशेष मुह्॒ते में विवाह 
कर दिया गया था, विवाह के अब आठ वर्ष चीत गये । आपको मालूम है न ?” 

मरियाने को आगे बात करने के लिए कोई मौका ही. नहीं रह गया । एक 
तरह से वह निराश हुआ । परन्तु उसने प्रकट नहीं होने दिया, ठीक है कहकर चुप 
हो गया। 

इसके वाद प्रभु एरेयंग ने कहा, “दण्डनायकजी | बड़ी रानीजी को कंल्याण 
भेजना है। चालुक्य चक्रवर्तीजी अस्वस्थता के कारण आ नहीं सकते | यों तो मेरा 
आना ही उचित है और संगत भी । परन्तु, इधर उत्तर की ओर रहने के कारण दो 
वर्ष में यहाँ की स्थित्ति वदल गयी है। यहीं रहकर परिस्थिति पर निगरानी रखकर 
कुछ देखभाल करना आवश्यक हो गया है। इसलिए आप जा सकेंगे १” प्रभु ने 
पूछा । न्‍ 

“आज्ञा हो तो हो आऊँगा ।” दण्डनायक ने कहा । ह | 

“आना ही देनी होती तो आपसे ऐसा पूछने की ज़रूरत ही क्या थी ? जब हमें 
जाने के लिए परिस्थिति प्रतिकूल हो तब आप जैसे ही उत्तरदायित्व रखनेवालों की 
भेजना उचित मानकर हमने आपसे पूछा । यदि आपको कोई महत्तर कार्य हो तो 
हम सोचेंगे, किसे भेज सकते हैं ।” प्रभु एरेयंग ने कहा । 

“प्रभुजी का ऐस। विचार करना वहुत ही ठीक है। हमारा अहोभाग्य है कि _ 
हमपर इस स्तर का विश्वास आप रखते हैं। फिर भी श्रीमान सहाराज से एक 
वार पूछ लेना अच्छा होगा । मैं अपनी तरफ से तैयार हैं ।” मरियाने ने कहा । 

“हाँ, दण्डनायकजी, आपका कहना भी एक दृष्टि से ठीक है। मेरा ध्यान उस 
तरफ नहा बया। सचमुच अब आप महाराज के रक्षक वनकर रह रहे हैं। ऐसी 
हालत में उनकी अनुमति के बिना आपका स्वीकार करना उचित नहीं होगा । यह 


आपकी दृष्टि से सही है। हम इसके लिए दसरी ही व्यवस्था करेंगे। इस सम्बन्ध 
में आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं ।” 
“जैसी आजा ।” 


बा. एक बात आपके पत्र जन #पीओ ॥ 
ए और। आपके पुत्र डाकरसजी ने हमे एक सलाह दी है। राज- 


290 / पट्टमहादेवी दइान्तला 


परिवार के दामाद हेम्माड़ी बरमजी ने बहुत खुश होकर उत्तम धनुर्धारी होने के 
कारण बैजरस को बुलाकर उसे *“दृष्टिभेदी धनुर्धारी' की उपाधि से भूपित किया 
और राजकुमारो को घनुविद्या सिखाने का आग्रह किया है! क्या करें ?” 

“इसमें मुझसे क्या पूछना । डाकरस को सलाह बत्यन्त योग्य और श्लाचनीय 
है। खुद ही हेम्माडी अरमजी ने दैजरस के हस्त-कोयाल की चर्चा उदाहरण के साथ 
बहुत मतोरंजक ढग से की थी जितनी जल्दी हो, उन्हे बुलाना चाहिए।” मरियाने 
ने कहा ! 

+'अच्छा, भव एक-दो वैयक्तिक विपय हैं जिन्हे कहना-न-कहना हमारी इच्छा 
पर है और जो केवल हमारे और आपके बीच के हैं, केवल अभिप्राय से सम्बन्धित । 
किसी भी तरह से मन में गलत धारणा बैठ गयी हो तो उसका निवारण मात्र इसका 
उद्देश्य है। आपके बेटो को स्थानान्तरिन करने मे केवल राज्य के हित को दृध्टि है। 
हमने इस सम्बन्ध मे प्रधान गंगराजजी से एक वार विचा र-विनिमय किया था। 
उन्होंने भी सलाह दी थी इस सिलसिले मे एक वात सुनने मे आयी कि महादण्ड- 
नामक के बल को कम करने के लिए यह काम किया गया है। यह प्रतिक्रिया राज- 
धानी में हुई। इस तरह की भावना कहाँ से उठी यह मुख्य विपय नहीं है। ऐसी 
गलत धारणा क्‍यों आयी, यह विचारणीय है । कोई राजघराने का विरोधी है, इस 
थात के प्रमाण मिलने तक उसकी शक्ति कम करने का कोई मन्तव्य नहीं हमारी 
धारणा है कि राज-परिवार जिन-जिन पर विश्वास करता है, उन सभी को बलवान 
होना चाहिए, जिससे राज्य का हित बराबर सघ सके । वे जितने ही बलवान्‌ होंगे 
उतना ही अधिक वह हिंत सधेगा | आपके मन में यदि ऐसी कोई शका आयी हो तो 
आपके दोनो पुत्र दोरसमुद्र वापम भेज दिये जायेंगे ।” प्रभु एरेयग ने कहा । 

“सन्निधान के पास यह खबर आयो है कि मैंने ऐसा कहा है ?” 

“किसी के नाम का जिक्र हमारे सुनने मे नही आया । खबर मात्र हमारे सुनने 
में आयी है। आप महादण्डनायक हैं। ऐसी बातो का इस तरह निकलना अच्छा 
नही, यह आप जानते ही हैं। आइदा इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी बातें कही 
से ने निकलें | इस ओर ध्यान देने मे आप सजग रह सके, इस दृष्टि से मैं कह रहा 

हे 
हे “हाँ, आइन्दा ऐसी वातें न हो, इसका ध्यान रखना ही होगा ।” 

“अच्छा, हमने सुना है कि राजधानी में कुछ लोगो को इस वात का दुःख है 
“कि हमने अपने प्रस्थान की खबर नही दी । हम कब, कहाँ और क्यो जाते हैं, इन 
बातो के प्रचार की आवश्यकता नही । इस प्रचार से अच्छा-बुरा दोनो हो सकते 
हैं। बडी रानीजी के युदभृमि में आने की खबर फँली तो आपने देखा कि वहाँ 
क्‍या काण्ड हो गया | इसीलिए आइदा हमारे जाने-आने की पूर्वे-मूचता आवश्यक 
लही, और न इस पर किसी को परेशान होने की जरूरत ! ये सव व्यक्तिगत वातें हैं, 


पट्टमहादेवी झ्ान्तला | 29 


सार्वजनिक बेदी या राजपथ की. बातें नहीं। राजा और महादण्डनायक की गति- 
विधियों का पता, यह आप जानते ही हैं कि सीमिते होना चाहिए। आपने यहाँ 
आने की खबर भंडारी को दी थी ?” ४ ; 

“नहीं, उन्हें क्यों मालूम कराता ।* 

“इसी तरह, जाने-आने की गतिविधियों का पता जिन्हें लगना चाहिए उन्हें 
समय आने पर ही मालूम कराया जाये। अन्य लोगों को कभी इसकी खबर नहीं 
देवा चाहिए । ठीक है न ?” 

"दीक है, प्रभुजी ।* 

“एक बात और रह गयी । वह कवि नागचन्द्रजी से सम्बद्ध विषय है । अगर 
उन्हें पहले सूचित करते तो उसकी जानकारी दूसरों को भी हो जाती, इसलिए 
हमने उन्हें किसी पूर्व-सूचना के बिना अचानक 'ही पहले यहाँ भेज दिया । वे आपके" 
बहुत कृतज्ञ हैं, इसीलिए उन्होंने, मालूम पड़ा, आपसे कहकर विदा लेने की वात 
कही थी। इसके लिए उन्हें समय ही नहीं मिला, उन्हें तुरन्त चलने की तैयारी 
करनी पड़ी । यही नहीं, वे हमारी आज्ञा पर यहाँ आये, उनके वहाँ से चले जाने के' 
बाद ही राजमहल के आवश्यक लोगों को इसकी सूचना दी गयी थी। फिर भीः 
महादण्डतायकजीः के घर में उनपर दोप लगाया गया, यह खबर हमें मिली है ।' 
उन्हें जानते हुए भी खबर न देने का दोप दिया गया यह सुनकर बेचारे बहुत 
चिन्तित और दु:खी हो गये हैं। राजकुमारों के शिक्षण के लिए ही वे नियुक्त हुए: 
थे, अतः हमारा यह विचार रहा कि उन्हें अपने साथ रखने के लिए आपकी अनुमति 
की आवश्यकता नहीं । यद्यपि वे राजकुमारों के अध्यापन के लिए नियुक्त हैं तो 
भी उन्हें बुला लानेवाले आप हैं इस कारण आपने उन पर कोई ऐसी शर्ते लगायी 
हो कि आपके आदेशानुसार ही उन्हें चलना चाहिए तो हम आप और उनके बीच 
में पड़ना नहीं चाहते । उन्हें भाप ले जा सकते हैं। परन्तु वे किसी भी बात के लिए 

दोपी नहीं । उन्होंने उसी पत्तल में छेद करने का-सा कोई काम नहीं किया जिसमें' 
उन्होंने खाया है। यह बात समझाने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर लेकर उन्हें 
दिलासा दी है। वे भी सीधे आपसे आकर मिलें शायद । उन्हें हमारी आपकी बातों 
के शिकंजे में फेसाना ही नहीं चाहिए। है न?” 
5 भरियाने चुपचाप बैठा सुनता रहा। युवराज की प्रत्येक वात उसी को लक्ष्य 
में रखकर कही गयी है, वह स्पप्ट समझ गया। पत्नी की लम्बी जवान का प्रभाव 
इतनी'दूर तक पहुँच गया है, इस बात की कल्पना भी वह नहीं कर सका था। 


परन्तु गलती ० है, इस बात से वह परिचित ही था। इसीलिए उसके समर्थन 
के कोई माने नहीं, यह भी वह जानता था। इसलिए उसने कहा, “प्रभजी 


जो कह रहे हैं वह सव ठोक है। देखनेवाली आँख और सुननेवालेः कानों 
ने गलत राह पंकड़ी है, इसीलिए प्रभुजी की: बातों को स्मरण रखेंगे और बड़ी 


292 / पहमहादेवी: शान्तला- 


सावधानी से बरतेंगे । प्रभु की एक-एक वात वियाददायक होने के साथ उदारता 
से युक्त भी है, यह स्पष्ट समझ में आ गया । यदि 'हमने जांति-अनजाने कोई गलती 
की तो उसे सुघारकर हमे सहो रास्ते पर चलायें, पोग्सल राजवंश पर जो निष्ठा 
हममे है वह बरावर अक्षुण्ण रहे, इसके लिए समय-समय पर मार्गदर्शन कराते रहें, 
यही मेरी बिनीत प्रार्थना है। यही मेरा कर्तव्य है। ज्यादा बातें करना अप्रकृत है 
कवि नागचन्द्र को बुलाया ही केवल राजकुमारों के शिक्षण के लिए था। उनपर 
हमारा अधिकार कुछ नही । दण्डनायिका ने गुस्से मे आकर बातें की हैं। मैंने उससे 
कहा भी था कि कवि नागचन्द्र के बारे में हमे कुछ नही कहना चाहिए, परिस्थिति 
के कारण उनको कुछ जल्दी मे जाता पडा होगा। मैं उसे और भी समझा दूँगा। 
अव आज्ञा हो तो'**” 

“क्या दोरममुद्र की यात्रा "१४ 

“जी हाँ ।” 

“ग्रह कैसे सम्भव है ! कल हमारे छोटे अप्पाजी का जन्म-दिन है। साथ ही 
बडी रानीजी की विदाई भी होगी। इसके लिए भोज का प्रवन्ध है। आप परम 
जायेंगे बडी रानीजी के साथ । वे वहाँ महाराज से मिलेंगी और फिर आगे की यात्रा 
करेंगी। आप वही ठहर सकते हैं ।/ 

“जो आज्ञा ।” 

“आज एक वार अपने अवकाश के ममय हमारे बच्चो की सैनिक शिक्षा की 
व्यवस्था देखें और कमी व्यवस्था की गयी है, सो भी पूछताछ कर लें। कुछ सलाह 
देनी हो वह भी दें, तो अच्छा होगा ।” 

“जब प्रभु स्वय यहाँ उपस्थित हैं तब" 

“हुम भी तो आप हो से शिक्षित है, टै न? इतना सव करने का हमें अवकाश 
ही कहाँ ।/ 

“जी, वही करूँगा ।/ 

॥अच्छा।/ 

मरियाने चला गया। 

यरुवरानी एचलदेवी को इस सारी बातचीत का साराश जल्दी ही मालूम हो 
गया। नाग्रचन्द्रजी को पहले ही भूचित किया जा चुका था कि भरियाने से वाद 
करने वक़्त उस बात का वे ख़,द अपनी तरफ से जिक्र न करें। 


पट्टमहादेदी शान्तला / 293 


कुमार विट्टिदेव अब पतन्वह की आयुपपूर्ण कर सोलहवीं की ड्योढ़ी पर हैं। 
जन्म-दिन का उत्सव मंगल-वाद्य के साथ बड़े सम्श्रम के साथ पारम्परिक ढंग से 
आरम्भ हुआ। यह उत्सव शाम के दीपोत्सव के साथ हँसी-खुशी में समाप्त हुआ । 
जन्म-दिन के इस उत्सव "को एक नया प्रकाश भी मिल गया था। इसका कारण 
था कि वड़ी रानीजी की विदाई का प्रतिभोज भी उसी दिन था। 

बलिपुर में जैसी विदाई हुई थी उसमें और यहाँ की विदाई के इस समारोह में 
अधिक फरक न दिखने पर भी वड़ी रानीजी को इस वात का पता नहीं लग सका 
कि आत्मीयता में कौन वड़ा, कौन कम है । परन्तु अज्ञातवास की अवधि में हेग्गड़े 
परिवार ने जो व्यवहार किया था, वही इस क्षणिक भावावेश का कारण था। वे 
उस रात बहुत ही आत्मीय भावना से युवरानी एचलदेवी को छाती से लगाकर 
कहने लगीं, “दीदी "*'दीदी***दीदी'* आज मुझे कितना सन्‍्तोप हो रहा है, कहने 
को मेरे पास शब्द नहीं। आनन्द से मेरा गला इतना भर आया है कि वात निकल 
ही नहीं पा रही है। आपको छोड़कर जाने का भारी दु:ख है हृदय में । आनन्द और 
दुःख के इस मिलन में मैं अपना स्थान-मान भूल गयी हूँ । मेरे हृदय में एकमात्र 
मानवीयता का भाव रह गया है, इसीलिए मेरे मन से अनजाने ही सम्बोधन निकल 
गया, दीदी । यहाँ आये कई महीने हुए, कभी ऐसा सम्बोधन नहीं निकला। मेरे 
मन में हेग्गड़ती और तुम्हारे द्वारा प्रदर्शित आत्मीयताओं की तुलना की प्रक्रिया 
घुमड़ रही है। यह मानसिक प्रक्रिया, ठीक है या नहीं, ऐसी प्रक्रिया ही क्‍यों मन 
में हुई, इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकती ।! यह प्रक्रिया मेरे मन में चली है, यह 
कहने में मुझे कुछ भी संकोच नहीं । हस्ती-हैसियत को भूलकर आपको और भाभी 
माचिकब्बे को जब देखती हूँ तो मुझे सचमुच यह मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन 
ज्यादा है और कौन कम है। आप दोनों में जो मानवीयता के भाव हैं उनसे मैं 
भत्यधिक प्रभावित हुई हूँ । इस दृष्टि से मेरा मन रत्ती-भर ज्यादा भाभी की ओर 
हो जाये, तो आश्चर्य की वात नहीं। उन्हें भाभी कहते हुए संकोच होता है। - 
आपको दीदी कहते हुए मुझे संकोच नहीं होता। सामाजिक दृष्टि से आप-दोनों 
में बहुत अन्तर है। मैं भी ऐसे ही स्थान पर बैठी हूँ। फिर भी आप दोनों की देख- 
रेख में रहकर आप लोगों की गोद की वच्ची-सी वन गयी है ।” 

भावना के इस प्रवाह में महारानीजी की एक चिर-संचित अभिलापा की धारा 
भी जुड़ने को मचल उठी, “मेरी प्रत्येक इच्छा मेरे पाणिग्रहण करनेवाले चक्रवर्ती 
धर्ण करेंगे। किन्तु उनसे भी पूर्ण न हो सकनेवाली एक इच्छा मेरे मन में है, उसे मैं 
आपसे निवेदन कर रही हूँ। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से इस निवेदन का मुझे 
कोई अधिकार नहीं, लेकिन प्रसंगवशात्‌ जो नया दृष्टिकोण मेरे मन में उत्पत्न 
हुआ है, आप चाहेंगी तो यह निवेदन मैं युवराज से भी कर दंगी और महाराज से 
भी । वात यह है कि आप शान्तला को अपनी दूसरी वहू बना लें ।! 


294 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“मेरे ही अन्तरंग की भावना आपने भी व्यक्त की है। परन्तु इसका निर्णय मुझ 
अकेली के हाथ में नही है। प्रभुजी अब विवाह की वात उठाते ही नहीं। महा- 
इण्डनायक से भी स्पप्ट कह दिया है ।” 

“क्या यह कहा कि यह नहीं होगा ?” 

“वैसा तो नही, पर यह कहा है कि अप्पाजों के विवाह की बात पर तीन 
वर्ष तक विचार ही नही करेंगे। ऐसी हालत में छोटे अप्पराजी के विवाह की बात 
वे सुनेंगे ही नही 7 

“ऐसा हो तो दण्डनायक की पत्नी की आशा पर तो पानी फिर गया ।" 

“वह उन्हे चुप नहीं रहने देगी ।” 

“इस सम्बन्ध में आपके अपने विचार कया हैं ?” 

“अपना ही निर्णय करना हो तो मुझे यह स्वीकार्य नही ।” 

“क्यों ?” 

“वह लडकी जिस रीति से वडो है उससे वह महारानी बनने लायक नही हो 
जाती । भगर अप्पाजी का झुकाव उधर हो गया हो तो मेरी स्वतन्त्रता बेमानी 
है।” 

“प्रभुजी की क्या राय है ?” 

“उनका मत मेरे पक्ष से भी उप्रादा कडआ है।” 

“तो मतलव यह है कि आप लोगो का यह मत पीछे चलकर अप्पाजी के लिए 
मनोवेदनां का कारण बनेगा ।” 

“हमने निश्चय कर लिया है कि हम ऐसा मौका नही आने देंगे। मनोवेदना 
के बिना ही यदि यह सम्बन्ध छूट जाये तो हमे ख़शी होगी क्योकि अपने भविष्य 
पर विवेचनापूर्ण ढंग से शिक्षण के फलस्वरूप भविष्य का निर्णय स्वय कर लेने के 
स्वातन्ध्य से वंचित रखना उचित नही ।” 

“ये तीन वर्ष के बाद की बातें जरूर है परन्तु छोटे अप्पाजी के सम्बन्ध में 
मेरी यह राय आपके अन्तरग के विचार की विरोधी नहीं लगती ॥” 

“'राज-परिवार पर निष्ठा रखनेवाले प्रमुख व्यक्ति कल रोक रखने का प्रयत्त 
भी कर सकते है, या ऐसी प्रेरणा देने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। इसलिए 
अभी मैं कुछ नही कह सकूंगी । अहंन्तदेव से प्रार्थना है कि मेरी यह मनोभावना 
सफल हो।” 

“दीदी, आपकी आशा अवश्य सफल होगी क्योंकि मेरा मन कहता है यह 
सम्बन्ध पोय्सल वंश की वृद्धि और कीति के लिए एक विशेष सयोग होकर रहेगा । 
छोटे अप्पाजी ने इस सम्बन्ध में कुछ कहा है ?” 

“इस दृष्टि से मैंने उससे वात ही नहीं की | अभी से बात करना ठीक नहीं, 
यह मेरा मन्तव्य है।” 


पट्टमहादेवी शान्तला / 295 


“चाहे जो भी हो, यह तो ऐसा ही होना चाहिए। यह मेरी हादिक आशा 
|] 93 & 

“इसे सम्पन्न होने में कोई अड़चन पैदा न हो, यही मैं भी चाहती हूँ ।” 
“तो इस बात का निवेदन युवराज और महाराज से करने के वारे में" | 
“अभी नहीं ।” युवरानी एचलदेवी ने वीच में ही कहा । फिर कुछ सोचकर 
बोली, “रेविमय्या ने वलिपुर से लौटने के वाद कुछ कहा होगा ?” इस प्रश्न ने इस 
विचार का रूप बदल दिया । “कुछ नयी वात तो नहीं कही न ? विट्ठिदेव के समस्त 
जीवन में शान्तला व्याप्त हो गयी है। उसे कोई भी बहाना, कैसा भी सही, मिले, 
वह उसके बारे में कोई अच्छी वात कहे बिना न रहेगा। परन्तु अब मैंने ध्यानपूर्वक 
देखा है, उसने जैसे यह निश्चय कर लिया है कि कहीं भी शान्तला के बारे में एक 
शब्द भी नहीं कहेगा। मेरा यह प्रस्ताव कार्यरूप में परिणत होगा तव इस संसार में 
उससे अधिक सम्तोष किसी को नहीं होगा । मेरी निश्चित धारणा है कि इस पोब्सल 
वंश ने अपूर्व मानवों का संग्रह कर रखा है। चालुक्यों के यहाँ भी ऐसे ही लोगों का 
संग्रह होता चाहिए | इसके लिए हम चुनतेवालों में खुले दिल से सबसे मिल सकते 
की क्षमता होनी चाहिए। अब हमारे साथ आतनेवाली इस ग्रालब्वे और लेंक की 
मदद इस दिशा में मिलेगी, यह आशा है। दीदी, में अब नयी मानवी वनकर यहाँ 
से लौट रही हूं । हमेशा आपका यह प्रेम बना रहे, मुझे आशीर्वाद दें ।” कहती हुई 
महारानी चन्दलदेवी ने युवरानी एचलदेवी के हाथ अपने हाथों में ले लिये । 

“आप हमेशा सुखी ही रहें, यही हमारी आशा-अभिलापा है | यहाँ प्राप्त यह 
नया अनुभव चालुक्य प्रजा-जन को मानवीय आदर्शो पर चलने में पथ-प्रदर्शन करे । 
हम फिर मिल सके या ते मिल सके परन्तु हममें प्रस्फुटित यह आत्मीयता सदा 
ऐसी ही बनी रहे । भेदभाव और स्थान-मान की भावना इसे छुए तक नहीं ।” कह- . 
फ़र उन्हें वाहुपाश में लेकर एचलदेवी सिर सूंघकर उस पर हाथ फेरती रहीं । 


कस्लड़ राज-भगिनियों के इस संगम का दृश्य कर्नाटक की भावी भव्यता का 
प्रतीक वनकर शोभा दे रहा था। 


मरियाने दण्डनायक ने कवि नागचन्द्र को बुलाकर उनसे वड़ी आत्मीयता के साथ- 


वात की । इस अवसर पर डाकरस दण्डनायक भी साथ रहे. 


के / यह अच्छा हुआ, 
क्योंकि कवि ताग्रचन््र ने युवरानीजी से जो बातें कही थीं उनका मूल आधार 


डाकरस ही थे। दण्डनायक अपने को वचाने के लिए इन बातों से इनकार कर देते 
296 | पहुमहादेवी शान्तला. 


स्तो नागचन्द्र की स्थिति बडी विचित्र बन जाती । कविजी की स्थिति सन्दिग्धावस्था 
में पड़ी थी। डाकरस भो अपनी सौतेली माँ की बातों के कारण दु सखी था। इस- 
लिए उसने कहा, “राजघराने के अपार विश्वास के पात्र हम उस विश्वास की 
रक्षा करने में यदि अब भी तत्पर हो जायें तो हम कृतार्थ होंगे, इसके विपरीत 
व्यवहार-ज्ञान से शून्य और अपना बडप्पन दिखानेवाली ओरतो को बातों पर 
'नाचने लगे तो हम जिसका नमक खा रहे हैं उसी को धोखा देंगे ।” निडर होकर 
“बिना किसी सकोच के अपने पिता के समक्ष खरी-खोटी सुनाकर डाकरमस ने यह 
+ी कह दिया कि उनके व्यवहार को देखने पर उनकी दूसरी पत्नी प्रधान गंगराज 
ही बहन है, यह विश्वास ही नहीं होता। 
प्रधानजी के मना करने पर भी पत्नी की वात मानकर विवाह-पम्वन्ध विचार 
के लिए दह्‌ आया या। यहाँ की हालत का अनुभव होने के बाद दण्डनायक मे 
सात्कालिक रूप में यह निर्णय भी कर लिया था कि आइन्दा इस तरह पत्नी की 
चातों में आकर कोई कार्य नही करेगा। उसके पुत्र डाकरस पर युवराज का 
“विश्वास है, इतना सन्तोप उसे अवश्य था । कुल मिलाकर यही कहना पड़ेगा कि 
अबकी बार दण्डनायक मरियाने का इस यात्रा पर निकलने का मुहूर्त अच्छा नहीं 
था। 
शिक्षण की सारी व्यवस्था देखकर दण्डनायक ने व्यूह-रचना के सम्बन्ध में 
आवश्यक मलाह दी, “योद्धा तो मृत्यु का सामना करते ही हैं लेकिन युद्धनकला 
से अपरिचित नागरिकों को शत्रुओ के अवानक हमले से सुरक्षित रखने के लिए 
हर गाँव और कसबे में आरक्षण व्यवस्था के लिए मज़बूत घेरा और जगह-जगह 
चुर्जें बनाना आवश्यक है ! घेरे के चारो ओर पेड-पौधे लगाना आवश्यक है ताकि 
शत्रुओं को इस बात का पता भी न लगे कि इसके अन्दर भी लोग आरक्षित हैं।” 
ऐसी ही एक-दो नही अनेक बातें समझायी और अनेक उपयुक्त मलाहे दी उन्होंने । 
दोनो राजकुमारों की प्रगति देखकर वास्तव मे उन्हे आश्चर्य हुआ | घासकर 
बलल्‍लाल की प्रगति तो कल्पतातीत थी। ऐसी बुद्धिमत्ता और पौरुष उसमे हो 
सकता है, यह उनकी समज्न में ही आया था। दण्डनायक को गवे का अनुभव भी 
हुआ, आखिर कभी तो वे उसके दामाद होगे । यह हो ही नही सकता, ऐसा तो युव- 
“राज ने नही कहा था । प्रतीक्षा उसके उत्तरदायित्व पर छोड रखी है और उसने 
भी प्रतीक्षा करने का निर्णय कर लिया है। इसलिए बडी रानी के साथ प्रस्थान 
करने के पहले उसने डाकरस से इस विवाह के बारे में राजकुमार का अभिमत 
जानकर सूचित करने को भी कहा जिसने कुछ न कहकर सिर्फ सिर हिला दिया । 
कार्य समाप्त करके मरियाने बडी रानी के साथ दोरसमुद्र पहुँच गया। खद 
पचिण्णम दण्डनायक की देख-रेख मे चालुक्य बडी रानी अब अपने निज रूप मे था। 
साथ में हिरियचलिके नायक, गालब्बे और लेंक भी थे। 


पट्टमहादेदी झान्तता / 29: 


वास्तव में वे रेविमय्या को अपने साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन विट्टविदेव 
के भविष्य का रक्षक और एक तरह से अंगरक्षक होने से वह न जा सका । युवराज, 
युवरानी और राजकुमारों से विदा लेते समय उन्हें मावसिक वेदना हुई थी लेकिन 
उससे तीत्र वेदना रेविमय्या से विदा लेते वक्‍त हुई थी. ऐसा क्‍यों हुआ, यह - 
उनकी समझ में नहीं आया । उनके सारे काम वास्तव में गालब्बे और लेंक ने ही 
किये परन्तु रेविमय्या के प्रति बड़ी रानी के दिल में उनसे भी बढ़कर एक विशिष्ट 
तरह का अपनापन उत्पन्न हो गया था। उसदिन बलिपुर में शान्तला ने 'फूफी वह 
भी ऐसा ही है जैसी आप हैं ।' कहते हुए रेविमय्या के बारे में जो बातें बतायी थीं, 
उनसे उसके प्रति उनके दिल में एक तरह की व्यक्तिगत सदभावना अव्यक्त रूप से 
पनपने लगी थी। यहाँ आने पर युवरानी और युवराज के उससे व्यवहार की रीति 
तथा अपनी विनयशीलता आदि के कारण भी वह बड़ी रानीजी का प्रीतिभाजन 
बना । इसके साथ एक और वात थी कि जो कुछ शान्तला के लिए प्रीतिभाजन 
था वह उन्हें अपना भी प्रीतिभाजन लगा था। उनके मन में यह विचार आया कि 
शान्तला की, एक छोटी अमप्रवुद्ध कन्या की, इच्छा-अनिच्छाओं का इतना गहरा 
प्रभाव मुझपर, एक अ्रवुद्ध प्रौढ़ा पर पड़ा है, जिससे प्रतीत होता है कि मानव कीः 
बुद्धि के लिए अगोचर प्रेम की कोई श्ूंखला अवश्य है जो मुझे अपनी ओर खींच- 
कर झकझोर रही है। 

वलिपुर का दो दिन का मुकाम उन्हें दो क्षण का-सा लगा। बूतुग चकित 
होकर दूर खड़ा रहा। बड़ी रानी ने चिर-परिचित-सी उससे कहा, “अरे, इधर 
आ, क्यों डरा-डरा इतनी दूर खड़ा है ? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ ?” 

“ऐसा भी हो सकता है, माँ ? आपको देखते ही मेरी जीभ जकड़ गयी। इस 
नालायक जीभ का दुरुपयोग कर मैंने महापाप किया। मुझे यह कीड़ा-भरी जीभ 
भूलने देगी ।” 

उसकी बगल में रायण खड़ा था। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा “ रे बृतुग, 
वे कौन हैं, जानते हो ? वे चालुक्य महारानी हैं, सन्निधान कहो, माँ-वाँ नहीं ।” 

“ऐ, छोड़ो भी, हमें वह सब मालूम नहीं। प्रेम से माँ कहने से जो सन्‍्तोष 
और सुख मिलता है वह कष्ट उठाकर सन्तिधान कहने पर नहीं मिल सकेगा । चाहे 
वे कुछ भी समझ लें, हम तो माँ ही कहेंगे। अगर गलत हो तो क्षमा करनी होगी 
माँ। 

तुम्हें जैसा आसान लगे वैसा ही पुकारो, वूतुग । परन्तु एक बात सुनो, वह 


पुरानी घटना भूल जाओ । वह अब मन में नहों रहता चाहिए। आगे से अपनी 
जीभ को कीड़ा मत वोला करो, समझे ?” 


“हां, समझा, माँ ।” 
“तुमने शादी कर ली ?” 


298 / पट्टमहादेवी शञान्तला 


“'मुझे यह बन्धन ठीक नही लगता। ऐसे ही किसी जकड़-वन्द के विना रहकर 
मालिक को सेवा करता हुआ जीवन ख़तम कर दूँगा ।” 

“गालव्बे और लेंक यह सोच रहे हैं कि दासब्बे के साथ तुम्हारी शादी कर 
दें ।! 

“हां, हाँ, यह बूतुग के लिए एक दिल्लगी की चीज़ वन गया है। बेवकूफ 
समझकर सव हंसी उडाते है। बवूल के पेड जैसा मेरा रग, अडतुल के फूल जैसी 
पीली वह दासब्बे, ऐसी कोमल और सुन्दर । उसे मुझ-जैस के साथ शादी करने 
देगा कोई ?” 

"तुम हाँ कहो तो तुम्हारी शादी कराकर ही मैं कल्याण जाऊँगी ।/ 

बूतुमग सिर झुकाये खडा रहा। दिल्लगी की वात सचमुच मगलवाद्य-घोप के 
साथ सम्पन्त हो गयी। उस नयी जोड़ी को आशीप देकर, वलिपुर छोड़ने की 
अनिच्छा होते हुए भी, अपने अज्ञातवास के समय किसी-न-किसी कारण से जिन- 
जिनसे सम्पर्क हुआ था उन सबका वस्त्र आदि से सत्कार कर विदा हुई ! “महा- 
रानी माँ कर्ण जैसी सन्‍्तति की माँ वनकर चालुक्य वश को शोभित करें” वलिपुर 
के सभी लोगों ने ऐसी प्रार्थना की । वलिपुर की वाहरी सीमा तक जाकर हेग्गडे- 
हेग्गडती, शान्तला, रायण, ग्वालिन त्यारप्पा, बूतुम, दासब्वे आदि ने मगलवाद्य- 
घोष के साथ विदाई दी वडी रानीजी की विदाई में सारे-का-सारा वलिपुर 
शामिल हो गया था । अश्व-चालित रथ थोड़ी ही देर मे आँखों से ओझल हो गया । 

बूतुग और दासब्बे ने अपने हाथ में बेंधा ककेण देखा ओर देखी वह लाल- 
लाल धूल जो घुनर्धारी सेना के चलने से उठ रही थी । हम कहाँ, चालुक्य साम्राज्ञी 
कहाँ ? कहाँ राजा भोज और कहां गंगू तेली ? इस विवाह की प्रेरक-शक्ति वे कंसे 
बन गयी ? पहले यदि किसी ने यह सोचा होता तो वह हास्थास्पद बनता । 





पोम्सल राजकुमारों के साय उदयादित्य भी अब शिक्षण पाने लगा था | कवि 
नांगपद्द्र से ज्ञानाजन, डाकरस दण्डनायक से सैनिक-शिक्षण, हेम्माडी अरस की 
सिफारिश पर दृष्टिभेदी धनुर्घारी की उपाधि से भूपित दुजरस से घनुविद्या का 
शिक्षण वेलापुर के शान्त वातावरण में चल रहा था। 

बल्लाल कुमार को अपने शिक्षण के कार्यक्रमी मे मग्न रहने के कारण पद्मला 
का स्मरण तक नही आया। कल पोय्सल सिंहासन पर बैंठनेवाले राजा को उस 
सिंहासन पर बैठने योग्य शिक्षण भी पाना ही चाहिए। उसे यह पछतावा था कि 


पट्टमहादेवी शञान्तला | 299 


अब एक साल से जिस श्रद्धा और निय्ठा से जानाजन किया वहा श्रद्धा जार निष्ठा 
उन गुझरे सालों में भी हुई होती तो कितना अच्छा होता । कितना समय फिजूल 
गया। एक समय था कि उसके माता-पिता एवं गुरु भी इसके विषय में बहुत 
चिन्ताग्रस्त हो गये ये । परन्तु अब वे बहुत खुश थे। इस वजह से वेलापुर के राज- 
महल में एक नवीन उत्साह झलक रहा था। 
यहाँ दोरसमुद्र में महादण्डनायक के घर में निरुत्साह और मनहूसी छा गयी 
थी। बड़ी रानीजी का कार्यक्रम दोरसमुद्र में महाराज से मिलकर आशीर्वाद लेने 
तक ही सीमित था । इसके बाद उनकी कल्याण की तरफ़ यात्रा थी । तब से जो 
मनोवेदना शुरू हुई वह क्रमशः बढ़ती गयी। बेलापुरी में जो बातचीत हुई थी 
उसका विस्तार के साथ वयान करने के साथ-साथ दण्डनायक ने अपनी प्यारी 
पत्नी को खूब झिड़का। पति असमर्थ होता है तो पत्नी पर ग्रुस्सा उतारता है 
परन्तु भाई अपनी वहिन पर ऐसा नहीं कर सकता, यह सोचकर चामव्वा ने भाई 
प्रधान गंगराज को अपनी रामकहानी कह सुनायी । उसे मालूम नहीं था कि उसके 
पतिदेव ने पहले ही सव बातें उनसे कह दी हैं। जो भी हो, भाई से झिड़कियाँ तो 
नहीं पर उपदेश अवश्य मिला, “अयनी लड़की को महारानी बनाने के लिए तुम्हें 
तीन-चार वर्ष तपस्या करनी होगी। तब तक तुम्हें मुंह पर ताला लगाकर गम्भीर 
होकर प्रतीक्षा करनी होगी । तुम औरतों को अपनी होशियारी का प्रदर्शन और 
प्रयोग का वहिप्कार करना पड़ेगा पूरी तौर से । यदि मेरे कहे अनुसार रहोगी तो 
तुम्हारी आशा को सफल बनाने में मेरी मदद रहेगी । एक वात और याद रखो । 
प्रेम से लोगों को जीतना, अधिकार दिखाकर जीतने से आसान है ।” 
“आपकी बात मेरे लिए लक्ष्मण रेखा वनकर रहेगी ।” भाई को वचन देकर 
बहू घर लौट आयी। 
शिक्षण में जितना उत्साह चामला का था उतना पद्मला का नहीं। इसका 
कारण न हो, ऐसी बात नहीं थी । पिता जब से वेलापुर गये उसका यह निश्चित 
विचार था कि दण्डनायक मुहूर्त निश्चित करके ही लौटेंगे, परन्तु उनके लौटने पर 
यह बात हो नहीं उठी। स्वयं जानना चाहे तो पूछे भी कैसे । शर्म भी है, जानने 
की इच्छा भी । वहित चामला को फुसलाकर जानने की कोशिश भी की, परन्तु 
सफल नहीं हुई । 
माँ से कुछ भी जानकारी न मिलने पर चामला ने ढीठ होकर पिताजी से ही 
'पूछ लिया । उन्होंने कहा, “समय आने पर सब होता है। हम जल्दबाजी करेंगे तो 
चलेगा नहीं। इतना ही नहीं, शादियाँ हमारी इच्छा के अनुसार तो नहीं होतीं। 
भगवान्‌ ने किस लड़के के साथ किस लड़की की जोड़ी बना रखी है, कौन जाने। 
तुम लोग अपने अध्ययन की ओर घ्यान दो । एक वार एक महात्मा ने कहा था, 
हम यदि खोजने निकलें तो वह दूर भागता है, हम विमुख हो जायें तो वही हमें 


300 / पट्ुमहादेवी शास्तला 


खोजता आयेगा ।” चामला का कोई स्वार्य नहीं था अतः उसे निराशा नही हुई ॥ 
वास्तव में ब्िट्विदिव के कारण उसकी लगन अध्ययन और ज्ञानाजजन की ओर बढ़ 
गयी थी। वोष्पि अभी-अभी पढाई में लगी थी । 
उधर बलिपुर में शान्तला प्रगति के पथ पर थी। अभी-अभी उसने शिल्प- 
शास्त्र सीखना शुरू किया था। इसके लिए वह सप्ताह में एक वार बलिपुर के 
महाशिल्पी दासोज के घर जाया करती | बोकमय्या, शिल्पी गंगाचारी और दासोजः 
की ज्ञानत्रिवेणी मे शान्तला नित्यप्रति निखर रही थी। 
बड़ी रानी चन्दलदेवी के साथ रहकर भी शान्तला ने अनेक वातें मीखी थी ।' 
इधर कुछ महीनों में बह कुछ वढी लग रही थी। पिता हेग्गड़े मार्यतिग्य्या ने जो 
लकीर बनायी थी उप्त तक वह करीब-करीब पहुँच गयी थी । निर्णोत समय से कुछ 
पहले ही शस्त्र-विद्या का शिक्षण शुरू हो गया। खुद सिंग्रिमय्या को हेग्गड़े मार- 
मिग्रिमय्या ने यह काम सौपा था। 
परन्तु वलिपुर के जीवन में योडा-प्ता परिवर्तत दिख रहा था। अब हेग्गडे 
दम्पती और उनकी पुत्री पर विशेष गौरव के भाव व्याप्त थे । बह गौरव भावना 
पहले भी रही, परन्तु अब उन्हे राज-गौरव प्राप्त होता था। चालुक्य स्ाआज्ञी 
उनके यहाँ कई महीने अतिथि वनकर रहों। स्वये पोग्सल युवराज यहां मुकाम करः 
चुके थे। लोगों को यह सारा विपय मालूम था और वे इस पर गवं भी करते थे। 
बूतुग को अब गाँव के बाहर के पीपल की जगत पर बैठकर गूलर के फलः 
अंजोर समझकर खाने की फुरसत नही मिल रही थी। अनेक वार हेग्गडेजी अपने 
प्रवात्त में उसे साथ ले जाया करते । बूतुग की मान्यता थी कि दासब्बे उसके लिए. 
एक अलम्य लाभ है। दासब्बे के प्रति उसके प्रेम का फल मिलने के आसार दिखने 
लगे थे । 
दासब्वे को देखकर ग्वालिन मल्लि को ईर्प्पा न हो, पर यह चिन्ता जरूर हो 
रही कि भगवान्‌ ने मुझपर कृपा क्यों नहीं की | इस विपय पर पति-पत्नी में जब 
बातें होती तो त्यारप्पा पत्नी से कहता, “कितनी ही स्त्रियाँ शादी के पन्द्रह वर्ष 
बाद भी गर्भवती होती हैँ, ऐसा क्यो नही सोचती ।” मल्लि कहती, “किये गये पाप 
कर्मो का फल भोगना है न ? उस पुनीता माता को खतम करने के लिए हाथ आगे 
बढाया था न ? इस पाप को भोगोंगे नहीं तो क्या करोगे। वह डक तो मारती, 
फिर भी आपस में कटुता को मौका नही देती थी ।7 
इधर साम्राज्ी चन्दलदेवीजी को कल्याण सुरक्षित पहुँचाकर चि०ण्णम दण्ड- 
नायक और चलिकेनायक तो लौट आये, परन्तु गालब्वे और लेंक वही रह गये । 
उन्हें प्रतिदिन वलिपुर की याद हो आती, प्रार्थना करते, हे ईश्वर कृपा करो कि 
शान्तला-विट्टविदेव का विवाह हो ! 
युव संवत्सर बीता, धातृ संवत्सर का आरम्भ हुआ। गुवराज एरेयम प्रभु के 


चटमहादेवी शान्तला / 307_ 


ह्वितीय पुत्र का उपनयन निश्चित हुआ। सब जगह आमसन्‍्त्रण पत्र भेजे गये | उप- 
नयन का समारम्भ दोस्समुद्र में ही होनेवाला था, इसलिए इन्तज्ञाम की सारी 
जिम्मेदारी मरियाने दण्डनायक पर ही थी। किस-किसकों आमन्त्रण भेजना 
है इसकी सूची तैयार की जा चुकी थी। यह सूची उसने अपनी पत्नी को 
दिखायी, यद्यपि इधर कुछ समय से वह राजमहल की वातों का जिक्र उससे करता 
नथा। है 7 
उसने सारी सूची देखी और पढ़ी तो वह गरजने लगी, “वलिपुर के हेग्गड़े, 
हेग्गड़ती और वह सरस्वती का अवतार उप्तकी लड़की नहीं आयेंगे तो छोटे राज- 
कुमार का उपनयन होगा ? उन्हें नहीं बुलायेंगे तो प्रभु और युवरानीजी आपको खा 
नहीं जायेंगे ? ऐसा क्यों किया ?” 
“हाय, हाय, कहीं छूट गया होगा। अच्छा हुआ, सूची तुम्हें दिखा ली। 
उनका नाम जोड़कर दूसरी सूची तैयार करूँगा ।” 
“आँखों को चुभे नहीं, ऐसा जोड़िए, पहले नाम न लिखें । सूची के बीच में 
'कहीं जोड़ दें ।” 
“अच्छी सलाह है।” 
युवराज ने सूची देखी। “ठीक है दण्डनायकजी, अनिवार्य रूप से जिन-जिन 
'को आना चाहिए उन सभी की सूची ध्यान से तैयार की गयी है। इन सबके पास 
सभी को मेरे हस्त-म्रुद्रां कित आमन्‍्त्रण-पत्र पहले भेजे जायें।” 
“जो आज्ञा ।” - | 
7 हीरा हस्तमुद्रांकित आमस्त्रण पत्रों का दुवारा मिलान मरियाने ने पत्नी 
के साथ किया । उन्हें मन्त्रणालय के द्वारा वितरण करने के लिए भेज दिया । 
उपनयन का शुभ मुहूर्त शक संवत्त 08, धातृ संवत्सर उत्तरायण, ग्रीष्म 
ऋतु ज्येष्ठ मास के शुक्ल पंचमी . वृहस्पतिवार को जब गुरु-चन्द्र करकंटक में शुभ 
'नवांश में थे, तव.पुनर्वंसु नक्षत्र में ककंटक लग्न में निश्चित था) इस लग्न के 
लाभस्थान में रवि के रहने से. माता-पिता के प्राण स्वरूपचन्द्र, रवि और गुरु की 
शुभस्थिति को मुख्यता गणना कर उपनयन का मुहूर्त निश्चित किया गया था । 
चैत के अन्त तक सभी के पास आमन्त्रण पत्र पहुँच गये। बुद्ध पूर्णिमा के 
वाद युवराज-परिवार की सवारी चेलापुरी से- दोरसमुद्र के लिए रवाना हुई। इन 
आठ-दस महीनों में वे चार-छःह वार वेलापुरी आ चुके थे। मरियाने भी दो-तीन 
वार वहाँ गया था। युवराज एरेयंग प्रभु ने मानो दूसरे ही मरियाने को देखा था, 
जिससे एरेयंग प्रभु निश्चिन्त-से ये । 
खुद मरियाने.से यह सुनकर कि चामव्वे ने ही भूल की ओर ध्यान आकपित 
'करके हेग्गड़ेजी मारसिगरय्या का नाम लिखाया, युवरानी ने समझा कि अब दण्ड- 
जायक दम्पती ने हमारी इच्छा-अनिच्छाओं को समझने की कोशिश की है। हमारी 


“302 / पहुमहादेवी शान्तला 


कृपा चाहनेवाले वें हमारे मन को दुखाने का काम अब नहीं करेंगे, ऐसी उनकी 
धारणा बनी । 


जैठ वा महीदा आया। आमन्त्रित एक-एक कर दोस्ममुद्र पहुँचने लगे। अबकी 
यार भी राजमहल में किसी को नही ठहराया गया। सोसेऊरद की ही तरह किसी 
तारतम्य के विना सवको अलग-अलग ठहरने को व्यवस्था की गयी थी। युव रानी 
एचलदेवो से चामस्वे ने पूछा, “हेग्गडतीजी के ठहरने की व्यवस्था राजमहल में ही 
की जानी चाहिए न ?” 

“क्या उनके सीग है ?े किसी भी अतिथि के लिए राजमहल में स्थान की 
व्यवस्था न रहेगी । ऐसे समय इस तरह का भेदभाव उचित नहीं ।” युवरानी ने 
स्पष्ट कहा | 

उमके दिमाग में युव रानी के 'क्या उनके सीग हैं! शब्द मेंडरा रहे थे। युव- 
रानीजी के मुंह ऐसी बात, सो भी उसके बारे में जिसपर उतका अपार प्रेम और 
विश्वास है ? इस पर चामब्वे बहुत खुश हुई । उसने सोचा हेग्गडती का रहस्य खुल 
गया है। अच्छा हुआ। उसे युवरानीजी का मन तपाया हुआ सोना लगा जिसे जब 
वह गरम है तभी अपनी इच्छा के अनुरूप रूपित कर देना चाहिए । इसी उत्साह 
से वह फूल उठी । उसकी आन्तरिक धारणा थी कि राज-परिवार की सेवा करने- 
वाले या उसपर इतनी निष्ठा रखनेवाले उससे अधिक कोई नहीं । वह कब खाती, 
कब विश्वाम लेती किसी की पता नहीं लगता । वह इस तरह कामो में जुट गयी कि 
जो अतिथि आये थे उन सभी के मनो में दण्डनायथिका-ही-दण्डनायिका ध्याप गयी, 
इसमें कोई शक नही । 

तृतीया की शाम तक करीब-करीब सभी आहृत अतिशि पहुँच चुके थे। 
परन्तु यह बहुत आश्चयं की बात थी कि बलिपुर के हेग्गड़े का कही पता नहीं था । 
सबसे पहले जिन लोगों को आना चाहिए था उन्हींके अब तक न आने से वेचारी 
युवरानी परेशान थी। इस वार युवरानी ते दण्डनायक से सीधा प्रश्न नही करके 
उसे चकित किया । अलवत्ता दण्डमायक ने उससे यह प्रश्न उठाया चौय के दिन 
दोपहर को। सुवरानी और युवराज ने इसपर विचार किया। उतके पास 
आमन्त्रण पत्र कौन ले गया था, क्यो नहीं पह़ेंचा, इसका पता लगाकर सही ज्ान- 
कारी देने का युवराज ने आदेश दिया या मरियाने को | बढ़ सोच में पड गया, 
यह दैग्पडे अयर आ न सकता तो प्रत्र॒ लिखकर सूचित करता। सम्त्रणालय में 


पट्टमहादेवी दान्तला / 303 


तहकीकात से मालूम हुआ कि हेग्गड़े के पास आमन्त्रण गया ही नहीं । किससे ऐसाः 
हुआ, इसका पता शाम तक लगाने का आदेश मस्त्रणालय के कर्मचारियों को दिया 
मरियाने ने और ऐसे व्यक्ति को उम्र दण्ड की धमकी दी । 

पति से यह सब सुनकर चामव्वे घबड़ा गयी, “मैंने ख़ू द इसपर ध्यान देकरः 
सव देखा-भाला, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, इसमें किन्हीं विरोधियों का हाथ हैं फिर 
भी यह अपराध हम ही पर लगेगा क्योंकि सव जिम्मेदारी हमपर है। आपके 
मन्त्रणालय में कोई ऐसे हैं जो आपसे टेप-मावना रखते हों ?” 

अब युवराज को क्या कहकर समझाऊंं, इसी चिन्ता में मरियाने घुल रहा था 
कि नौकरानी सावला आयी और बोली, “मन्त्रणालय के अधीक्षक दाममस्या 
मिलने आये हैं, और वे जल्दी में हैं। 

मरियाने बाहर के प्रांगण में आया तो दाममय्या ने कहा, “आदेश के अनुसार: 
सारा शोध किया गया। आपने कितने निमनन्‍्त्रण पत्र दिये, इसका हिसाव मैंने 
पहले गिनकर लिख रहा था । वितरित आमन्त्रण पत्रों की संब्या और मेरा हिसाव 
दोनों वरावर मेल खाते हैं। इससे लगता है कि वलिपुर के हेग्गड़े का आमन्त्रण' 
पत्र हमारे पास आया ही नहीं ।” 

“तो क्या उस आमन्त्रण पत्र को मैं निगल गया ? 

“मैंने यह नहीं कहा, इतना ही निवेदन किया कि जो आमन्‍्त्रण पत्र मुझे वित- 
रण के लिए दिये गये, उनका ठीक वितरण हुआ है ।” दे 

“तो वह आमन्त्रण पत्र गया कहाँ जिसे वलिपुर के हेग्गड़ें के पास' भेजना 
था?” 

“आपके युवराज के पास से आने और पत्रों के मन्त्रणालय में पहुँचने के वीच 
कुछ हो गया हो सकता है ।” 

“आमन्त्रण पत्रों का पुलिन्दा मेरे साथ ही मेरे घर आया। वहाँ से सीधा 

मन्त्रणालय में भेज दिया गया। तव आपके कहे अनुसार हमारे ही घर में कुछ 
गड़वड़ी हो गयी है। यही समझ ?” 

“यह कहनेवाला मैं कौन होता हूँ ? मैं तो इतना ही कह सकता हैं कि जो 
कार्यभार मुझे सौंपा गया उसे मैंने अपने मातंहत कर्मचारियों के द्वारा सम्पत्त किया. 
है। निष्ठा के साथ । उसमें कहीं कोई गलती नहीं हुई, इतना सत्य है ।” 

“युवराज के सामने आप ऐसा कहेंगे.?” 

“सत्य कहने से डरना क्‍यों ?” 

आपके कहने के ढंग से ऐसा मालूम होता है कि इसमें आपका ही हाथ 
होगा। और मुझे युवराज से यही विनती करनी होगी ।” 

“मैंने सत्य कहा है, फिर आपकी मर्जी । आज्ञा हो तो मैं चलेगा ।” अधीक्षक 
दाममस्‍्या ने कहा। उसे दुःख हुआ कि सत्य वोलने पर भी उसपर शंका की जा 


304 / पट्टमहादेवी शान्तला 


रहो है । 

मरियाने के होठ फट्क रहे थे। एक क्रोधपूर्ण दूष्टि डालकर कुछ दोले बिना 
वह अन्दर आ गया । बाहर के श्रागण में जो वात हो रही थी उसे दरवाज की 
आड से चामव्वे सुन चुकी थी, वोली, “देखा, मैंने पहले ही कहा था ?” 

"तो क्या मुझे तुमपर विश्वास नही करना चाहिए ॥" मरियाने कुछ कठोरता 
से पेश आया । 

"क्या कहा ?/ 

"कुछ ओर नहीं, मैंने वही कहा जो उन्होंने कहा । धर मे मिलान करने वक़्त 
तुम भी साथ थी । इसलिए तुमको भी अब अविश्वास की दृष्टि से देखना पड़ेगा ! 
दाममस्या ने असत्य कह! होता तो उसमें निडर होकर कहने का सामर्थ्य नहीं 
होता।” 

“तो आपका मतलब है कि मैं ही उसका कारण हूँ।'” 

"मैं यह नही भी कहूं पर युवराज के सामने वह ऐसा ही कहैगा । उसका फल 

> क्या निकलेगा ? अब क्या करें ।” 

“जो आमन्त्रण पत्र ले गया था वह किसी दूसरे काम पर अन्यत्र गया है, ऐसा 
ही कुछ बहाना बनाकर इस मुश्किल से बचने का प्रयत्न करना होगा। आमस्त्रण 
पत्र के पहुँचने की सूचना तो भिलो है, परन्तु बलिपुरवाले आये क्‍यों नही, इसका 
पता नही लगा है, किसी को भेजने का आदेश हो तो भेज दूँगा, ऐसा उनसे निवे- 
दन करना अच्छा होगा। आमन्त्रण पत्र नही गया, यह बताना तो बडा खतरनाक 
है।” चामव्वे ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया । 

“हीक है, भ्रव इस सन्दिग्धता से पार होने के लिए कुछ तो करना ही होगा । 
परन्तु मव भी यह पता नही लग रहा है कि वह आमन्त्रण पत्र कहाँ गया ।/ 

“बह सव बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो इस विपदां से होशियारी से बचने 
की सोचें ।/ 

“वह ती होना ही चाहिए ।” कहते हुए मरियाने झटपट चल पड़े । 

दण्डनायिका फाटक तक उसके पीछे गयी, छाती पर हाय रख झूले पर बैठी, 
“हे जिनताय, अत्र इस सन्दिग्धावस्था से बचाकर किसी तरह उत्तके पति की आन 
चनाये रखें ।” 

नौकरानी सावला आयी और बोली, “राजमहल जाने का समय हो आया 
है। कौन साडी निकालकर रघूँ।” वह एकदम उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की 
ओर भागती हुई बोली, “वाहन तैयार रखो, अभी दो क्षण में आयी।” और वह 
दी क्षण में ही तैयार होकर राजमहल की तरफ चल पडी । 

उपनयन के मण्डप, यज्ञवेदी आदि को अलइझृत करना था इसलिए वह उसी 
वतरफ चली। वहाँ दोस्ममुंद्र के प्रसिद्ध रगवल्‍ली चित्रकार और दस-वारह वृद्ध 


पट्टमहादेवी झान्तल्ता / 305 


सुमंगलियाँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्हें वह सलाह दे ही रही थी कि 
युवरानीजी उधर आयी । उसने रंगवल्लीकार सुमंगलियों से परिचय कराकर कहाँ 
किस तरह की रंगोली बने इस पर उनकी सलाह माँगी । 
युवरानी ने कहा, “वे सब सलाह के अनुसार सजा देगी । आप आइए ।” 
और उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही वे अपने अन्तःपुर की चच्धशाला में पहुँचीं |. 
दण्डनायिका के प्रवेश करते ही युवरानी ने वोम्मला से कहा, ' तुम दरवाज़ा बन्द 
कर बाहर रहो, किसी को अन्दर न आने देना ।” 2 3 आम 
दण्डनायिका बैठी नहीं। उसके दिल की धड़कन तेज़ी से चल रही थी | 
युवरानी ने फिर कहा, “क्यों खड़ी हैं, वैठिए ।” चामव्वे बैठी । उसके-बैठने का. ढंग 
कुछ गैर-मामूली लग रहा था। ; 
कुछ देर बाद युव रानी ने कहा, “दण्डनायिकाजी, लोगों के साथ आप सम्पकी - 
ज़्यादा रखती हैं और अनुभवी भी कुछ ज्यादा हैं, इसलिए आपको कुछ आत्मीयता 
से वात करने के इरादे से बुला लायी।” 
“कहला भेजतीं तो मैं खुद आ जाती, सन्निधान ने आने का कप्ट क्यों" | 
कियाटी | 
“कुछ काम तो हमें स्वयं करना चाहिएं। अब यह बात रहने दीजिए । मुख्य' 
विपय पर वात करें।” ; 
, “आदेश हो |” 
/जिनपर हम पूर्ण; विश्वास रखते हैं उन्हीं से दःखदायक काम हो जाये -तोः 
क्या करना चाहिए ?” 
“ऐसा करनेवाले आगे अविश्वसनीय होंगे।” चामब्बे ने कह तो दिया 
लेकिन तुरंन्त कुछ सोचकर धीमे स्वर में फिर बोली, “क्या जान सकती हूँ कि 
ऐसा क्या हुआ है।” ४ 
/वही कहने को आपको यहाँ बुलाया है। आपको तो भेरे मन का अच्छा परि-- 
चय भी है।” 
कर गे मेरा सोभाग्य[है |! युवरानीजी के हेंदय की शुद्धता का परिचय किसे” 
नहीं है १” | ; 
“यदि सचमुच ऐसा है तो लोग मुझे दुःखी क्‍यों करते हैं।” 
शेसा किसने किया, यह मालूम होने पर उसे सही ढंग से सीख दी जा' 
208 पा में हुआ क्या है, सो मुंझे मालूम नहीं, वात की जानकारी हो 
/कहूँगी। सबसे गलती होती है। उसी को मन में रखकर दुःख का अनुभव 
करते रहना “मरा स्वभाव नहीं । क्षमा करें। ऐसी वातों को भूलना ही मेरा 
स्वभाव है। मेरे स्पष्ट वचेन सुनकर आपको व्यथित नहीं होना चाहिए 


306 । पह्महादेवी शान्तंलो 


आपने हमारे अप्याजी के उपनयन के सन्दर्भ में बलिपुर की हेग्यड्रती के साय अच्छा 
व्यवहार नहीं किया था, परन्तु मैंने उत्ते भुला दिया था । आपने उन्हें न्‍्यौता देकर 
बड़े वात्सल्य से विदा किया, अच्छा हुआ। आमन्त्रितो की सूची भें उनका नाम 
छूट गया भा, आपने स्मरण दिलाया, यह खबर मिली, तब मुझे बहुत जुसी हुई / 
राज्य सचालन-सूत्र से सम्बन्धित सभी लोगों में भाईचारा रहे, इसकी आपने 
गवाही दी । परन्तु ऐसा प्रतीत फिर भी होता है कि आपके मन मे कुछ चुभन है कि 
युवरानी को चलिपुरवालों पर विशेष ममता है” 

“मैं तो ऐसा नही समझती ।” 

“अगर आप श्रमाण दे सकें कि आप ऐसा नही समझतीं तो मुझे खुशी है, यदि 
सचमुच ऐसा नहीं है तो उस्त एक परिवार के लिए राजमहल में 5हराने को 
व्यवस्था करने की बात मुझसे क्‍यों पूछी ? आपकी भावना थी कि इससे मुझे 
सन्‍्तोपष मिलेगा ।” 

“तब अप्पाजी के उपतयन के बाद उन्हे राज-परिवार के ही साथ ठहराया 
गया था इसलिए पूछा था, अन्यथा कुछ नही ।” 

“उस वक्त की बात अलग है, तब हमारे साथ दूसरे कोई अतिथि नहीं थे। 
राज-परिवार भेदभाव नहीं रखता। प्रधान पदो पर रहतेवालों को भी राज- 
परिवार के ही नीति-नियमों का पालन करता चाहिए। राजधराने की रीति एव 
परम्परा को रक्षा मुख्य अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिए ।" 

“इसके विरुद्ध कोई बात हमसे हुई ?” 

“नही, नदी हुई है। लेकित असह्य भावनाओं के कारण अथवा किसी तरह के 
स्वार्थ को वजह से ऐसा हुआ भी हो सकता है।" 

“अब तो ऐसी ही व्यवस्था हुई है।” 

“किस-कितको कहाँ-कहाँ ठहराने की व्यवस्था को है, मुझे जानकारी है। 
आपके ओऔचित्य-ज्ञान का भो मुझे परिचय है।” 

“यहू तो दण्डनायकजो का मार्गदर्शन है, उसमें मेरा क्‍या है ?” 

“संकोच क्‍यों, आप दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा है, इसे कया मैं नहीं 
जानती ?” 

“राजसरिवार में यह धारणा है तो मैं धन्य हूँ ।” 

+राज-परिवार अपने सभी आत्मीयो के बारे मे सव बातों से परिचित रहता 
है | अवकी इस छोटे अप्पाजी के उपनयन की व्यवस्था आपने अच्छी तरह से की 
है । इसके लिए न्न्ल्न | रा 

“बह तो मेरा कर्तव्य है ।” 

“परन्तु एक बात न मेरी समझ में आयी, न प्रभु की समझ मे ।” 

“कोन-सी बात ?' 


पट्टमहादेदी दान्तला / 307 


झ्वाज चौथ है न? 

हा 'ह्मँ 2 

“कल पंचमी है !” 

“झँँ ए! 

“कल ही है न छोटे अप्पाजी का उपनयन 

“हाँ, निर्णीत विययों के बारे में सन्तिधान क्यों प्रश्न कर रही हैं, इसका पता 
नहीं लग रहा है ?” 

“दृण्डमायिकाजी, समसिये, कल आपकी लड़की की शादी हो और आपके 
आात्मीय ही किसी को जाते से पड़्यस्त्र कर रोक दें तो आपको कैसा लगेगा ?” 

तो अब किसी ने ऐसा किया है ?* 

“आपसे प्रश्न की प्रतीक्षा नहीं है। आप अपने को अनजान प्रदर्शित कर रही 
हैं इस समस्या से । 

“तो क्या सम्विघान का मुझपर यह बारोप है कि मैं जावती हुई भी मनजान 
बन रही हूँ ?* 

“झाप पर आरोप लगाने से मुझे क्या लाभ ? उससे जो हैरानी हुई है वह- दूर 
होनी चाहिए। जिन्हें बुलाया है क्या वे सव जाये हैं ?” ह 

“सब अच्ये हैं, जो नहीं जा सके उनसे पत्र मिला है। 

“तो राज-परिवार जिन-जिनको आमसन्त्रित करना चाहता थांउन सबके 
पास आमन्‍्त्रण पत्र पहुंचा है, है व?” 

“पहुँचा है। व पहुँचने का क्या कारण है ? अवश्य ही पहुँचा है । 

“तो बलिपुर के हेग्गड़े या उनके परिवारवालों के न जाने का क्या कारण है? 
न बा सकने की सुचना आयी है ?” 

“इसका क्‍या उत्तर दूं यह मेरी अल्पमति को कुछ सूझ नहीं रहा है ।" 

“हमें लगता है कि आमन्त्रण पत्र नहीं पहुँचा है।” 

“सस्निधान का मत सदा एक-सा रहता है, परियुद्ध, अकल्मप; बुराई की मोर 
जाता ही नहीं। इसीलिए सन्निधान को एक ही कारण मालूम होता है कि पत्र 
पहुँचा नहीं, पहुँचा होता तो वे वाचते-कूदते पहुँच जाते । उनके न जाने से सन्ति- 
घान को जैत्ता सूझता है, वही तही मालूम पड़ता है। न जाते के इततरे भी कारण 
हो|सकते हैं ।” के 

“इसी पर विचार के लिए आपको बुलाया है। मुझे तो कोई दूसरा कारण 
सूझता ही नहीं । आपकी सुक्ष्म-बुद्धि को कुछ सुझता हो तो बताइये ।” 

“अगर सल्विष्तान बुरा न मानें तो सपने विचार स्पष्ट कहेंगी ।” 


“मेंगलकाये सन में कड़ू दापन आये दिया ही सम्पस्न हो जाये, इसलिए बात 
स्पष्ट कह दें [7 


308 / पहुमहादेवी शान्तला 


“कुछ विस्तार के साथ विचार करना होगा ।” 

“कहिए।” हि 

“हेग्पडती की लडकी बहुत होशियार है, इसमे दो मत नहीं हो सकते | राज- 
घराना उदार है, गुणैक-पक्षपाती है, इसलिए सन्निधान ने उसे सराहा। इसोसे 
उनका दिमाग फिर गया होगा !” 

“क्या वात कहती है ? कभी नही ।” य 

“इसीलिए सम्निधान ने प्रेम से जो माला देनी चाही उसे इनकार किया उस 
छोटी ने। उसने जो बहाना बताया उसे भी सन्निधान ने स्वीकार किया। उस 
वज़न मैंने भी सोचा शायद उसका कहता ठीक होगा । अब अपने बच्चो के गुरु से 
पूछा तो उन्होंने बताया गुरु-दक्षिणा और प्रेम से दिये पुरस्कार में कोई सम्बन्ध 
नहीं होता ।” 

“आपके बच्चों के गुरु उत्कल के है। वहाँ की और कर्नाटक की परम्पराओं में 
भिन्‍नता हो सकती है।” 

“बुरा न देखेंगे, न सुनें गे, न कहेंगे, इस नीति पर चलनेवाली सम्निधान को 
किसी में बुराई या वक्ता दिखेगी ही नही। अच्छा उसे जाने दें । सन्निधान के प्रेम- 
पात्र समझकर उन्हे मैंने अपने यहां विदाई का न्योता दिया था न?” 

“आपके प्रेम और ओदार्य का वर्णन हेग्गडतीजी ने बहुत सुनाया था।” 

“है न ? फिर सन्निधान से यही वात किसी और ढग से कहती तो झिडकियाँ 
सुननी पड़ती वह इतना नही जानती ? चालुक्य साम्राज्ञी को उसने अपने फनदे मे 
फंसा लिया है। वह हेग्गडती कोई साधारण औरत थोडे ही है। हमते यथाशक्ति 
पीताम्बर का उपहार दिया तो उसे उसने आँख उठाकर देखा तक नही। हाथ में 
लेकर बगल में सरका दिया। कितना घमण्ड है उसे ?” 

“इस तरह के दोपारोपण के लिए आधारभूत कारण भी चाहिए ।” 

“इसके कारण भी अलग चाहिए । वह समझती थी कि अन्त पुर की अतिथि 
मानकर उसे युवरानी ने खुद स्वर्ण आभरण ओर चीनाम्बर देकर पुरस्कृत किया 
है। यह दण्डनायिका क्या दे सकती है २” 

“मतलब यह कि जो गति आपके उस पुरस्कार की हुई वही अब प्रभु के 
आमन्व्रण पत्र की भी हुई है। यही न?” 

“'नही तो और क्या ?” 

“ऐसा करेंगे तो अ्रभ नही ऋुद्ध होंगे, ऐसी उनकी भावना हो सकती है कि 
नही ?” 

| “सन्निधान को फूँक मारकर वश मे कर ही लिया है, कोई वहाना करके वच 
निकलेंगे ऐसा सोचकर नही आये होगे /” 

"समझ लौजिये कि आपका अभिमत माम्याई है, लेकिन वे आते तो उन्हे 


पद्ठमहादेवो शान्तला / 309 


नुकसान क्या होता? आपके कहे अनुसार, एक वार और फूँक मारने के लिए जो 
मौका अयाचित ही मिला उसे वे ऐसे होते तो क्यों खो बैठते ?” | 

“ऐसा नहीं है। भाते भी तो खाली हाथ नहीं आ सकते। इसके अलावा 
ग्रामीण जनता से भेंट का नजराना भी वसूल कर लाना होंता। आमन्चण के तास 
पर भेंट का जो संग्रह किया होगा उसे भी अपने पास रंख सकते हैं। ऐसे कई लाभ 
सोचकर न आये होंगे ।” ः 

“ओफ, भोह । कैसे-कैसे लोग दुनिया में रहते हैँ । दण्डनायिकाजी, लोगों की 
गहराई कितनी है, यह समझना बड़ा कठित है। हम सफेद पानी को भी दूध समझ 
लेते हैं। आपका कथन भी ठीक हो सकता है। हमें लगता है कि यह सब सोचकर 
अपना दिमाग खराब करना ठीक नहीं । कोई आए या न आए | यह शुभ कार्य तो 
सम्पन्त होना ही चाहिए, है न? जब आप जाइए। अपना काम देखिए। आपसे 
बात करने पर इतना ज्ञान तो हुआ कि कौन कैसा है, निष्ठा का दिखावा करके 
धोखा देनेवाले कौन हैं, और वास्तव में निष्ठावान्‌ कौन हैं। इस बातचीत के फल- 
स्वरूप एक यह फायदा हुआ कि आगे चलकर लोगों को परखने में इस जानकारी 
से सहायता मिलेगी। लोग कितने विचित्र व्यवहार करते हैं। दिखावटी व्यवहार 
करनेवाले ही ज्यादा हैं। परन्तु उन्हें एक वात का स्मरण नहीं रहता । दिखावटो- 
पन को कुचलकर सच्ची बातें भी निकल पहती हैं, दण्डनायिकाजी ।” 

बस, वही जाने का आदेश था । द 


महादण्डनायक मरियाने ने युवराज एग्येंग प्रभु को इस आमन्त्रण-पत्र के 
सम्बन्ध में विवरण करीब-करीव देण्डनायिका की सलाह के अनुसार दिया, और 
तात्कालिक रूप से एक सम्तोप का अनुभव किया क्योंकि युवराज की तरफ से कोई 
प्रतिकूल ध्वति नहीं निकली थी । उसे यह पता नहीं था कि दण्डवायिका और युव- 
रानी के बीच जो बातें हुई थीं और मंत्रालय से भी जो खबर मिली थी, उससे युव- 
राज पहले ही परिचित हो चुके हैं । दण्डनावक-दण्डनायिका ने विचार-विभिमय के 
बाद वह रात शान्ति की नींद में वित्ायी । ५ 

उपनयन के दिन सब अपने-अपने कर्तंव्य निवाह रहे थे, परन्तु उपनीत होने- 
वाले बटु विट्टिदेव में कोई उत्साह नजर नहीं आया। यह वात उसके माँ-बाप से 
छिपी नहीं थी, यद्यपि वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। बहुत सोचने के बाद, 
संकोच से अन्त में उसने अपनी माँ से पूछा, “वलिपुर के हेग्गड़ेजी क्यों नहीं आये ?” 

युवरानी ने थोड़े में ही कह दिया, “आना तो चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं 


340 / पट्टमहादेवी शान्तला 


आये ।” इससे अधिक वह बेचारा कर ही क्या सकता या ? एक रेविमस्पा से पूछा 
जा सकता या, उनसे पूछा, लेकिन उस बेचारे को खुद भी कुछ नहीं मालूम था। 
वल्कि सबसे अधिक निराश वहो था। बह अनुमान भर लगा सका कि इस तरह 
होते देने में किमी का जबरदस्त हाय होगा । यह आन्तरिक दुख-भार वह सह नहीं 
सवा तो एक बार युवरानीजी से कह वैठा । परन्चु उसे उनसे कोई समाधान नहीं 
ममेला। उमका दुखट्ाा सुतकर विट्विदेव को लगा कि रेविमस्या का कयन सत्य हो 

सकता है। फिर भी उतने उसे प्रोत्माहित नही किया। उसने सोदा कि उसके माँ- 
याप इस कारण से परिचित होकर भी किसी वजह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, बतः 
मेरा भी इस विषय में मौन रहना हो उचित है ! 

दण्डनापिका और युवरानी के वीच हुई वातवीत पभ्चला ने लगभग उसी ढंग 
मे बलवान को सुनायी तो उसने भी सोचा कि उस्क्रे भाई के प्रेममाजन व्यवहार 
मे किम स्तर के हैं, यह उसे दिखा दें । अतएवं उमने विट्रिदेव से एक चुभती-मी बात 
कही, “तुम्हारी प्यारी घारदा क्या हो गयी ? लगता है उमने तुम्हें छोड़ दिया है।' 

विट्विदेव को सचमुच गुस्सा आया, पर वह बोला कुछ नहीं । भाई की ओर 
आँखें तरेरकर देखा । वल्वाल ने समझा कि विद्विदव का मौन स्वीकृतिमूचक है, 
कहा, “मुझे पहले से ही यह मालूस था कि वह बडी गर्वोली है। परन्तु राजमहल में 
मेरे विचार को प्रोत्माहन नही मिला! छुत्ते को होदे पर विठायें तो भी बह जूदी 
पत्तल चाटने का स्वभाव नहीं छोड़ेया ।” 

तब भी विद्विदेव शुम अवसर पर मनो-मालिस्य को अवकाश न देने के इरादे 
से कुछ बोला नहीं । “कम-मे-कम अब तुम्हें उधर का व्यामोद् छो ड देवा चाहिए ।” 
बल्लाल उसे छेड़वा ही गया । लेक्नि वह फ़िर भी चुप रहा । 

“क्यों भैया, मेरी बात सहो नहीं है?” वल्लाल विड्धिदेव से प्रतिक्रिया की 
प्रतीक्षा कर रहा था। 

/'जिमे जैसा लगे बह वैसा बोल सकता है, भाई । अब, इस वक्त इसपर किसी 
प्रश्न की जरूरत नहीं। प्रस्तुत सन्दर्भ मे यह वहुत छोटा विषय है। यहाँ जो होता 
चाहिए उममें उनकी अनुपस्यिति के कारण कोई अडचन तो आयो नहीं । तव उनके 
न क्षाने के बारे में चर्चा करके अपना मन क्यों खराब करें।” इतने में उसे बुलावा 
आया तो वह उपनयन वेदी की ओर चला गया। वल्लाल भी उसके पीछेन्यीदे 
गया । मण्डर में ह्यारों लोग इकड्के हुए ये। स्वयं महाराज विदयादित्य की 
उपम्धिति से उत्सव में विनेष शोभा और उत्साह था । 

दाजमहल के ज्योतिपियों ने जो मुहते ठहराया था, ठोक उसी में उपतदन 
संस्कार सम्पन्त हुआ । मातृ-भिन्ना हुई, सबने वस्त्र, नज़राना आदि भेंट करना 
शुरू किया। करोव्र-करीव सर सम्राप्त होंते पर था कि उपनयन मण्डप के एक 
कोने से गोंक एक पराव लेकर ज्योतित्री के पास आया बौर उनके कान में कुछ 





पट्टमहादेवी ज्ान्तचा / 34 


नुकसान क्या होता? आपके कहे अनुसार, एक वार और फूँक मारने के लिए जो 
मौका अयाचित ही मिला उसे वे ऐसे होते तो क्‍यों खो बैठते ?” 

“ऐसा नहीं है। आते भी तो खाली हाथ नहीं आ सकते। इसके अलावा 
ग्रामीण जनता से भेंट का नजराना भी वसूल कर लाना होता। आमन्त्रण के नाम 
पर भैंठ का जो संग्रह किया होगा उसे भी अपने पास रंख सकते हैं। ऐसे कई लाभ 
सोचकर न आये होंगे । 

“ओफ, ओह । कैसे-कैसे लोग दुनिया में रहते हैं ॥ दण्डनायिकाजी, लोगों की 
गहराई कितनी है, यह समझना वड़ा कठिन है। हम सफेद पानी को भी दूध समझ 
लेते हैं। आपका कथन भी ठीक हो सकता है। हमें लगता है कि यह सब सोचकर 
अपना दिमाग खराब करना ठीक नहीं । कोई आए या न आए यह शुभ कार्य तो 
सम्पन्त होना ही चाहिए, है १? अब आप जाइए । अपना काम देखिए। आपसे 
बात करने पर इतना ज्ञान तो हुआ कि कौन कैसा है, निष्ठा का दिखावा करके 
धोखा देनेवाले कौन हैं, और वास्तव में निष्ठावान्‌ कौन हैं। इस बातचीत के फल- 
स्वरूप एक यह फायदा हुआ कि आगे चलकर लोगों को परखने में इस जानकारी 
से सहायता मिलेगी। लोग कितने विचित्र व्यवहार करते हैं। दिखावटी व्यवहार 
करनेवाले ही ज्यादा हैं। परन्तु उन्हें एक वात का स्मरण नहीं रहता | दिखावटी- 
पन को कुचलकर सच्ची बातें भी निकल पड़ती हैं, दण्डगायिकाजी ।” - 

बस, वही जाने का आदेश था । 


महादण्डनायक मरियाने ने युवराज एग्यँंग प्रभु को इस आमन्त्रण-पत्र के 
सम्बन्ध में विवरण करीव-करीव देण्डनायिका की सलाह के अनुसार दिया, और 
तात्कालिक रूप से एक सन्तोप का अनुभव किया क्‍योंकि युवराज की तरफ से कोई 
प्रतिकूल ध्वनि नहीं निकली थी। उसे यह पता नहीं था कि दण्डनायिका और युव- 
रानी के वीच जो बातें हुई थीं और मंत्रालय से भी जो खबर मिली थी, उससे युव- 
राज पहले ही परिचित हो चुके हैं । दण्डनायक-दण्डनायिका ने विचार-विनिमय के 
बाद वह रात शान्ति की नींद में वितायी । 

उपनयन के दिन सब अपने-अपने कत्तेच्य निवाह रहे थे, परन्तु उपनीत होने- 
वाले वटु विट्टिदेव में कोई उत्साह नजर नहीं आाया। यह वात उसके माँ-बाप से 
छिपी नहीं थी, यद्यपि वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। बहत सोचने के बाद, 
संकाच से अन्त में उसने अपनी माँ से पूछा, “वलिपुर के हेग्गड़ेजी क्यों नहीं आये ?” 

युवरानी ने थोड़े में ही कह दिया, “आना तो चाहिंए था, पता नहीं क्‍यों नहीं 


340 / पटमहादेवी झान्तला 


आंये।” इससे अधिक वह बेचारा कर हो कया सकता या ? एक रेविमय्या से पूछा 
जा सकता था, उससे पूछा, लेकिन उस बेचारे को खुद भी कुछ नही मालूम था। 
बल्कि सवमे अधिक निराश वही था। वह अनुमान भर लगा सका कि इस तरह 
होने देने में किम्तो का जवरदस्त हाय होगा । यह आन्वरिक दुख-भार वह सह नहीं 
सका तो एक बार युवरानीडी से कह बैठा । परन्तु उसे उनसे कोई समाधान नहीं 
ममिला | उसका दुखडा सुनकर विद्टविदेव को लगा कि रेविमस्था का कथन सत्य हो 
सकता है। फिर भी उसने उसे प्रोत्माहित नही किया। उसने सो वा कि उसके माँ- 
जाप इस कारण से परिचित होकर भी किसी वजह से कुछ बोल नही रहे हैं, अतः 
मेरा भी इस विपय में मौन रहना ही उचित है! 

दण्टनायिका और युवरानी के वीच हुई बात बीत पच्चला ने लगभग उसी दंग 
मे बल्ताल को सुवायी तो उसने भी सोचा कि उमके भाई के प्रेमभाजन व्यवहार 
मे किस स्तर के हैं, यह उप्ते दिखा दें। भतएव उसने विद्विदेव से एक चुभती-सी वात 
कही, “तुम्हारी प्यारी शारदा क्या हो गयी ? लगता है उसने तुम्हें छोड दिया है।” 

विद्विरेव को सचमुच गुस्सा आया, पर वह बोला कुछ नहीं। भाई की ओर 
आँखें तरेरकर देखा । वल्लाल मे ममझा कि विट्विदिव का मौन स्वीकृतिभूचक है, 
कहां, “मुझे पहले से ही यह मालूम था कि वह बड़ी गर्वीली है। परन्तु राजमहल में 
मेरे विचार को प्रोत्माहन नहीं मिला। कुत्ते को हौदे पर बिठायें तो भी वह जूडीं 
थत्तल चाटने का स्वभाव नही छोडेगा ।" 

तब भी विद्विदेव शुभ अवसर पर मनो-मालिन्य को अवकाश न देने के इरादे 
“मे कुछ बोला नही । “कम-से-कम अब तुम्हें उधर का व्यामोद् छोड देवा चाहिए ।” 
बल्लाल उते छेडता ही गया । लेकिन वह फिर भी चुप रहा। 

“क्यो भेवा, मेरी वात सही नहीं है २” बल्लाल विद्विदेव से प्रतिक्रिया की 
अतोक्षा कर रहा था । 

“जिसे जैसा लगे वह वैसा वोल सकता है, भाई । अब, इस वक्‍त इसपर किसी 
अश्न की ज्हरत नहीं । प्रस्तुत सन्दर्भ में यह बहुत छोटा विषय है। यहाँ जो होता 
चाहिए उसमे उनकी अनुत्स्यिति के कारण कोई अड़चन तो आयी नहीं। तव उनके 
न आने के बारे में चर्चा करके अपना मन क्यों खराब करें ।” इतने में उसे श्रुलावा 
आया तो वह उप्नयन वेदी की ओर चला गया। बल्लाॉल भी उसके पीछे-पीछे 
गया। मण्डप्र में हजारों लोग द्रकट्ठे हुए थे। स्व महाराज विनयादित्य की 
उपस्थिनि से उत्सव में विशेष शोभा और उत्साह था । 

राजमहल के ज्योतिषियों ने जो मुहर्ते ठहरात्रा था, ठीक उसी में उपतयन 
संस्कार सम्पन्त हुआ। मातृ-भिज्ना हुई, सबने वस्त्र, नथराना आदि भेंट करना 
शुरू किया । करीब-करोब मंत्र ममाप्त होने घर था कि उपनयन मण्डप के एक 
कोने से गोंक एक परात लेकर ज्योतियी के पास आया और उनके कान मे कुछ 


वट्टमहादेदी बान्तला / 3॥4 


#5% 


कहकर चला गया। पुरोहितजी ने वलिपुर के हेग्गड़ेजी के नाम की घोषणा करते 
हुए बटु को वह भेंट दे दी। युवराज, युवरात्ती और विट्विदेव की चकित आँखें गोंक 
की ओर उठीं। मरियाने और चामव्वे को घबड़ाहट-सी हुई। वाकी सव ज्यों-केत्यों 
बैठे रहे । बल्लाल की आँखें इधर-उधर किसी को खोज रही थीं । 

अपने भैया को आकपित करने का बविद्ठिदेव का प्रथत्त सफल नहीं हुआ । 
अचानक ही विट्विदेव का चेहरा उत्साह से [चमक उठा, जिसे ज्योतिषियों और 
पुरोहितों मे उपनीत धारण करने से आया हुआ समझ लिया । 


उपनयन के सव विधि-विधान समाप्त हुए, सभी आमन्त्रित मेहमान भोजन करने 
गये। गौंक ने भोजन के समय मार्रसिगय्या को युवराज से मिलने की व्यवस्था की, 
यद्यपि मारसिंगय्या से सबसे पहले भेंट की इच्छा दण्डनायक की रही, जो पूरी न 
हो सकी । उसे इतना मालूम हो गया था कि हेग्गड़े अकेला आया है सपरिवार 
नहीं । उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया । 

दण्डनायक के मन में विचार उठे, बलिपुर के हेग्गड़े के पास आमन्व्रण-पत्र 
नहीं गया, फिर भी वह यहाँ आया, अवश्य ही कुछ रहस्य है, इसका पता लगाना 
होगा । इन बातों में मुझसे अधिक होशियार चामब्वे है, मगर उसकी तो रात तक 
प्रतीक्षा करती पड़ेंगी। उन्होंने एक बार हेग्गड़े को पकड़ लाने की कोशिश भी की 
मगर सफल नहीं हो सके । 

भेंट नजराना देते वक्त जिन लोगों ने मारसिगय्या को देखा था वे खुश थे। 
किसी भी तरह उससे मिलने की कोशिश करने पर भी असफल होने के कारण कुछ 
शुंझला रहे थे। लेकिन वह हमें देखे बिना कहाँ जाएगा, इस तरह की एक घृष्ट 
भावना थी वल्लाल में । जब उसे मालूम हुआ कि मारसिगय्या जैसे आया वैसे ही 
किसी को पता दिये बिना चला भी गया तो वह भौंचक्‍्का-सा रह गया । उसे लग 
रहा था कि अयर उसके और विट्विदेव के बीच सुबह यह वात न हुई होती तोः 
अच्छा रहता । उसमें एक तरह की झुँझलाहट पैदा हो गयी थी। 

युवराज, युवरानी और नूतन वदु से मिलकर मारसिंगय्या मे अस्त:पुर में हीः 
भोजन किया और युवराज के साथ महाराज का दर्शन कर वलिपुर चला गया। 

हेग्यड़े और उसके साथ जो नौकर और रक्षक दल आये थे उन सबको दोर- 
समुद्र की पूर्वी सीमा तक पहुँचा आने के लिए रेविमय्या गया जिसमें एक नया 
उत्साह झलक रहा था। राजा के अतिथि भी अपनी-अपनी सहूलियत के अनुसार 
चले गये । उपनयन के वाद एक शुभ दिन वर्च्तनमाधव-पूजा समाप्त कर महाराज 


342 / पहुमहादेवी शान्तला 


से आज्ञा लेकर युवराज और युवराती वच्चो के साय वेलापुरी चले गये । 

अब तक पद्मला को ऐसा भान हो रहा था कि वह किसी एक नवीन लोक मे 
विचर रही है। वललाल को भी यह परिवर्तन अच्छा लग रहा थां। चामला और 
बिट्टिदेव को पहले की तरह मिलने-जुलने को विशेष मौका नहीं मिला था तो भी 
पहले के परिचय से जो सहज वात्सल्य पैदा हुआ था वह ज्यो-का-त्यो बना रहा। 

उपनयन के उत्सव के समय की गयी सारी सुन्दर व्यवस्था के लिए भमहादण्ड- 
नायक मारियाने और चामव्वे को विशेष रूप से वस्त्रों का उपहार राजमहल की 
ठरफ से दिया गया । उनकी तीनों वच्चियो के लिए वस्त्राभूषण का पुरस्कार दिया 
गया ! चिण्णम दण्डसायक और चाँदला आये थे मगर वे केवल अतिथि वनकर रहे । 
ग्रुवराज के आदेशानुसार उनके साथ वे भी वेलापुरी लौटे । 

इतने में समय साधकर चामव्वे ने कवि नागचन्द्र को अपने यहाँ बुलाकर 
अपनी बच्चियों की शिक्षा-दीक्षा और उनके ग्रुरुका भी परिचय कराया | चामस्‍ब्वे 
ने इतना सब जो किया उसका उद्दंश्य नागचनर्द्र को मालूम हो या नहीं, इतना 
स्पप्ट था कि कोई उह्ं श्य था, वह यह कि अपनी लडकियों की शिक्षा-दीक्षा और 
उनकी प्रगति आदि की प्रशंसा वह युवराज, युवरानी और राजकुमारों के कानों 
तक पहुँचा दे। 

बलिपुर के हेग्गडे के इस तरह आने और उनसे मिले बिना चले जाने से कुछ 
हैरानी हुई वरन्‌ यह दम्पतों सभी तरह से खुश था। उसे लग रहा था कि वह 

+ अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे वढा है, यद्यपि हुआ इसके विपरीत ही था, 

जिस सचाई को युवराज और युवरानी ने समझने का मौका ही नहीं दिया । 


चेलापुरी पहुंचने के वाद एक दिन शाम को बल्‍लाल और विदट्टिदेव युद्ध-शिक्षण 
शिविर से लौट रहे थे। उतका अगरक्षक रेविमय्या साय था, दूसरा कोई नही था। 
बल्लाल ने भाई से पूछा, “छोटे अप्पाजी, धाम की यह ठण्डी-ठण्डी हवा बडी 
सहावनी लग रही है, क्यो न थोडी देर कही वँठ लें ?ै? 

“हाँ, मैं भूल ही गया था कि रेविमय्या, तुम्हारा सलाहकार, साथ है। क्यो 
रेविमय्या, थोड़ी देर बैठे ?” 

“मह्यमातृश्री सन्निधान कुमारो की प्रतीक्षा में है।” रेविमय्या ने विनोत भाव 
से कहा । 

'वया हम छोटे बच्चे हैं जो हमे चिडिया उड़ा ले जायेगी, अगर माँ आश्षेपः 


श 


पट्टमहादेवी शान्तला / 33- 


न्करेंगी तो मैं अपराध अपने ऊपर ले लूगा। तुम्हें और अप्पाजी को डरने की जरूरत 
नहीं | ॥! 

“राजमहल के उद्यान में भी शाम की सुहावनी हवा ऐसी ही रहती है।' 
रेविभय्या ने दूसरे शब्दों में अपना विरोध प्रकट. किया । 

“खले में जो स्वातन्म्य है वह राजमहल के आवरण में नहीं मिलता । चलो, 
अप्पाजी थोड़ी:देर इस यगची नदी के पश्चिमी तीर के आम्नर बन में वेठकर चलेंगे। 
किसी के उत्तर की प्रतीक्षा किये विना ही उसने घोड़े को उस तरफ मोड़ दिया । 
* अब दूसरा .कोई चारा न था, इसलिए रेविमय्या और बिट्टिदेव ने उसका अनुकरण 

पफकिया | 
वह आम्र वन राज-परिवार का ही था। तरह-तरह के आम कलम करके 
बढ़ाये गये थे। चारों ओर रक्षा: के लिए आवश्यक घेरा बना था । प्रहरियों का 
एक दल भी तेनात था। पूर्वसूचना के विना राजकुमारों का अचानक आ जाना 
प्रहरी के लिए एक आकस्मिक वात थी, वह दंग रह गया। वह पगड़ी उतारकर 
“आराम से-हवा खाता बैठा था। राजकुमारों के आने से घवड़ाकर पगड़ी उठाकर 
सिर पर धारण करने लगा तो वह खुल गयी और उसका एक सिरा पीछे की ओर 
पूंछ की तरह लटक गया। ढीली धोती ठीक कर चला तो ठोकंर खाकर गिर 
- पड़ा | सैभलकर उठा और झुककर प्रणाम किया | उसकी हालत देख राजकुमार 
'बल्लाल हँस पड़ा, “और कौन है ?” प्रहरी से पहले बिट्टिदेव बोल पड़े, “दूसरा 
और कोई होता तो वह आराम से कहाँ बैठता ?” -22 
“दूसरा कोई नहीं है मालिक॥” प्रहरी ने जवाब विया । ४ 
“अच्छा जाओ, किसी को अन्दर न आने देवा ।” कहकर वललाल आगे बढ़ा 
उसके इस आदेश का अर्थ बिट्टिदेव और रेविमय्या की समझ्ञ में नहीं आया । थोड़ी 
दूर पर यगंची नदी एक मोड़ लेती है, वहाँ जाकर वल्लाल घोड़े से उतरा ! सीढ़ी 
'पर बैठा। बिट्ठिदेव भी घोड़े से उतरकर भाई के पास जा बैठा। रेविमय्या भी 
चोड़ों को एक पेड़ से वाँधकर थोड़ी दूर खड़ा हो गया । 
दोनों भाई थोड़ी देर तक मौन.वैठे रहे। वल्लाल ने मौन त्तोड़ते हुए कहा, 
“अप्पाजी, तुम्हें यहाँ तक बुला लाने का एक उद्दे श्य है। दूसरा कुछ नहीं । हेग्गड़े 


के परिवार के लोग: तुम्हारे उपनयन के सन्द्न में जो नहीं आये। उस कारण से 
मैंने तुमसे बात की थी, याद है” - : 


"क्या ४ क्या वात की थी, भैया ?” 


उसके बारे में बाद में बात करेंगे ) इस समये तो मेरे मन में मुख्यतः जो 


“आत खटक रही है; उसका परिहार तुमसे हो सकेगा, बिना छिपाये सच्ची बात हि 
कहना !” 


: तो भैया, तुमंसे छिपाने-जैसी बात मैं जानता हूँ, यही तुम्हारा अभिमत है 


-344 / पट्टमहादेवी शान्तला 


नर श 

“मैं तो यह नही कह सकता कि तुम्हारा उद्दे श्य ऐसा है। मेरा कहना इतना 
ही है कि जो वात मुझे मालूम नही वह तुम जानते हो सकते हो ।” 

“ऐसी बात हो भी क्या सकती है, भेया ! हम दोनो को कोई वात मालूम- 
होती है तो माँजी से। माँजी मुझसे-एक बात ओर तुमसे दूसरी बात कहेगी ? 
'ऐसा भेदभाव माँ कर सकती है, ऐसी तुम्हारी धारणा है 7” 

“वह सन्दर्भ ही कुछ सन्दिग्ध है, छोटे अप्पाजी । इसीलिए **४/ 

“भंया, तुमको माँ के विपय में सन्देह कभी भी नहीं करना चाहिए । यदि 
ऐसी कोई बात हो तो तुम सीधे माँ से - हो पूछ लो। वे तुम्हारे सारे सन्देह दूर 
न्करेंगी । तुम्हे क्या मालूम है क्या नही, मुझे क्या मालूम हैं क्या नही, यह हम दोनों 
नहीं कह सकते, माँ जरूर कह सकती हैं जिनके स्वभाव से तुम अपरिचित नहीं 
हो। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि कोर्ट उन्हें दुख भी दे तो बे उसको भी कोई 
न्महितकर ठात नहीं कहेँगी ।/” 

“वात क्‍या है सो जानने के पहले ही तुमने व्याख्यान देना शुरू कर दिया 
जे 

“बात क्‍या है सो सीधा न वताकर तुम्हींने विषयान्तर कर द्विया तो मैं क्या 
करूँ, भेया ” 

“बात यही है, कि वे बलिपुर के हेग्यडे तूफान जैसे आये और गये, किसी 
को पता तक नही लगा । ऐसा क्यों ?ै” 

“हाँ, तुम तो उम समय दण्डनायिका की बेटी के साथ रहे । उन बेचारे ने बड़े 
“राजकुमार से मिल न पाने पर बहुत दुःख व्यक्त किया ।” 

“यह बात मुझे किसी ने भी नहीं वत्तायी /” 

“तुमने पूछा नही, किसी ने बताया नहीं। माँ से पूछ लेते तो वे ही बता 
देती 7 

“कैसे पूछूं, भैया, उधर दण्डनायक के घर पर हेग्गडे और उनके परिवार के 
बारे में पता नहीं क्या-क्या बातें हुईं। दण्डनायिका कह रही थी, आह्वान-पत्र 
भेजने पर भी नहीं आये, कितना घमण्ड है, राजमहल का नमक खा ऐसा घमण्ड 
करनेवाले" । 

“ज्षैया, सम्पूर्ण विवरण जाने बिना किसी निर्णय पर नही पहुँचना चाहिए । 
नया तुम्हे निश्चित रूप से मालूम है कि आमन्त्रण-पत्र उन्हें मिला था ?/ 

“हाँ, दण्डनायक ने स्वय कहा है! आमन्त्रितों की सूची में उनका नाम छूट 
जया था तो स्वर्य दण्डनायिका ने उतका नाम जोडा था।” 

“माँ ने भी ऐसा कहा था। फिर “भी आमस्त्रण-पत्र पहुंचा है, इसके लिए 
“उतना ही प्रमाण काफी नही । आमन्त्रण-पत्र नही ही मिला है ।/ 


पट्टमहादेदों शान्तला / 35 


“यह कैसे हो सकता है? हज़ारों को मिला है तो उन्हें भी मिलना हीः 
' चाहिए ।” वललाल ने कहा । | के 

“कुछ मालूम नहीं, भैया। जब हेग्गड़ेजी ने स्वयं कहा कि आमन्त्रण नहीं 
मिला तो अविश्वास भी कैसे करें ? ” विट्विदेव ने कहा। 

“तो तुम कहते हो कि दण्डनायक ने झूठ कहा है, यही न ?” ़ 

“में तो इतना ही कहता हूँ कि हेग्गड़े की वात पर मुझे विश्वास है ।” 

“है, तुम्हें उत्त पर विश्वास करना भी चाहिए। इस तरह गुमशुम आकरः 
भागनेवालों पर मेरा तो विश्वास नहीं !” 

“भैया, हमें इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहिए ।” विट्विदेव बोला | 

“क्यों, तुम्हारे दिल में चुभन क्यों हुई ?” | 

“यदि मैं कहूँ कि दण्डनायक झूठ बोलते हैं तो तुम्हारे दिल में चुभन नहीं" 
होगी ? जिन्हें हम चाहते हैं वे गलती करें तो भी वह गलत नहीं लगता, जिन्हें हम 
नहीं चाहते वे सत्य वोलें तो वह भी गलत ही लगता है। इसलिए मैं और तुम 
किसी के भी विषय में अप्रिय वातें करेंगे-तो वह न ठीक होगा, न उचित हेग्गड़ेजीः 
का व्यवहार ठीक है या नहीं, इसके निर्णायक माँ और पिताजी हैं। जब वे ही मौन 
हैं, तव हमारा आपस में चर्चा करना उचित है क्या, सोच देखो ।” विद्विदेव ने 
कहा | 

“तुम्हारा कहना भी एक तरह से ठीक है। फिर भी, जब अन्दर-द्वी-अन्दर' 
कशमकश चल रही हो तब भी चुप बैठा रह सकूं, यह मुझसे नहीं होता ।” बल्‍लाल 
बोला । . 

“इसका परिहार माँ से हो सकता है। उठिए, चलें, देर हो गयी ।” विट्टिदेवः 
घोड़े की तरफ़ चल पड़ा। - 

तीनों महल पहुँचे । 


बहुत समय बाद, इस उपनयन के प्रसंग में बललाल की पद्मला से भेंट हुईं थी 
उसमें उञ्न के अनुसार आकर्षण, रंग-ढंग, चलना-फिरना आदि सभीजातों में एक 
: नवीनता आयी थी जो वल्लाल को और भी पसन्द आयी। उसके दिल में अब वहु 
भच्छी तरह प्रतिष्ठित हो गयी। वल्लाल को पहले से ही हेग्गड़े और उनके परि-- 
वार के प्रति एक उदासीन भावना थी। अब वह उदासीनता हेप का रूप धारण 
कर रहो थी, पद्मला की बातों के कारण जो उसने अपनी माँ से सुनकर सत्य समझ- 


346 / पट्टमहादेवी शान्तला 


आर ज्यो-की-त्यों बललाल से कही थी। 

समय पाकर वल्ताल ने अपनी माँ से एकाम्त में चर्चा की । हेग्गड़ के बारे में 
उसने जो सुना था वह विस्तार से सुनाया । सुनाने के ढय से उसका उद्देग स्पष्ट 
दिखता था किन्तु माँ एचलदेवी ने वह सब शान्त भाव से कोई प्रतिक्रिया व्यवत्त 
किये बिना सुता । 

माँ के विचार सुनने को बेटा उत्लुक था। वे वोली, “अप्पाजी, तुम्हारा झूठ 
का यह पुलिन्दा पूरा द्वो तो एकवारगी हो अपना अभिमत सुनाऊँगी ।” 

“माँ । यह सव झूठ है ?” 

नहा! 

“तो क्या पद्मला ने मुझसे झूठ कहा ?” 

हाँ, यद्यपि यह हो सकता है कि उसको यह जानकारी नहीं हो कि वह जो 
बोल रही है वह झूठ है ।” 

»तो, माँ, उसे जो कुछ बताया गया है वह सव झूठ है ?" 

“अप्पाजी, तुमको मा-वाप पर विश्वास है न?” 

यह क्या, माँ, ऐसा सवाल क्यों करती हो ?” 

“जब मैं यह कहतो हूं कि तुमने जो बताया वह झूठ है तब तुम यह सोचते हो 
कि मैं निराधार ही कह रही हूँ। तुम्हारा मन अभी कोमल है, अनुभवहीन है। 
पदला ने तुम्हारा मन जीत लिया है, इसीलिए वह जो भी कहती है उसे तुम सत्य 
मान लेते हो । पर इसीसे, मैं तो असत्य को सत्य नहीं मान लूँगी। तुम्हे मुझपर 
विश्वास ही तो मैं एक बात कहूँगी, कान खोलकर सुनो । मैं किसी का मन दुखाना 

नही चाहती क्योकि उससे व्यथा और व्यथा से द्वेप की भावना पैदा होती है जिससे 

राज्य की हानि होती है । इसोलिए जो कुछ गुजरा है उसे सप्रमाण जानने पर भी 
हमने उस सम्बन्ध में कहीं कभो किसी से कुछ भी न कहने का निर्णय किया है। 
इसीलिए तुमसे भो नहीं कहना चाहती, केवल इतना कहूँगी कि तुमने जो कुछ सुना 
है वह हेग्गड़ेजी ने नहीं किया है। वे कभी ऐसा करनेवाले नहीं हैं, उनकी 
निप्ठा अचल है, यह सप्रमाण सिद्ध हो चुका है। तुम्हे भी उनके विषय में अपनी 
आवनाओं को बदल देना चाहिए। कल तुम सिंहासन पर बैठनेवाले हो। ऐसे लोगो 
की निष्ठा तुम्हारे लिए रक्षा-कवच हैं। तुम विश्वास ही न करो तो उनकी निष्ठा 
तुम्हे कैसे मिलिगी। उनकी निष्ठा चाहिए हो तो तुम्हे भी उनफे साथ बात्मीयता 
की भावना बढ़ानी होगी, समझे ।” 

“अभी मेरे मन में जो भावना बसी है उसे दूर करने को स्पष्ट प्रमाण की 
जरूरत है, माँ, नही वो***” 

बीच में हो एचलदेवी बोल उठी, “अप्पाजी, जिस भावना को दूर करने के 
लिए तुम गवाही चाहते हो उसे मन मे स्थायी बनाये रखने के लिए किसकी गवाही 


पट्टमहादेवी ध्वाम्तत्ा / 37 


पायी थी ? केवल सुनी वात और कहनेवालों पर विश्वास ही न ? उस्ती तरह यदि 
मेरी वातों पर तुमको विश्वास हो तो वह भावना दूर करो। साक्ष्य की खोज में 
मत जाओ । 

“वैसा ही हो, माँ ।” बल्लाल ने धीरे-से कहा, मगर उसके मन में तुलुम उठ 
ही रहा था। चालुक्य महारानीजी से आत्मीयता प्राप्त करके अपने स्वार्थ-साधन 
के लिए हेग्गड़े चालुक्य-पोग्सल में द्वेष का वीज वो रहा है। वरना दण्डनायक 
और पद्मला ऐसा क्‍यों कहते, उनके मातहत काम करनेवाले ग्रुप्तचर ऐसा क्‍यों 
कहते ? ऐसे हेग्गड़े लोगों से पोग्सल राज्य की हानि नहीं होगी ? शुद्ध हृदय रखने- 
वाले युवराज और युवरानी को ऐसे द्रोहियों की चाल मालूम नहीं हो पाती, दण्ड: 
नाथिका के इस कथन में कुछ त्तथ्य है । 

'प्ररे कयन में तुमको सन्देह हो रहा हैं, अयाजी ?” एचलदेवी ने पूछा । 

“ऐसा नहीं, माँ। बात यह है कि मैं जिन दो स्थानों में विश्वास रखता हूँ उन 
दोनों से मेरे सामने दो परस्पर-वि रोधी चित्र उपस्थित हुए हैं। इसलिए '** 

"अप्पाजी, किसी भी विषय में जल्दवाजी ठीक नहीं । उनमें भी पोग्सल वंश 
की उन्नति के प्रति श्रद्धा और निष्ठा है। 

"तो फिर ?” 

“यह स्वार्थ है जो क्षणिक दौवेल्य के कारण उत्पन्त होता है और जिसे भूलना 
ही हिंतकारक है । जैसा मैंने पहले ही कहा, यह्‌ सव सोचकर अपना दिमाग़ खराब 
न करके अपने शिक्षण की ओर ध्यान दो ।” 

इसी समय घण्ठी बजी। “प्रभुजी आये हैं, अब मुझे चलने दीजिए, माँ।” 
कहकर वल्लाल चार कदम ही चंला कि प्रभु एरेयंग अन्दर आगये। .' ., 

देखकर बोले, “अप्पाजी, जा रहे हो क्या ?” लि 

“हाँ, गुरुजी के आने का समय हो रहा है ।” बल्‍लाल ने जवाब दिया। . 

“कुछ क्षण बैठो ।” कहते हुए प्रभु एरेयंग बैठ गये । | 

युवरानी एचलदेवी ने कहा, “वोम्मला, किवाड़ बन्द कंरके थोडी देर तुम 
बाहर ही रहो, किसी को बिना अनुमति के अन्दर न आने देना ।” और वे प्रभ के 
पास गयीं। प्रभु एरेयंग ने कहा, “फिर युद्ध छिड़ने का प्रसंग उठ खड़ा 
हुआ है। 

“किस तरफ से ?” युवरानी एचलदेबी व्यग्र हो उठीं । 

“मलेपों की तरफ से वहुत तकलीफ हो रही है, यह खबर अभी यादवपुर से 
मिली है। दण्डतायक माचण यहां से सैन्म-सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सब 
चोल राजा की छेड़खानी है, इधर दक्षिण-पश्चिम की ओर | यदि अभी इसे हल्लड़- 
वाजों को दवा न दिया गया तो वहाँ काँटे-ही-काँटे हो जायेंगे, वल्कि एक काँठेदार . 
जंगल ही तैयार हो जायेंगा । इसलिए हम अब दो-तीन दिल में ही उस तरफ-सेना 


348 /. पट्टमहादेवी शान्तला 


साथ जा रहे हैं ।” साय ही वे बल्लाल से भी वोले, “कुमार, हमते अवकी वार 

प्रको साथ ले जाने का निश्चय किया है, इसलिए आज सव दा्तें समझाकर गुरु 
गचन्द्र से सम्मति ले लो । चलोगे न हमारे साय ?* 

“प्रभु की आज्ञा का पालन करना मेरा कत्तंव्य है।” वललाल ने कहा । 

“यही सर्वप्रथम युद्ध है जिसमें तुम हमारे साथ चल रहे ही। वैजरसजी ने 
हा है कि तुम्हारा हस्तकोशल बहुत अच्छा है। तलवार चलाने मे तुम्हारी इतनी 
शलता न होने पर भी घनुविद्या भे तुमने बडी कुशलता पायो है, डाकरस दण्ड- 
गयक को यही राय है। इसलिए हमने यह निर्णय किया है । परत्तु तुम्हारी अग- 
क्षा के लिए हम वंजरस की ही साथ ले चलेंगे। ठीक है न?” 

“बैजरसजी साय रहेंगे तो हो सकता है ।” युवरानी ने कहा 

“क्यों, तुम्हारा पुत्र बिना वैजरस के युद्ध-रंग मे नहीं उतर सकेगा, तुम्हे 
7र है ?” 

युवरानी ने कहा, “यह तो में अप्पाजी के स्वास्थ्य की दृष्टि में कह रही हूँ । 
जेस दिन प्रभु ने पाणिग्रहण किया उसी दिन से मैं समझती रही हूँ कि मेरे पुत्रो 
हो किसी-त-किसी दिन युद्ध-रग में उतरना पड़ेगा । छोटे अप्पाजी की बात होती 
तो मैं कुछ भी नही कहती ।" 

“परन्तु छोदे अप्पाजी को तो हम नहीं ले जा रहे हैं। इसका कारण जानती 
हैं ?”” युवरानी से प्रश्न करके युवराज ने बल्‍लाल की ओर देखा । कुमार बल्‍लालः 
के चेहरे पर कुतूहल उभर आया। 

7 "प्रभु के मन की बात मुझे कैसे मालूम ?” 

“तुम्हारी दृष्टि में छीटे अप्पाजी अधिक होशियार और धीर हैं। फिर भी वह 
छोटा है । अभी वह इस उम्र का नही कि वह युद्धरग में सीधा प्रवेश कर सके । 
इसके अलावा वह अभी-अभी उपनोत हुआ है ।/ 

“अप्पाजी को न ले जाएँ तो क्या नुकसान है ?” 

“युद्ध हमेशा नहीं होते । अप्पाजी कल सिहासन पर बैठनेवाला है। उसे युद्ध 
का अनुभव होता आवश्यक है। वह मूल-तत्त्व है । यदि अब मौका चूक जाए तो 
सुकसाम उसका होगा । छोटे अप्पाजी को भी ऐसा अनुभव मिलना अच्छा होगा। 
लैकिन उसे फिलहाल न मिलते पर भो नुकसान नहीं होगा। अनुभव प्राप्त कर 
अपने बड़े भाई को मदद देने के लिए काफी समय उसके सामने है । है न?” 

“हम अस्त:पुर में रहती हैं, इतना सब हम नहीं जानती । जैसा प्रभू ने कहा, 
अप्पाजी को इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। अनुभव के साथ ही तो 
उसमे विवेचना की शक्ति, तारतम्य और औदचित्य का ज्ञान, तुलनात्मक परि- 

५ गुण-विमर्शन की शक्ति आदि आवश्यक ग्रुण बढ़ेंगे। इस तरह का ज्ञान 
उसके लिए आवश्यक है इस बात में दो मत हो ही नहीं सकते 7 फिर वे कुमार से 


पटंमहादेवी शान्तता / 39" 


“बोलीं, “क्यों अप्पाजी, घीरज के साथ युद्ध-रंग में जाकर लौटोगरे ? तुम सर्वेश्रथम 
-्युद्-क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हो ।” उस समय युवरानी एचलदेवी की वात्सल्य- 
'पूरित भावना द्रप्टव्य थी । 

“माँ, मैं जिस वंश में जन्मा हूँ उस वंश की कीर्ति को प्रकाशित करूँगा, उसका 
न्‍्कलेंक कभी न वनूंगा। धर्य के साथ आऊंँगा। प्रभुजी का और आपका आशीर्वाद >> 
“हो तो मैं सारा विश्व जीत सकता हूँ ।” कहते हुए उसने भाव-विभोर होकर माता- 
-पिता के चरणों पर सिर रख साष्टांग प्रणाम किया। युवरानी की आँखों से 

आनन्दाश्रु झरने लगे। कुमार की पीठ पर माता-पिता के हाथ एक साथ लगे और 
:हृदयपूर्वक आशीषों की झड़ी लग गयी । 

कुमार वलल्‍लाल उठ खड़ा हुआ। े 

“अच्छा, अप्पाजी, अपने गुरुजी को यह सव बताकर तुम युद्ध-रंग में प्रवेश के 
“लिए तैयार हो जाओ | तुम्हें जो कुछ चाहिए वह डाकरस जौर वेजरस से पूछकर 
ब्तैयार कर लो । घण्टी बजायी। वोम्मले ने किवाड़ खोला । वललाल वाहर आया। . 
“फिर किवाड़ बन्द हुआ । 

“प्रभु ऐसे विषयों पर पहले मुझसे विचार-विनिमय करते थे, अवकी वार 
“एकवारगी निर्णय कर लिया है, इसमें कोई खास बात होगी । क्या मैं जान सकती 

“खास वात कोई नहीं । इसका कारण और उद्देश्य मैंने बहुत हृद तक अप्पा- 
“जी के सामने ही वता दिया है। रेविमय्या ने अप्पाजी के विचारों के सम्बन्ध में _' 
सब वातें कही थीं, बलिपुर के हेग्गड़ेजी से सम्बद्ध उसके विचारों के बारे में ।” * 

“प्रभु के आने से पहले वह मुझसे भी इसी विपय पर चर्चा कर रहा था ।” 

“हम कितना भी समझायें उसका मन एक निर्णय पर नहीं पहुँच सकता। 
व्यहाँ रहने पर ये ही विचार .उसके दिंमान में कीड़े की तरह घुसकर उसे खोखला 
“बनाते रहेंगे। युद्ध-रंग में इस चिंन्ता के लिए समय नहीं मिलेगा। वहाँ इन वातों 
से वह दूर रहेगा | समय देखकर उसे वस्तुस्थिति से परिचित कराना चाहिए जिसे 
20 से मान जाए। इसीलिए उसे साथ- ले जाने का निश्चय किया है। ठीक है 

“ठोक है। परल्तु"**” 

“इसमें परन्तु क्या ?” . 

. “प्रभुजी अपने इस निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेंगे ?” 

“हमें युवरानी के हृदय.के भय का परिचय. है। कुमार को किसी तरह की 
न्तकलीफ न हो ऐसी व्यवस्था की जायेगी । उसकी शारीरिक दुर्बलता को दृष्टि में_,, 
“रखकर आप बोल रही हैं। पिता होकर मैं भी इससे परिचित हो गया हैं, इसीलिए. 
आप मुझपर विश्वास कर सकती हैं। हाँ, मेरे ऐसा निर्णय करने का एक कारण 


-320 / पट्टमहादेवी शान्तला 


ओर भी है।” 

कहकर प्रभु चुप हो गये। युवयनी एचलरेवी ने कुतूहल-भरी दृष्टि से वह 
कारण जानने की प्रभु की ओर देखा। 

“बल्षिपुर मे अगले महीने भगवती तारा का रथोत्सव होतेवाला है। हेग्गड़ें 
ने हम सबको आमन्त्रण दिया है। हम सभी को वहाँ जाना चाहिए। इस युद्ध के 
कारण हम नही जा पायेंगे, पर आप सवको तो जाना ही चाहिए । हमारे साथ के 
बिना अप्पाजी को वलिपुर भेजना अच्छा नही और दोरसमुद्र भेजने में अच्छे के 
बदले बुराई के ही अधिक होने की सम्भावना है, यह ठुम भी जानती हो। 
इसलिए अप्पाजी हमारे साथ युद्ध+शविर में रहे। इसमे उसे थोड़ा-बढ्डुत अनुभव 
भी हो जायेगा, ओर मन को काबू रखने का अवकाश भी मिलेगा। हमने यह 
निर्णय इसीलिए किया है। हम और अप्पाजी युद-शिविर में तथा युवरानी, छोटे 
अप्पाजी, उदय, रेविमय्या और नागचन्द्र वलिपुर में रहे । हो सकता है न?” 

एचलदेवी ने अनुभव किया कि सभी बातों पर सभी पहलुओ से विचार करके 
ही यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने अपनी सम्मति इशारे से जता दी। 

“तुम्हारी यात्रा की जानकारी अभी किसो को नही होनो चाहिए। यह हमे, 
तुम्हे और रेविमय्या को ही मालूम है। छोटे अप्पाजी को भी नही मालूम होना 
चाहिए। हम युद्ध-यात्रा पर चल देंगे, उसके बाद आप लोगो के बलिपुर जाने की 
व्यघस्था रेविमस्या करेगा । यहाँ ,के पर्यवेक्षण के लिए चिण्णम दण्डनायक यही 
रहेंगे। डाकरस भी हमारे साथ जायेंगे। आज ही मदासन्तिधान को हमारी युद्ध- 
यात्रा के बारे में पत्र भेज दिया जायेगा । आप लोगो की यात्रा के बारे में पत्र बाद 
में भेजा जायेगा।” 

“प्रभु युद्धक्षेत्र म हो और हम र्थोत्सव फे लिए यात्रा करें ?” 

“वहाँ रहने-मर में कौन-सी वाधा होगी ? रघोत्सव तो निमित्त मात्र है, प्रधान 
है भाप लोगो का बलिपुर जाना | समझ गयी ?” 

“जैसी आज्ञा ।” युवराज एरेयग प्रभु खडे हो गये लेकिन एचलदेवी ने धण्टी 
नही बजायी ! 

“क्यो, और कुछ कहना है क्या ?” 

#अहंन्‌, मेरे सौभाग्य को बताये रखने का आग्रह करो।” कहती हुई एचल- 
देवी ते उनके पैरो पर सिर रखकर एक लम्बी साँप्त लो। 

>'उठो, जिननाथ की कृपा से तुम्हारे सौभाग्य की हाति कभी नहीं होगी। 
भगवान्‌ जिननाथ तुम्हारी प्रार्थना मानेंगे ।” कहते हुए एचतदेवी की भुजा पकड़- 
कर उठाया। युवरानी के मुख पर एक समाघान झलक पडा । उसने घण्टी बजायी। 
बोम्मले ने द्वार खोला ! प्रभु ने बिदा ली । 


प्रद्टमहादेवी ज्ञान्तला / 324 


एरेयंग प्रभु ने डाकरस दण्डनायक, कुमार बल्‍लाल और वैजरस के साथ यादवपुरी 
की तरफ प्रस्थान किया | दो दिन वाद युवरानी एचलदेवी, कुमार विट्टिदेव, कुमार 
उदयादित्य, कवि नागचन्द्र और रेविमय्या की सवारी बलिपुर की ओर चली। 
उनकी रक्षा के लिए आरक्षक दल छोटा-सा ही था। इनके आने की पूर्व सूचना 
देने को गोंक के साथ दो सैनिक पहले ही चल पड़े थे। खुद चिण्णम दण्डनागक 
दोर्समुद्र जाकर वेलापुर की सारी वातें एरेयंग प्रभु की आज्ञा के अनुसार महा- 
सन्तिधान से निवेदन क रलौटा था और देख-रेख के लिए वेलापुरी ही ठहर गया था । 

उधर, विट्टिदिव के उपनयन के पश्चात्‌ वलिपुर लौटने से पूर्व ही मारसिगय्या 
ने प्रभु से वेलापुरी की घटनाओं का निवेदत किया, जल्दी में जो भेंट बलिपुर में 
वसूल की जा सकी थी वह समर्पित की और भगवती तारा के रथोत्सव के लिए 
राज-परिवार को आमन्त्रण दिया । यहाँ भाने के वाद प्रभु के ठहरने की बड़ी सुन्दर 
व्यवस्था की । सारा वलिपुर नये साज-सिंगार से अलंकृत होकर वड़ा ही सुहावना 
चन गया। सारे रास्ते सुधार दिये गये थे, कहीं ऊबड़-खावड़ नहीं रहे। वलिपुर 
के चारों ओर के प्रवेश-द्वार इंस सुन्दर ढंग से सजाये गये थे कि मानो अतिथियों 
के स्वांगत में विनम्र भाव से खड़े मेजवान वही हों। सभी सैनिकों को नयी वरदी 
दी गयी जिससे सेना को एक नया रूप मिल गया लगता था । 

. * बूतुग और दासच्वे प्रभु के विवास की सजधज के लिए नियुक्त थे। त्यारप्पा 
और ग्वालिन मल्लि दूध-दही प्राप्त करने के लिए नियोजित थे। धोबिन चेन्नी 
अब अलग ही व्यक्ति वन गयी थी, हेग्गड़े ने यह परिवर्तन उसमें देखा तो उसे अपने 
परिवार के कंपड़े साफ करने को नियुक्त कर दिया । तो भी, चेन्‍्ती ने प्रभु के वस्त्र 

स्वच्छ करने का जिम्मा उसी को सौंपने की जिहू की मगर हेग्गड़ेजी ने स्वीकृति 
नहीं दी। अन्त में, हेग्गड़ती के जोर देने पर राजमहल के वस्त्र-भण्डार के संरक्षक 
अधिकारी के निर्देश के अनुसार काम करने का आदेश देकर प्रभु के वस्त्र स्वच्छ 
करने का काम दिलाने का भरोसा दिया था । वलिपुर के नागरिकों में विशेष उत्साह 
झलक रहा था। प्रभु के अपने यहाँ आने की खबर से खुश जनता की खुशी का यह्‌ 
सुनकर ठिकाना म रहा कि वे यहाँ कुछ दिन नहीं, कुछ महीने ठह रेंगे। 
गोंक से पूर्व-सूचता मिलने पर वेचारे हेग्गड़े के परिवार को निराशा-मिश्रित 
सनन्‍्तोप हुआ। निराशा इसलिए कि परिस्थितिवश प्रभु आ न सके । सन्‍्तोप इस-, 
लिए कि युवरानी और राजकुमार एक महीना नहीं, प्रभु का आदेश मिलने तक 
वहीं वलिपुर में ठहरेंगे। , ; 
इतना ही नहीं, प्रभु का आदेश यह भी था कि सिंगिमय्या को वहीं बुलाकर 
राजकुमारों के सैनिक-शिक्षण की व्यवस्था करें| संयोग से सिंगिमय्या वहीं था । 
राज-परिवार के वलिपुर पहुँचने के पहले हो उसने सैनिक-शिक्षण की व्यवस्था 
अपने वहनोई मारसिगय्या से विचार-विनिमय करके उपयुक्त स्थान और अन्य 


322 / पद्महादेवी शान्तला 


आवश्यक वादों को व्यवस्यित रूप ये तैयार कर रखा था। मदद के लिए चनिके- 
नायक को भी बुलाने की व्यवस्था हुई। दन्‍्हीं दोनों ने घारानगर पर हमने के 
नसमप्र मिलकर काम किया था । 

राजनयरिवार की सवारी के पहुँचने से दोनीन घण्टे पहले ही हेग्गड़े को खबर 
मिली थी । हेग्मडे, हेग्यडनी, शान्तला, पटवारी, धर्मदर्शीं, सरपंच, कवि वोकि- 
मस्या, शिल्पी ग्रंगाचारि, शिल्त्री दासोज और उसका पुत्र चादुघ, पुरोहित वर्ग 
सथा गण्य मागरिक लोग वलिपुर के दक्षिण के सदर द्वार पर स्वागत के लिए 
'प्रतीक्षा में खड़े हो गये । मंगलवाद्य-घोष के साथ आरक्षक सेना सलामी देने के 
लिये रास्ते के दोनो तरफ कतार वांधे उपस्थित थी। युवरानी और राजकुमारों 
का रथ सामने रका | सारवि की बगल से रेविमस्या कूद पड़ा और रथ का द्वार 
खोल कुछ हटकर खडा हो गया । 

रुय में राजकुमार उतरे, युवरानी नी उतरी । हेग्गड्ती और शान्तला ने रोरो 
का तिलक लगाया और जारती उतारी । नजर भी उतारी गयी। रब महाद्वार को 
दारकर शहर के अन्दर प्रवेश कर गया । सबने पैदल ही पुर-प्रदेश किया। 'पोब्सल 
राजवंश चिरजीवी हो, कर्नाठक का मम्पदम्युदय हो, युवरानोजी की जय हो, 
“राजकुमारों की जय हो ।' इन नारों से दमो दिशाएँ गूंज उठी। पुरोहितजी ने 
आशीर्वाद दिया । 

हेग्गडती ने युवरानी के पास आकर घीरे-से कहा, “सस्तिघान रथ मे बैठें, 
“बिवास में जाकर विश्राम करें, हम शीघ्र ही वहां पहुंचेंगी ।” 

॥इन्द्रगिरिं और कटक पहाड़ पर चढनेवाली हम अगर चार कदम चलते ही 
जायें तो वा कप्ट होगा । आपके यहाँ के नागरिको के दर्शन का लाभ ही मिलेगा 
हमें ।7 

फिर भी रास्ते के दोनों ओर लोग खचाखच भरे ये । घर-घर के सामने मण्डप 
“रचा गया था। पैदल चलने की बात मालूम हुई होती तो हेग्यड़ेजी उसके लिए 
आवश्यक व्यवस्था पहले से ही कर लेते । सबने युवरानीजी को आँख-भर देखा । 
आाव-विभोर लोगों ने समझा कि पोय्सल राज्य के सौमाग्य ने ही मूर्तिमान्‌ होकर 
उनके यहाँ पदार्षण किया है ! 

वलिपुर की जनता से यह हादिक स्वागत पाकर युवरानीजी को आश्चर्य 
हुआ क्योंकि उन्होंने इस सवकी आजा नही की थी। उन्होंने सोचा, एकनिप्ठ 
हेग्गडे और उसकी प्रजा से प्राप्त स्वयं-रुफूर्त, सयमयुक्त, हादिक स्वागत को वल्लाल 
अपनो आँखों से देखता-समझता तो किसना अच्छा होता। निवास के द्वार पर 
दामब्वे और मल्लि ने आरती उतारी। हेग्गड़े मारसिगस्था ने कवि नागचद्द्र से 
कहा, “आप यों कही भी रह सकते हैं लेकिन वहाँ यहाँ से ज्यादा स्वतन्त्र रह 
अ्मकेंगे 





पट्टमहादेदी शान्तता | 323 


“गुवरानीजी के आदेशानुसार कखूँगा । व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए सभी स्थान 
बराबर हैं।” कवि नागचन्द्व ने कहा । रे | 

“अपनी सहूलियत के अनुसार कीजिए | 

बह सारा दिन कुशल-अश्न, भेल-मिलाप में ही बीता। बढ़ी हुई शान्तला को 
देखकर युवरानीजी वहुत खुश हुई । उनका हृदय मस्तिष्क को कुछ और ही सुझाव 
दे रहा था। ः 

शान्तला और विट्ठिदेव स्वभावतः बड़े आत्मीय भाव से मिले। रेविमय्या 
और वूतुग में बहुत जल्दी मैत्री हो गयी। बोम्मले और दासब्वे में भी घना स्नेह होः 
गया। 


शान्तला का संगीत और नृत्य के शिक्षण का स्थान घर ही रहा, परन्तु साहित्य, 
व्याकरण, गणित आदि का पाठ-प्रवचन युवरानीजी के निवास पर चलने लगा 
क्योंकि कवि नागचन्द्र के सम्मिलित गुरुत्व में शान्तला, विट्विदेव और उदयादित्य' 
के ज्ञानाजन की प्रक्रिया चल रही थी। इन दोनों कवियों में ऐसी आत्मीयता बढ़ी 
कि उसे महाकवि रत्न देखते तो शायद यह न लिखते : 'बाक्‌ श्रेयुततोल अमत्स- 
रत्व आगदुं ।' अर्थात्‌ वाक्‌-श्रीयुत जो होता है उसमें मात्सर्य रहेगा ही | महाकविं 
रनन्‍न की यह उक्ति शायद स्वानुभूति से निकली थी। चुड़िहारों के घराने में जन्म 
लेकर कोमल स्त्रियों के नरम हाथों में आड़ी हड्डी के अड़े होने पर भी बड़ी 
होशियारी से दर्द के विना चूड़ियाँ पहनाने में कुशल होने पर भी जो वह कार्य 
छोड़कर अपने काव्य-कौशल के वल पर वाक्‌-श्रीयुत कवियों से स्पर्धा में जा कूदा 
और स्वयं वाक-श्रीयुतों के मात्सये का विपय वन गया हो, ऐसे धुरन्धर' महाकवि' 
की वह उवित स्वानुभूतिजन्य ही होनी चाहिए। है 

नागचन्द्र और वोकिमय्या कभी-कभी शिष्यों की उपस्थिति को ही भूलकर बड़े 
जोरों से साहित्यिक चर्चा में लग जाया करते यद्यपि इस चर्चा का कुछ लाभ 
शिप्यों को भी मिल जाता। किसी भी तरह के कडुआपन के विना विमर्श कैसा 
होना चाहिए, यह वात इन दोनों की चर्चा से विदित हुई शिष्यों को । 

इस सिलसिले में मतन-मतास्तर और धर्मे-पंथों के विपय में भी चर्चा हुआ' 
करती । इस चर्चा से शिष्यों को परोक्ष रूप से शिक्षा मिली । वैदिक धर्म ने समय-- 
समय पर आवश्यक वाह्य तत्त्वों को आत्मसात्‌ करंके अपने मूल रूप को हानि 
पहुँचाये विना नवीन रूप धारण किया, लेकिन गौतम बुद्ध ने घोर विरोध किया: 


324 / पहमहादेवी शान्तला 


और उनका धर्म सारे भारत में जड जमाकर भो दो भागों में विभक्त हो कान्ति- 
होन हो रहा था जबकि उन्ही दिनो जैन धर्म वास्तव में प्रवृद्ध होकर सम्पन्न स्थिति 
में था। कालान्तर में वैदिक धर्म विशिष्टादैत के नाम से नये रूप में विकसित 
होकर तमिल भदेश में श्री वैष्णव पंय के नाम से प्रचारित हुआ जिसका तत्कालीन 
जैव चोल-वंशीय राजाओं ने घोर विरोध किया। यह विरोध भगवान्‌ के शिव और 
विध्णु रूपो की कल्पना से उत्पन्न झगड़ा था। यह वह समय था जब आदि शंकर 
के अद्वेत मे बौद्ध मत को कुछ ढीला कर दिया था । किन्तु उन्ही के द्वारा पुनशज्जीवित 
वैदिक धर्म ने फिर से अपना श्रभाव कुछ ह्॒‌द तक खो दिया था । शैव सम्प्रदाय के 
कालमुख काश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना प्रसार करते हुए यत्रतत्र विभिन्‍न 
मठो की स्थापना कर रहे थे। वलिपुर के पाम के ताबरेकेरे में भी उन्होंने एक मठ 
की स्थापना की जो कोडीमठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । विश्व-कल्याण की साधना 
सभी हो सकती है जब मानव में ऊंच-नीच की भावना और स््री-पुस्प का भेद 
'मिटाकर “सर्वे शिवमय” को उद्देश्य बनाया जाए, और इसी उद्देश्य के साथ वीर- 
शैव मत भी अकुरित हो बढ रहा था । 

अद्वेत, विशिष्टाइत, वोद्ध, जैन कालमुख, वीरशव आदि भिन्न-भिन्न मार्गों में 
चल रहे महयोग-असहयोग पर दोनों चर्चा करने लगते तो उन्हे ममय का भी पता 
न चलता | थे केवल ज्ञान-पिपासु थे, उनमे संकुचित भावना थी ही नही । वे इन 
मत-मतान्तरों के वारे मे अच्छो जानकारी रखते थे, इससे उनकी इस चर्चा का 
शिप्यों पर भी अच्छा परिणाम होता था । धर्म की नीव पर महृदयता, शोध और 
विचार-विनिमय के वहाने दोनों गुरु शिप्यों की चित्त वृत्ति परिप्कृत और पकक्‍्वर किया 
करते । साहित्यिक चर्चा में त्तो शिप्प भी भाग लिया करते, कई वार युवरानी 
एचलदेवी भी यह चर्चा सुना करती । 

बलिपुर में धािक दृष्टि का एक तरह का अपूर्व समन्वय था। श्रीवैष्णय 
मत का प्रभाव अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा था । एक समय था जब वहाँ वौद्धों का 
अधिक प्रभाव रहा | इसीलिए वहाँ भगवती तारा का मन्दिर या। वोढ़ों के दर्श- 
मीय चार पवित्र क्षेत्रों मे उन दितो वलिपुर भी एक माना जाता था। बौद्ध धर्म के 
क्षीण दशा की प्राप्त होने पर भी उस समय वलिपुर मे वौद्ध लोग काफी सय्पा मे 
रहने ये। गौतम बुद्ध की प्रयम उपदेश-वाणी के कारण सारनाथ की जौ प्रसिद्धि 
उत्तर में थी वही प्रमिद्धि वलियुर की दक्षिण मे थी, उन दिनो वलिपुर वौदों 
का सारनाथ वन गया था| इस वौद्ध ती्थ-स्थान का जयन्ती-बौद्ध विहार धर्म 
और ज्ञान के प्रसार का केन्द्र माना जाता था | दूसरी ओर, जगदेकमलेश्वर मन्दिर, 
ऑकारेश्वर मन्दिर, नीलकण्ठेश्वर मन्दिर, केदारेश्वर मन्दिर, शवों और वीरणैवो 
के प्रभाव के प्रतीक ये। उत्तर-पश्चिम में सीवा-होडा के नाम से प्रसिद्ध जलाबृत 
आुभाग में वहाँ जलशयत-देव नामक वैष्णव मन्दिर था। वहाँ जैन धर्म के प्रभाव 


पट्टमहादेवी शान्तला / 325 


की यूचक एक ऐतिहासिक वसति भी थी जिसका अर्थ ही जैन मन्दिर दीता है । 

भगवती तारा का रथोत्सव धूमधाम के साथ सम्पन्त हुआ। भारत के नाना 
भागों से वौद्ध भिक्खु और सहवासी वलिपुर आये। किसी भेदभाव के बिता अन्य 
सभी मतावलम्बियों ने भी उसमें भाग लिया। हैग्गड़ें मारप्तिंगय्या के नेतृत्व में 
उत्साह और वैभव तो इस उत्सव में होना ही था, पोय्सल युवरानी और राज- 
कुमारों के उपस्थित रहने से एक विशेष शोभा आयी थी । वलिपुर में तारा भगवतीः 
की प्रतिप्ठा करनेवाली महान्‌ सहवासी वाप्पुरे नागियवका अभी जीवित थी जोः 
बहुत वृद्धा होने पर भी पोग्सल युवरानी की उपस्थिति के कारण विहार ते वाहर 
निकलकर इस उत्सव में भाग लेने आयी । करुणा की साकार मूर्ति की तरह लगने 
वाली इस भहासहवासी वृद्धा नागियक्का को देखकर युवरानी एचलदेवी उसके 
प्रति आदर से अभिभूत हो उठीं जबकि प्राचीनकाल के ऋषि-मुनियों की तरह जदा 
बाँघे उस वुद्धा को देखकर विट्विदेव आइचयेचकित हुआ। उस्होंने थुवरानी को 
विहार-दर्शन के लिए आमन्त्रित किया। तदतुसार स्थोत्सव के वाद एक दित वे 
वहाँ गयीं। उनके साथ हेग्गड़ती माचिकब्वे, दोनों राजकुमार, शास्तला, सुरु नाग- 
चन्द्र और वोकिमय्या भी गये । यह कहने की जहूरत नहीं कि रेविमय्या भी उनके- 
साथ था । 

तागचन्द्र और वोकिमय्या यहाँ महासहवासी नाग्रियकका के साथ भी किसी 
विपय पर चर्चा करेंगे, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे विट्विदिव और शान्तला जिनमें 
पनपते सहज सम्बन्ध युवरानी की दृष्टि में थे। इन सम्बन्धों और उदयादित्य- 
शान्तला सम्बन्धों में जो अन्तर था वह प्रगाढ़ता की दृष्टि से कम और प्रकृति की 
दृष्टि से अधिक था । सबने इस महासहवासी का दर्शन कर उसे साप्टांग प्रणाम 
किया | उनके आदिशानुसार सभी विहार के प्राध्यापक बुद्धरक्खित के साथ विहार- 
दर्शन करने गये जो ध्यान, अध्ययन, निवास आदि की दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त, 
विशाल और कलापूर्ण था । 

वृद्धरक्खित ने इस विहार के निर्माण और कला पर तो प्रकाश डाला ही, 
वोद्ध धर्म के प्रवर्तन, विकास, विभाजन, उत्यान-पतन, स्वागत-विरोध आदि पर भी 
सविस्तार किन्तु रोचक चर्चा की। उन्होंने बताया कि लोगों को वौद्धानुबायियों 
की संख्या बढ़ाने और प्रजाक्षेम को अधिकाधिक आश्रय देने के इरादे से महायान 
का विकास हुआ जिसमें हिन्दू देवताओं के रूप और शक्तियाँ भी समन्वित हुईं। 
इसीलिए उसमें वृद्ध तो है ही, केशव है, अवलोकितेश्वर है, और पाप-निवारक देवी: 
भगवती तारा भी है। यह भगवती तारा बोधिसत्व अवलोकेश्वर को प्रतिविम्बित 
करनेवाला स्त्री रूप है। महायान पंथ में इस भगवती तारा का विशेष स्थान है 
क्योंकि वह दुप्ट पुरुष को क्षमा करके उसे गलत रास्ते में जाने से रोककर सही 
रास्ते पर चलाने तथा मोक्ष-साधन के ऋजुमार्ग में प्रवतित करने का काम करती 


326 / पह्महादेवी शान्तला 


है। वह संसार को तिगलनेवाली रकत-पिपासु चण्डी नहीं, भद्रकाली या चामुण्डी 
नहीं, वह क्षमाथीला, प्रेममवी, साध्वी, पापहारिणी पावन-मुर्ति है। बुद्धश्किथत 
की बातें सुनते-सुनने वे लोग सवमुच तारा भगवती की मूर्ति के सामने पहुँचे । 
दर्शकों की एकाग्र दृष्टि मृति पर लग गयी, ऐसा आकर्षण था उस मूध्ति मे। 
लब्ष्म्युपतिपत्‌ में बणित लक्ष्मी की तरह यह देवी मूति कमलासन पर स्थित 
है। उमका दायाँ पाँव नीचे सटक रहा है, बायां अर्डे-पद्चासन के ढग पर मुड़ा हुआ 
दायी जंधा पर तेया दायाँ पाद धर्म-चक पर स्थित है। वह कीमती वस्त्र धारण 
किये है। मस्तक नवरत्न-पचित किरीट में मण्डित है। उत्तम कर्णाभरण के साथ 
साँकलें कानो को शोभा वढा रही हैं। माला उत्तके उन्नत वक्ष पर से होकर 
वक्षोजों के बीच वज्ज-यचित पदक से शोमित है । कटि मे जवाहर-जड़ी करधनी 
जिसकी कमान के आकार की दोलडी साँकल झूलती हुई दिखायी गयी है। हाथ 
कंगन से शोभायमान है, वाहु पर केय़ूर, अग्रुलियो मे ओँंगूठियाँ, पैरों की अग्रुलियों 
पर छल्ले, पैरों में फजिव और एक प्रकार का साकलनुमा प्रादाभरण है जो देवी 
के पादपद्मों पर अरद्धवृत्ताकार से लगकर दीर्घ पादागुलियों को चूमता है। नपे-तुले 
मान-प्रमाण से बनी यह मूर्ति प्रस्तर को होने पर भी सजीव लग रही है। लम्बी 
चम्पाकली-सी नाक, मन्दहासगुक्त अधनिमीलित नेत्र । ध्यानमुद्रा में कुछ आगे की 
ओर झुकी हुई प्रेम से अपनी ओर वुलानेवाली प्रेममयी माँ को भगिमा देखते ही 
रहने की इच्छा होती है। 

दाएँ पैर की बगल में सात फनवाले सर्प नागराज का सकेत है। उसकी बगल 
में एक छोटी कमलासीन स्त्री-मूति है, सर्वालकार-भूपिता होने पर भी शिसके सिर 
के बाल गाँठ के आकार के बने है । देवी के पीछे की ओर दो खम्भे है। उनमे गुल्म- 
लताओं के उत्किरण से युक्त सुन्दर लताकार से निर्मित प्रभावलय अलक्ृत है । 
इनपर दोतों ओर धण्टो की माला मे विभूषित दो हाथी है जिनकी सूंड उस सिंह 
के दोनों जबड़ों से मिलायी गयी है | प्रभावली के उस शिल्प की महीन उत्किरण 
की भव्यता देखते ही बनती है । 

बड़े लोग महासाध्वी नागरियक्का के प्रगण की ओर बढ गये, परन्तु विट्टिदेव 
और शान्तला वही उस मूर्ति के सामने खड़े रह गये। युवरानी ने पास यंड़े 
रेविमस्था के कान में कुछ कहा। वह वही थोडी दूर खड़ा रहा। थोड़ी देर वाद 
बिट्टिदेव ने पूछा, “इस विहार को बनानेवाले व्यक्त वडे विशाल हृदय के होंगे। 
वे पुष्यात्मा कौन होंगे, क्या तुम्हे मालूम है, शान्तला ?” 

“हाँ, मालूम है। चालुक्यों के मन्तियों में एक दण्डनायक रूपमट्टय्या थे 
जिन्होंने न केवल इसे वनवाया, यहाँ केशव, लोकेश्वर और बुद्धदेव की सूर्तियों की 
स्थापना भी की । यह, हमारे वलिफुर के शिल्पी दासोज जो हमारे ग्रुरु है उन्होंने 
चंताया है ।” शान्तला ने कहा । 


पट्टमहादेवी शान्तला / 327 


“इसका निर्माण करनेवाले शिल्पी कौन थे ?” 

“क्यों, आप मन्दिर, विहार या वसति का निर्माण करानेवाले हैं क्या ?* 

“इसे बनानेवाले शिल्पी के बारे में जानने. की इच्छा रखनेवाले सभी लोग 
मन्दिर बनवाएँगे क्‍या ? 

“सन्नी की वात तो यहाँ उठी नहीं, आप अपनी बात कहिए ।* 

“ऐसा कोई विचार नहीं, फिर भी जानने की इच्छा हुईं है सो मालूम हो तो 
बता दें ।” 

“इसे बनातेवाले शिल्पी रामोज थे, हमारे गुरु दासोजजी के पिता । 

“तो बलिपुर शिल्पियों का जन्मस्थान है क्या ?” 

“केबल वलिपुर नहीं, कर्णाटक ही शिल्पियों का आकर है ।* 

“यह तुम्हें कैसे मालूम ?” ० श 

“मुझे गुरु ने बताया है । कर्णाटक के किस कोने में कौन-कौन चतुर शिल्पी 
हैं, यह सब वे जानते हैं ।” 

“क्या तुमने रामोजजी को देखा है ?” 

“हाँ, देखा था। उन्हें सायुज्य प्राप्त किये अभी एक साल ही हुआ है । 

“इस मृत्ति को गरढ़नेवाले भी वे ही थे ?” “अं 

“महू में नहीं जानती ।” 

“दासोजजी को शायद मालूम होगा।” 

“हो सकता है, चाहें तो पूछ लेंगे।” 

“तुमने वताया कि इस विहार में दण्डनायक रूपभट्टय्या ने केशव, लोकेश्वर 
ओर बुद्ध की प्रतिमाएँ स्थापित कीं। भगवती तारा की स्थापना उन्होंने नहीं 
की?” 

“न । इसकी स्थापना योगिनी नागियकका ने की है ।” 

“क्या कहा, उस वृद्धा ने ? उस निर्धन वृद्धा से यह सब कैसे सम्भव है !” 

“अब निर्धंन लगें, लेकिन तब वे महादानी वाप्पुरे नागियकका जी थीं, एक 
महानुभावा, सब कुछ त्यागकर आत्म-साक्षात्कार करनेवाली महाच साध्वीमणि । 
यह वंश आदि महावाप्पुर के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं के बंशोत्पस्त ध्र व इच्धवर्मा 
चालुक्य राज्य के एक भाग के राज्यपाल बनकर राज्य करते थे। सत्वाश्रय 
रणविक्रम के नाम से प्रसिद्ध चालुक्य प्रथम पुलिकेशी की पत्नी दर्लभादेवी इसी 
वंश की पुत्री कही जाती है । मागियक्काजी और उसके पतिदेव हंपशेटीजी ने 
अपना सर्चस्त्र इस विहार के निर्माण में खर्च कर अन्त तक अपना शरीर-भ्रम 
भी देकर अपने को इसी में घना दिया। वे महानुभाव हेग्गड़े वतकर वलिपुर में 
भी रहे, यह कहा जाता है।” 

“तुमने उन्हें देखा था १” 


328 / पट्टमहादेवी झान्तला 


“नही, भेरे जन्म के कई वर्ष पहले ही उन्होंने सायुज्य प्राप्त कर लिया था! 
अच्छा अब, चलें, युवरानीजी हमारी प्रतीक्षा करती होगी ।” 

“चलो ।” दोनों चलने को हुए कि रेविमय्या को देखकर रुक गये जो हाथ 
"जोड़े आँख मूंदकर तारा भगवती के सामने एक खम्भे से सटकर खडा मानो ज्ञान- 
स्समाधि में लीन था । उसका ध्यान भंग न करने की इच्छा से दोनों दो-चार क्षण 
अतीक्षा करते रहे । 

“वह आ जायेगा, चलो ।” कहते हुए विद्विदेव ने शान्तला की भुजा पर हाथ 
“रखा और चल पडा। शान्तला थोडी झुककर कुछ दूर सरककर जागे बढ़ी । 
“विद्टिदेव ने शान्तला की ओर देखा। उसकी उस दृष्टि में उस्ते कुछ दर्द और कुछ 
प्रश्नार्थक भाव दिखे | उसके मन में अपराधी होने के भाव दीज़ रहे थे | शान्तला मे 
भी बिट्विदेव को देखा। शान्तज्ला के चेहरे पर मन्द हास झलक रहा था। लज्जा- 
भार से कुछ अवनत-प्ती होकर उसने आगे कदम बढ़ाया । बिट्विदेव ने उसका 

अनुसरण किया। 

रेविमय्या ने आँखें खोली तो देखा कि वह अकेला है। वहाँ से निकलते बत़त 
उसने देवी से फिर प्रार्थेता की, “देवि, मेरा इष्टार्थ पूरा करो ।” और प्रणाम कर 
“नागियवकाजी के प्रांगण में पहुंचा । 

सागियक्का बल्क-चीर धारण किये कुशासन पर दीज्षार से सटकर वेठी थी। 
उनकी एक ओर शान्तला और दूसरी ओर विदट्विदेव बैठे थे । दोनो के कर्धों पर 

“उस महासाध्वी के प्रेममय हाथ थे। वह दृश्य देखते ही रेविमय्या की आँखों से 
आनन्दाश्रु वह चले जिन्हे वह रोककर भी न रोक सका था । 

बुद्धर्क्पित ने देखा तो कुछ घवडाकर पृष्ठ, “क्या क्यों हुआ ?/ 

युवरानी ने कहा, “कुछ नहीं हुआ। बढ्गुत आनन्द होने पर उसकी यह 
“हालत होती है। उसका हृदय बहुत कोमल है!” 

“हम भी यही चाहते हैं, यहाँ जो भी भाते है उन्हे आनन्दित होकर ही जाना 
चाहिए तभी हमें इस वात का साक्ष्य मिलता है कि अभी यहां वोधिसत््व का 
प्रभाव है। मह।साध्वी सहवासी नागियक्काजी को शका थी कि युवरानोजी आयेंगी 

व्या नहीं। सन्निधान के आते से वे भी खुश हैं ।” बुद्ध रकिखित ने कहा । 

“इस तरह की शका का कारण ?” 

“यहाँ अनेक राज्यों से बौद्ध भिक्षु आते हैं । वे बताते हैं कि उनके राज्य के 
राजा अपने मत पर अत्यन्त प्रेम से प्रभावित होकर अन्य-मतियों के साथ बहुत 

“ही असहिष्णुता का व्यवहार करते हैं। सन्निधात के विचारो से अपरिचित होने के 
-कारण यह शका उत्पन्न होते मे कोई आश्चर्य नही ।” बुद्ध रक्खित बीले । 

“तो मतलब यह कि पोस्सलवशियों की उदार भावना से महासाध्वी 

स्नागियवकाजी अपरिचित हैं। हमारे प्रभु और महाराज को दृष्टि मे कोई भेद- 


पट़महादेवी शास्तला | 329 


भावना नहीं।- किसी भी मत के अनुयायी हों, उनमें उन्हें कोई फरक नहीं 
दिखता ।” युवरानी एचलदेवी ने कहा | ह॒ 

म्मत मानव-मानव के वीच में प्रेम का साधन होना चाहिए, ह्वेपष पैदा कर 
भानव को राक्षस बनाने का साधन नहीं, यही उपदेश था भगवान्‌ बुद्ध का जिन्होंने 
जगत्‌ के लोगों का दुःख-दर्द देखा और उससे स्वयं दुःखी होकर, ,अपनी सर्वेस्व 
त्यागकर भी लोक-जीवन को सुखमय वनाने के महान्‌ उद्देश्य से प्रकृति की गोद में 
आश्रय लिया। अशोक चक्रवर्ती की जयमाला के प्रेम में पड़कर अपने को विजयी 
समझते समय जो ध्वनि सुनायी पड़ी थी वह कोई आनन्द ध्वनि नहीं, वल्कि आहत 
मानवता की आर्त-ध्वनि थी। भगवान्‌ बुद्ध की वाणी सुनकर उसका केवल भ्रम- 
मिरसन ही नहीं हुआ वल्कि उसी क्षण से उसने शस्त्र-संन्यास ले लिया और धर्म- 
चक्र की स्थापना की। अनुकम्पा की अधिदेवी, पाप-निवारिणी भगवती तारा 
मानवोद्धार कार्य को उसी धर्म-वक्त के आधार पर चलाती रही हैं ।” तापसी” 
नाग्रियक्का ने समझाकर कहा । उम्र के बढ़ने के साथ मानव की ध्वनि में कम्पन 
होता है, यह वयोधम है, परन्तु अक्का की ध्वनि में कम्पन नहीं, काँसे की-सी 
स्पष्ट ध्वनि थी। सबने एकाग्र भाव से अवका की बातें सुनी । 

उनका प्रवचन रुका तो विट्टिदेव ने पूछा, “तो क्या इसीलिए आपने यहाँ 
भगवती तारा की स्थापना की है ?” 

“शिल्पी इसे बनानेवाला है, भक्त-लोग इसकी स्थापना करनेवाले हैं, फिर भी 
कोई कहे कि मैंने स्थापना की है, तो इसके माने नहीं हैं। ऐसे जन-कार्य तो जनता 
द्वारा जनता के लिए होने चाहिए ।” नाग्रियक्काजी ने सटीक उत्तर दिया । 

"ऐसे कार्यों में लोगों को प्रेरित करनेवाले को ही जनता कर्ता और स्थापक 
मानती है, जो ठीक है, योग्य है।” कवि नागचन्द्र ने कहा । 

“हाँ यह एक कवि की व्यवस्था है और सटीक ही है क्योंकि धर्मोप्देश तीरस' 
होने के बदले काव्यमय हो तो वह अधिक आनन्ददायक और सहज-स्राह्म होता 
है ।” नागियक्के ने कवि का सुन्दर ढंग से समर्थन किया। 

“जातक कथाएँ तो यही काम करती हैं ।” नागचन्द्र ने कहा । 

“इन बच्चों को उन कथाओं से परिचित कराया है ?” नागियक्का ने पूछा /# 

नागचद्ध ने “नहीं” कहकर कवि वोकिमय्या की ओर देखकर पूछा, “क्या 
आपने अम्माजी को सुनायी हैं जातक कथाएँ ?” 

/'कुछ, सो भी पढ़ाते समय प्रासंगिक रूप में, लेकित पहले एक वार अम्माजी 
जब यहाँ आयी थीं तव जातक कयाएँ इन प्रस्तरों पर उत्कीर्ण देखकर उन्होंने 
पूछा था, तब मैंने कुछ कथाएँ वतायी थीं।” बोकिमय्या ने उत्तर दिया | 

“में तो आज भी नहीं देख सका ।” विट्टिदेव ने तुरन्त खेद व्यक्त किया । 

“झुण्ड में अवेक बातों की ओर ध्यान नहीं जा पाता, एक वार फुरसत से 


330 / पट्टमहादेवी शान्तला ४! 


आकर देखेंगे ।/ बोकिमय्या ने समाधान किया। 

इस मम्भाषण को ऐसे ही चलमे दें तो आज दिन-भर यही रहना होगा । यह 
सोचकर माचिकवब्ये ने अवकाजी से अनुमति माँगी, “बहाँ से कोई हमे बुलाने आये 
इसके पहले हमारा घर पहुँच जाना अच्छा होगा।" और उसने मागियक्का को 
साप्दाग प्रणाम किया । युवरानी और शेय लोगो ने भी प्रणाम किया । बुद्धरक्घित 
ने सवको प्रसाद दिया । 

सबके पीछे रेविमय्या था। बुद्धरवियतत ने उससे पूछा, “स्न्निधान के कहने 
से मालूम हुआ कि तुम बहुत खुश हो । तुम्हारी उस खुशी का स्वरूप क्या है, बता 
सकोगे ?” 

“क्या बताऊँ, गुरुवर्य, हमारे राजकुमार इस छोटी हेग्यड्वी अम्माजी का 
पाणिग्रहण कर सके, ऐसी कृपा करो देवि, यह मेरी प्रार्थना थी भगवती तारा से । 
यहीं भ्रार्थना करता हुआ मैं अन्दर आया तो देखा कि देवी ने मेरी प्रार्थश मान 
ली जिसके फलस्वरूप दोनो बच्ची को दोनों ओर वैठाकर अपने वरदहस्त बच्चों 
पर रखे आशीर्वाद दे रही है महासाध्वीमणि अक्‍्काजी, इससे बढ़कर मेरे लिए 
आनन्द का विषय और क्या हो सकता है ?” रेविमय्या ने बताया । क्षण-भर 
बुद्धरकिखत ने रेविमय्या को देखा 

“क्यों गुरुवर्य | मेरी यह इच्छा गलत है ?” रेविमय्या ने पूछा । 

बुद्धरक्खित ने कोई जवाव नही दिया, उनका चेहरा खिल उठा । फहाँ-मे-कहाँ 
का यह रिश्ता, उसे चाहनेवाला कौन, विचित्र, मानव रीति ही विचित्र है। इन 
विचारों में खोये भिक्षु ने इवना ही कहा, “बहुच्त अच्छा ।" 

बुडिरकिखित को प्रणाम कर रेविमय्या जल्दी-जल्दी निकला क्योंकि बाहर 
वाहन कतार बाँधे चलने की तैयारी में थे। अन्दर पहुँचते ही वुद्धरक्खित ने 
रेविमय्या के विचारों का निवेदन नाग्रियक्का से किया। राजकुमार माग्यवानू 
होगा तो शास्तला का पाणिग्रहण करेगा । युवरानी को पद का बहुकार नहीं, 

इसलिए ऐसा भी हो सकता है। दोनो वच्चे वडे बुद्धिमात्‌ है। मैंने आशीप दिया 
है कि दोनों सुखी हो यद्वपि रेविमय्या ने जो बात कही वह मेरे मत मे नही थी ।” 
मागियक्का ने कहां । वात यही तक रही। 


सिंगिमस्था के नेतृत्व में विट्विदेव, शास्तला और उदयादित्य का सैनिक-शिक्षण 
यथावत्‌ चल रहा था। उदयादित्य उम्र में छोटा होने पर भी तलवार चलाने की 


पट्टमहादेवी शान्तला / 33% 


कला में बहुत चतुर था। राजवंश का रक्त उसकी घमनियों में प्रवाहित हो रहा 
था। बड़े भाई और अपने से उम्र में कुछ बड़ी शान्तला को तंलवार चलाने का 
अभ्यास करते देख उसमें भी यह सीखने की इच्छा बढ़ी थी । 

एक दिन शान्तला और विट्टिदेव के वीच वातों-ही-बातों में स्पर्धा छिड गयी । 
यह देखकर सिगरिमय्या ने कहा, “बेहतर है, आप दोनों आमने-सामने हो जाओ ।” 

विट्विदेव तुरन्त बोला, “न, न, यह कैसे हो सकता है ? मैं एक स्त्री के साथ 
स्पर्धा नहीं करूँगा । इसके अलावा, वह उम्र में मुझसे छोटी है। चाहे तो उदय 
और शास्तला परस्पर आमने-सतामते हो जायें। वह जोड़ी शायद दीक भी रहेगी ।” 

“उस हालत में भी राजकुमार उदय पुरुष ही हैं, इसके अलावा, वे मुझसे 
छोटे भी हैं।” शान्तला ने उत्तर दिया । 

“यह कोई युद्ध-क्षेत्र वहीं। यह तो अभ्यास का स्थान है। यहाँ स्त्री-पुरुष के 
या छोटे-बड़े के भेद के कारण अभ्यास नहीं रोकना चाहिए। आप लोगों ने सैनिक 
भद मायण के साथ तो इन्द्र-स्पर्धा की ही थी। स्पर्धा से भी आपमें आत्म-विश्वास 
की भावना उत्पन्त होगी।” सिगिमय्या ने प्रोत्साहन दिया तो शान्तला वीरोचित 
चेप में सजकर तलवार हाथ में ले तैयार हो गयी और विट्टिदेव भी तलवार लेकर 
खड़ा हो गया। शान्तला की उस वेष की भंग्रिमा बहुत ही मनमोहक थी, उसके 
शरीर में एक तरह का स्पन्दन उत्पन्त हो रहा था। उसे देखता हुआ विट्ठिदेव 
वैसा ही थोड़ी देर खड़ा रहा । 

“चुप क्यों खड़े हो ?” यह स्पर्धा देखने को उत्सुक उदयादित्य ने पूछा । 

दोनों स्पर्धाथियों ने सिगिमय्या की ओर देखा तो उसने अनुमति दी, “शुरू 
कर सकते हैं ।” 

दोनों ने वहीं सर झुकाकर गुरु को प्रणाम किया, तलवार माये पर लगाकर 
उसे चूमा। दोनों तलवारों की नोकें एक-दूसरे से मिलीं और तलवारें चलने 

लगीं | 

पहले तो ऐसा लगा कि इस स्पर्धा में बिट्टिदेव जीतेया क्योंकि उसका अभ्यास 

शान्तला से बहुत पहले से चल रहा था। इसलिए, इस नौसिखुए को आसानी से 
जीत लूंगा, यह आत्म-विश्वास था उसे । शान्तला भी कुछ सोच-समझकर तलवार 
धीरे-बीरे चलाती रही लेकिन क्रमश: उसका हस्त-कौशल नया रूप धारण करने 
लगा। उदयादित्य इन दोनों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने लगा । 

सिग्रिमय्या और रावत मायण इन दोनों के हस्त-कौशल से सचमुच खुश हो 

रहे थे। चारों ओर तलवारों की झतकार भर गयी। करीब दो घण्टे हो गये, 
दोनों पश्तीने से तरवतर हो गये । विद्विदेव हार न मानकर भी इस घुमाव-फिराव 
और उछल-कूद के कारण थक गये । परन्तु घण्टों के नृत्याध्यास से घुमाव-फिराव 
या उछल-कूद का अच्छा अभ्यास होने से शास्तला को कुछ .भी थकावट महसूस 


332 | पहमहादेवी शञान्तला 


नही हुई। उसकी स्फूति और कौशल में विट्विदेव से ज्यादा होशियारी लक्षित होने 
लगी। कभी-कभी विट्टिदेव को पैर काँपने का अनुभव होता तो वह सेंभलकर फिर 
शान्तला का सामना करने को उद्यत हो जाता । 

सिपाही मायण ने परिस्थिति को समझकर पिंग्रिमय्या के कान में कुछ कहा, 
“अब इसे रोक देने की अनुमति दे दे तो अच्छा है ।” 

सिंगिमय्या ने सूचना दी, “राजकुमार थक गये हो तो रुक सकते है ।” 

"कुछ नही ।” कहकर राजकुमार बिट्टिदेव माये पर का पसीना, तलवार के 
चमकने से पहले ही, पोछकर तैधार हो अपनी तलवार भी चमकाने लगा। 

शान्तला भी अपने मामा की बात सुन चुकी थी | उसने समझा यह अब रोकने 
की सूचना है। विट्विदेव की स्थिति का भी उसे आभास हो गया था। फिर भी यह 
जानती थी कि यद्यपि वे नही मानेंगे । लेकिन वह आगे बढी तो उसकी तलवार से 
उन्हें चोट लग सकेगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न करमे की उसकी इच्छा भी नही थी । 
इसलिए हार की चिन्ता न कर उसने स्पर्घा समाप्त करने का विचार किया। 
“आज का अभ्यास काफी है| है न, मामाजी ?” शास्तला ने कहा । 

“हाँ, अम्माजी, आज इंतना अभ्यास काफी है। आज आप दोनों ने अपनी: 
विद्या के कौशल का अच्छा परिवय दिया है ।7 

दोनों खड़े हो गये, दोनी हॉफ रहे थे। दोनों की आँखें मिली। हाॉफती हुई 
शान्तला की छातो के उतार-चढाव पर बिद्विदेव की नजर कुछ देर टिकी रह 
गयी | 

उदयादित्य उसके पास आया ओर बोला, “अम्माजी थोडी देर और स्पर्धा 
चलती तो भैया के हाथ-पैर थक जाते और वह लेट जाते ।/ फिर उसने अपने भाई 
की ओर मुड़कर कहा, “क्या पैर दुघ रहे हैं ?” 

“हां, हाँ, बैठकर ताली बजानेवाले को यकाबट कैसे मालूम पड सकती है ?ै 
तुम पूरे भाट हो ।” बिद्विदेव ने अपनी खीझ प्रकट की । 

भादों से राजे-महाराजे और राजकुमार ही खुश होते हैं, तभी तो उन्हें अपने 
यहाँ नियुक्त कर रखते हैं ।” शान्तला ने करारा उत्तर दिया। 

“बहू सव भैया पर लागू होता है, जो सिहासन पर बैठेगे । हम सब तो वैसे” 
ही है, जैसे दूसरे है ।” 

विद्विदेव अभी कुछ कहता चाहता था कि शान्तला का दट्टू हितहिताया । 
निश्चित समय पर रायण घोडे ले आया था । सिगिमय्या मे कहा, “राजकुमारी के 
भोजन का समय है, अब चलें ।" 

विट्विदेव बोले, “यह आपका भी भोजन का समय है न ?” 

“हमारा तो कुछ देरी हुई तो भी चलता है। आप लोगो का ऐसा नही होना 
चाहिए। सब निश्चित समय पर ही होना चाहिए ।” सिग्रिमम्या ने कहा 


पहुमहादेवी शान्तला / 333- 


“ऐसा कुछ नहीं। चाहें तो हम अभी भी अभ्यास के लिए तैयार हैं। हैं न 
उदय ?” विट्विदेव ने पूछा । ह 

“ओ, हम तैयार हैं।” उदयादित्य वोला । 

“इस एक ही का अभ्यास तो नहीं है, अन्य विषय भी तो हैं। अतः राजकुमार 
पधार सकते हैं ।” सिगिमय्या ने कहा । का 

रायण के साथ रेविमय्या भी अन्दर आया था । उसने कहा, “अम्माजी को 
भी युवरानीजी ने भोजन के लिए बुलाया है।” 

भोजन के समय शान्तला को मालूम हुआ कि आज विट्टिदेव का जन्मदिन है 
सो उसने सोचा पहले ही मालूम होता तो माँ से कहकर कुछ भेंट लाकर दें सकती 
थी। भोजन के बीच ही में विट्विदेव ने कहा, “आज शान्तला ने तलवार चलाने में 
मुझे हरा दिया, माँ । ह 

'नहीं, मामा ने ऐसा निर्णय तो नहीं दिया।” धीमी आवाज़ में शान्तला 
चोली । 

'तुम्हारे मामा बोले या नहीं। मेरे पैर कॉपते थे, इस कारण उन्होंने स्पर्धा 
“रोक दी । आश्चर्य है कि तुम्हारे कोमल पैरों में मुझ-जैसे एक योद्धा के पैरों से भी 
अधिक दृढ़ता कैसे आयी ? माँ, आपको शास्तला का हस्त-कौशल देखना चाहिए 
जो उसकी नृत्य-वेखरी से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।” विट्टिदेव ने कहा । 

“अब भाट कोन है, भैया ।” उदय ने ताना मारा। 

युवरानी एचलदेवी ने सोचा कि आज कोई मज़ेदार वात हुई होगी, इसलिए 
उन्होंने सीधा सवाल किया, “कहो भी, क्या हुआ ।” 

विट्विदेव के बोलने से पूर्व ही उंदय बोल पड़ा, “माँ, मैं कहँगा । ये दोनों 
अपनी-अपनी बात रंग चढ़ाकर सुनायेंगे। मैंने स्पर्धा में भाग नहीं लिया, वल्कि 
मैं प्रेक्षक वककर देखता रहा, इसलिए जो कुछ हुआ उसका हु-ब-ह विवरण मैं 
दूँगा ।! 

मुझ-जँसा ही वह भी शान्तला के हस्त-कौशल की सराहना करता है, इसके 
जलावा मेरे मुँह से प्रशंशा की बात होगी तो उसका दूसरा ही अर्थ लगाया जा 
सकता है, यह सोचकर बिट्टिदेव ने उदय से कहा, “अच्छा, तुम ही बताओ ।” 

बातें चल रही थीं, साथ-साथ भोजन भी चल रहा था। सब कुछ कह चुकने 
के बाद उदय ने कहा, “कुछ और क्षण स्पर्धा चली होती तो सचमुच शान्तला 
की तलवार की चोट से भैया घायल जरूर होते। स्थिति को पहचानकर गुरु 
सिगिमय्याजी ने बहुत होशियारी से स्पर्धा रोककर उन्हें वचा लिया ।” 

युवरानी एचलदेवी ने विट्विदेद और शान्तला की ओर देखा । उनकी आँखें 
भर आयी थीं । । 

“जया हुआ, माँ, हिचकी लगी ?” विट्टिदेव ने पूछा । 


334 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“नही, बेटा, आप लोगो के हस्त-कौशल की वात सुनकर आनन्द हुआ। साथ 
ही जो स्पर्धा की भावना तुम लोगो में हुई वह तुम लोगो में द्ेप का कारण नहीं 
चनी, इस बात का भन्‍्तोप भी हुआ ।” फिर शान्तला से बोली, “अम्माजी आज 
हमारे छोटे अप्याजी का जन्म-दिन है। उन्हें तुम कुछ भेंट दोंगी न ?” 

“'यहाँ आने से पहले यदि मालूम हुआ होता तो मैं आते वक्‍त साथ ही ले आती, 
युवरानीजी ।/ 

“तुम कुछ भी लाती, वह बहुत समय तक नहीं टिकती । परन्तु अब जो भेंट 
तुममें माँग रही हूँ वह स्थायी होगी । दोगी न?” युवरानी ने वहा । 

“जो आज्ञा, बताइये क्या दूं ?” 

“भोजन के वाद आराम-धर में बताऊँगी ।” युवराती वौली । विट्विदेव और 
शान्तला के मनो में युवरानीजी की इस माँग के बारे में पता नहीं, क्यान्क्या 
विचार सूझ गये। 

भोजन समाप्त हुआ | हाथ-मुंह धोकर सव विश्वाम-यृह की ओर चले। वहाँ 
पात तैयार था। सब लोग भद्रास्तरण पर बेठे। युवरानीजी दीवार से सटकर 
सकिये के सहारे बैठी । बच्चे युवरानी के पास बैठे । 

एचलदेवी ने एक तैयार बीडा उठाया, उसे शाम्तला को देती हुई बोली, 
“अम्माजी, यह बीडा अपने मुँह में डालते से पहले तुम मुझे एक बचन दो। आगे 
से तुम दोनो को आज की तरह स्पर्धा नही करनी चाहिए । विद्विदेव जिह पकडकर 
स्पर्धा के लिए चुनौती दे तो भी तुम्हें उमके साय कभी भी स्पर्धा नहीं करनी 
चाहिए, मुझे वचन दो । तुम दोनों में किसी भी कारण से द्वेप की भावना कभी 
उत्पन्न नही होनी चाहिए। स्पर्धा कभी भी द्वेप का कारण बन सकती है। इस- 
लिए वह न करने की वात कह रही हूं । मेरा आशय यह है कि तुम दोनों में कभी 
कोई ऐसी बात नही होनी चाहिए जो तुम लोगों मे आपसी विद्वेप का कारण वन 
सके। है न ?” 

शान्तला ने बीडा ले लिया ओर “अच्छा, युवरानीजी, मैं राजकुमार से स्पर्धा 
अब कभी नही करूँगी ।” कहकर मुँह मे रख लिया। 

फिर युवरानी एचलदेवी ने विद्विदेव से कहा, “बेटा, छोटे अप्पाजी, बह तुम्हे 
हरा सकती है, इससे तुममे खीझ पैदा हो सकती है॥ इमी बात से डरकर मैं 
शान्तला से वचन की भेंट तुम्हारी वर्धन्ती के इस शुभ अवसर पर ले रही हूँ। 
आन-अपमान या हार-जीत तो तुम्हारे हाथ है। धीरज से गुद्ध-क्षेत्र में डटे रहने- 
बाले राजाओं को सदा हार-जीत के लिए तैयार रहना होगा | प्रभु कभी-कभी कहा 
करते है, तेलप चक्रवर्ती ने हार-पर-हार ्ाकर भी अन्त में परमार राजा भोज 
को पराजित किया! मुझे तुम्हारे सामथ्यं पर शका की भावना हो, ऐसा मत 
समझो । इसके पीछे माता होने के नाते, कुछ दूसरा ही कारण है जिसे मैं पोन्सल 


पट्टमहादेवी झान्तला | 335 


युवरानी की हैसियत से प्रकट नहीं कर रही हूँ, केवल माँ होकर यह चाह रही हूँ, 
इसलिए तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं ।” 

उसे भी एक बीड़ा देती हुई युवरानी फिर बोली, “इस प्रसंग में एक बात 
और कहे देती हूँ, अप्पाजी । तुम्हारे पिताजी वलिपुर के हेग्यड़े मारसिगय्याजी और 
उनके परिवार पर असीम विश्वास रखते हैं। अपने आप पर के विश्वास से भी 
अधिक उनका विश्वास इन पर है। तुम्हें भी ऐसा ही विश्वास उनपर रखना 
होगा। उसमें भी यह अम्माजी अकेली उनके वंश का नामलेवा है । उनके लिए 
बेटा-बेटी सब कुछ वही भकेली है । तुम्हें अपने सम्पूर्ण जीवित-काल में, कैसी भी 
परिस्थिति आये, इस अम्माजी को किसी तरह का दुःख या तकलीफ न हो, इस 
तरह उसकी देखभाल करनी होगी ! उसका मन बहुत कोमल है किन्तु बिलकुल 
साफ और परिष्कृत भी है। किसी भी वात से उसे कभी कोई तकलीफ़ न पहुँचे, 
ऐसा उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। जब मैं यह चात कह रही हूँ तब' 
मेरा यही आशय है कि परिशुद्ध स्त्रीत्व के श्रति तुम्हारा गौरवपूर्ण व्यवहार रहे |. 
कल मैं और प्रभुजी नहीं रहें तव भी इस राज-परिवार और हेग्यड्ेंपरिवार के 
बीच इसी तरह का प्रेम-सम्वन्ध और परस्पर विश्वास बना रहना चाहिए । 
तुम्हारा बड़ा भाई इनपर हम-जैसा विश्वास रखता है, इसमें मुझे शंका है, इस- 
लिए तुम्हें विशेष रूप से जागरूक रहना होगा। अब लो बीड़ा ।” 

“माँ, मुझे सव वातें मालूम हैं। आपसे बढ़कर रेविमय्या ने मुझे सव बताया 
है। मैं आपको वचन देता हूँ, माँ, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। आपकी 
आज्ञा के पालन में बड़े-से-वड़ा त्याग करने को भी तैयार हूँ ।” उसने वीड़ा लिया 
और मुँह में रख लिया ! 9 अ 

“बेटा, भव मैं निश्चिन्त हूँ । उदय से वह वर्णन सुनकर मैं भयग्रस्त हो गयी 
थी। मेरी सदा यही इच्छा रहेगी कि तुम-दोतों में कभी भी स्पर्धा की भावना न 
आये । मेरी इस इच्छा की पूर्ति की आज यह नान्‍दी है। लड़कों को विवाह के पहले 
इस तरह पात नहीं दिया जाता, फिर भी, आज जो मैंने दिया उसे मैंअपचार नहीं 
मानती | इसलिए उदय से भी यही वात कहकर उसे-भी यह वीड़ाः देती हूँ!” 
युवरानी ने उसे भी वीड़ा दिया और स्वयं ने भी पान खाया। फिर आँखें मूंदकर 
हाथ जोड़े । भगवान्‌ से विनती की, “अहंनू, इन बच्चों को एक-मन होकर सुखीः 
रहने का आशीर्वाद देकर अनुग्रह करो ।” 


336 / पृटुमहादेवी शान्तला 


खण्डनाथिका चामब्या के कानों में दोनों समाचार पड़ते देर न लगो और दोनों मे 
ही उम्के मन में किरकिरी पैदा कर दी । उसे तो यह मालूम हो था कि उसका 
“भावी दामाद कितना दृद़ाग है, ऐसे दुर्दल व्यक्ति को युद्ध-सतत्र में क्यों ले जाना 
“चाहिए इसका जो उत्तर उसे सूझा वह अपने पतिदेव से कहने को समय की प्रतीक्षा 
'कर रही थी। राजपरानेवाले जाकर एक साधारण हेग्यड़े के घर रहे, यह अगर 
महाराज जानते होते तो वे शायद स्वीजृति नहीं देते 
उसने यह निश्चय कर तिया है कि मुझसे बदला लेते को हेस्गड्ती से पडुयन्‍्च 
रखा है, अपने स्वार्य की साधना के लिए उसने यह सब किया है । उसे कार्यान्वित 
करने के लिए उपनयन के दिन का पता लगाकर उसने उत्त भस्मघारी को यहाँ 
भेजा जिसने वामाचारियों के द्वारा अभिमन्त्रित भस्म खाकर यहाँ फूंक मारी। 
बड़े राजकुमार पद्मला से प्रेम करते हैं, यह वात जानकर हो उसने ऐसी बुरो 
तश्कीब सोच रखी है। इसको दवा करनी ही चाहिए। अब आइन्दा दया और 
संगोच छोडकर निर्दयता से व्यवहार न करें ती हम मिट्टी में मिल जायेंगे। कौद 
प्रयाद होशियार है, उस दिखा न दूँ तो मैं एचिराज और पोचिकब्दे की बेटी नहीं । 
यदि वह परम घातुकी हो तो मैं उससे दुगनी-चोगुनों धातुकी वन जाऊँगी। इस 
चामव्वे की बुद्धि-मक्ति और कार्य साधने के तोरलरोकों के बारे में खुद उसका 
पाभिग्रहण करनेवाला भी नहीं जानता, हेग्गट ती क्या चोज है। उस हेग्यडती के 
मन्वन्तस्त्र से अपनी रक्षा के लिए पहले सोने का एवं रक्वायन्ध बनवा लेता चाहिए। 
यह बात मन में आते ही किसी को पता दिये बिना वह सीधी वामशक्ति पण्दित के 
भर चली गयी । वहाँ उसने उससे केवल इतना कहा, “देखिये पण्डितजी, मेरा 
और मेरे बच्चों झा नाश करने के लिए वामशक्तियो का प्रयोग चत रहा है। उसका 
कोई असर ने पढ़े, ऐसा रक्षायस्त्र तैयार कर दें जिसे किसी जेवर के साथ छिपा- 
ऋर पद्दिने शय सकूँ । परन्तु किसी तरह से यह रहस्य खुलना नही चाहिए । आपको 
ओोस्म पुरस्कार दूंगी ।” हे 
“हो, दण्डतायिकाजी, परन्तु यह काम आप लोगो की बुराई के लिए कौन 

कर रहे हैं, यह मालूम हो तो आपकी रक्षा के साथ उस बुराई को उन्ही पर फेंक 
देगा ।" वामशक्ति पण्टित बोला । 

_. “दुसकों बुराई करनेवालों पर ही फेर देता अगला कदम होगा। बह विवरण 
भी दूंगी । झिलहाल मुझे ओऔर मेरी वश्चियों के लिए रक्षायस्त्र तेयार कर 
दीजिये ।” परवेतोम: 5 

“अच्छा, दण्डनाविकाजी, एक यन्त्र हैं, उसका नाम 'सर्वेतोमद है। उसे 
तैयार कर दूँगा। परन्तु आपको इतवार तक प्रतीक्षा करनी होगी। वह घारण 
करने पर सबसे पहले भय-निवारण होगा फिर इप्टार्य पूर्ण होंगे, फलस्वरूप आप 
संदा खुश रहेगी, भाग्य खुलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी ।” 





पटुमहादेवी शान्तला / 337 


./हाँ, यही चाहिए है। परन्तु यह बात पूर्णतः गुप्त रहे। कुल चार यन्त्र 
चाहिए ।” न्‍ ः 

“जो आज्ञा ।” ः 

“सभी यन्त्रों के पत्ते सोने के ही बनाइये, उसके लिए आप ये बीस मुहर लें । 
काफी हैं न, इन्हें ताम्बूल में रखकर देना चाहिए था, मैं यों ही चली आयी,- 

अन्यथा ने समझें ।” 2: ६५ 

“कोई हज नहीं, इसमें अन्यथा समझने की वात ही कया है ? इतवार के दिन 

यन्त्र लेकर मैं खुद ही '**” | 

“त, मैं ही आरऊँगी, तभी पुरस्कार भी दूंगी ।” कहकर -दण्डनायिका वहाँ से” 

निकली । डे 
,..वामशक्ति पण्डित ने गुन लिया कि अब किस्मत्त खुलेगी । अब होशियारी से 
इस वात का ल्याल रखना होगा कि कोई उल्टी वात न हो।..' 
उसके लौटने के पहले ही दण्डनायक घर जा चुके थे । अहाते में कदम रखते" 
ही उसे खबर मिल गयी । आम तौर पर वह वाहर सवारी लेकर ही जाया करती 
थी, पर आज इस उद्देश्य से कि किसी को पता न लगे, वह आँख वचाकर वामशक्ति 
पण्डित के यहाँ पैदल ही गयी। उसने आँचल से सिर ढेंक लिया था फिर उन्होंने 
साड़ी पहचान ली थी। उसे इस वात की जानकारी नहीं थी । अन्दर आयी ही थी' 
कि उन्होंने पूछ लिया, “आप उस मन्त्रवादी वामशक्ति पण्डित के घर पधारी थीं,. 
क्या बात है ?” न्‍ 

वह सीधा सवाल सुनते ही सन्‍न रह गयी, “आप आँख मूंदकर बैठे रहें, मैं 
तो नहीं वैठी रह सकती । कन्याओं को जन्म देनेवाली माँ को क्या-क्या चिन्ताएँ 
होती हैं यह समझते होते तो आप ऐसे कैसे बैठे रहते।” 

“बात कहीं से भी शुरू करो, यहीं लाकर जोड़ती हो। अभी कोई नयी अड़चन 
पैदा हो गयी है क्या ? तुम्हारे भाई ने भी कहा है, प्रतीक्षा करनी होगी । तुम्हें यदि 
महाराज को सास ही वनना हो तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। अन्यत्र अच्छा बर' 
खोजने को कहो तो वह देखूंगा । लेकिन तुम माँ-बेटी तो एक ही जिद पकड़े बैठी 
हो, में क्या करूँ ?” 

“और कुछ व कीजिए, युद्धक्षेत्र से राजकुमार को वापस बुलवा लीजिए । 
आपकी उम्र ही ऐसी है, आप सठिया गये हैं। पड्यन्त्र, जालसाजी, आप समझते 
ही नहीं । लेकिन इस जालसाजी की जड़ का पत्ता मैंने लगा लिया है। इसीलिए 
कहती हूं कि राजकुमार को युद्ध-क्षेत्र से वापस वुलवा लीजिये। बुलवाएँगे ?” 

“यह कैसे सम्भव है, जब स्वयं युवराज ही साथ ले गये हैं ?” 

“तो आपकी भी यही अभिलापा है कि वह वीर-स्वर्ग पायें, हमारे विद्वेपियों' 
से अपने रास्ते का काँटा हटाने के लिए यह जालताजी की है, वेचारे युवराज को 
338 / पहमहादेवी शान्तला 


या राजकुमार को यह सव नहीं सूझा होगा। आपसे मैंने कभी लुका-छिपी नहीं 
की लेकिन यह बात मुझे अन्दर-ही-अन्दर सालती है सो आज जो कुछ मेरे मन में 
हैं उसे स्पष्ट कहे देती हूँ, फिर आप चाहे जँसा करें। कह दूं?” बड़ी गरम होकर 
उसने कहा । 

“तो क्‍या तुम कहती हो कि युवराज अपने बेटे की मृत्यु चाहते हैं?” 

“शान्त पापम्‌, शान्तं पापम्‌ । कही ऐसा हो सकता है। उतके मन में ऐसी 
इच्छा की कल्पना करनेवाले की जीभ में कोड़े पड़ें। परन्तु राजकुमार की मृत्यु 
चाहनेवाले लोग भी इस दुनिया भे है। ऐसे ही लोगों ने उकसाकर युवराज और 
राजकुमार को युद्ध-क्षेत्र में भेज दिया है । यह सव उन्हीं के वशीकरण का परिणाम 
है। युवराज को इस बात का पता नहीं कि वे जो कर रहे है वह उनके ही वंश 
के लिए घातक है, वशीकरण के प्रभाव से उन्हें यहू मालूम नहीं पड सका है । उस 
राजवश का ही नमक खाकर भी आप चुप बैठे रहे तो क्या होगा ?” 

“तुम्हारी बात ही मेरी समझ में नहीं आती । तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा है 
दुनिया में जो बात है ही नही वह तुम्हारे दिमाय में उपजी है, ऐता लगता है। 
राजकुमार की मृत्यु से किसे क्या लाभ होगा ?” 

“क्या लाभ ? सद कुछ लाभ होगा, उसे, वह है न, परम-पातुकी हेग्गडती 
माचि, उसके लिए ।” 

“क्या कहा ?” 

“मैं साफ कहती हूँ, सुनिये । उसे स्पष्ट मालूम हो गया है कि वह चाहे कुछ 
भी करे, राजकुमार बल्लाब उसकी लडकी से शादी करना स्वीकार नहीं करेंगे, 
वे हमारी प्मला से ही शादी करेंगे, कम झाकर उन्होंने वचन दिया है। वह 
हेग्गडती खुद राजकुमार की सांस नहीं वन सकती क्योकि बललाल इसमे बाधक 
है। अगर वह नही होगा तो उसके लिए आगे का काम सुगम होगा ।” वात समाप्त 
करके वह उमकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में रही । 

मरियाने ने कोई जवाब नही दिया । चामब्वे ने समझा कि बात उनके दिमाग 
में कुछ बैठी है। दाँव लगा समझकर उसी तर्ज प्र उसने बात आगे बढायो। 
“इसीलिए अन्तिम घड़ी में उसने अकेले अपने पति को भेजा था, हम पर दोष 
आरोपित करने को । किस्मत की बात है कि हम पहले ही से होधियार हो गये, 
नही तो युवराज और श्रुवरनी सोचते कि हमने ही जातवूझ्॒कर आमत्मप नहीं 
भेजा ।! 

“हुक बात तो तय है कि आमस्त्रण-पत्र नहीं गया ।” 

“वह क्यों नही गया ?” चामव्दे ने सवाल किया। 

“क्यो नहीं गया, यहूं अब भी समस्या है। परन्तु इतना निरिचित है कि 
आममन्त्रण-पत्र गया नही । पत्र न पहुंचने पर भी वह ठोक समय पर कस आया, 


पट्टमहारेवी शाम्तला / 339 


यह भी समस्या है ।” शक 

“क्ुतन्त्र से अपरिचित आपके लिए सभी बातें समस्याएँ ही हैं। आमन्त्रण-पत्र 
पहुँचने पर वह आया और झूठ बोल गया कि नहीं पहुँचा ।” * 

“मैंने सव छान-बीन की, कई तरह से परीक्षा कर डाली, इससे यह विश्चित 
है कि आमसन्त्रण-पत्र नहीं गया ।” 

“हमपर अविश्वास करके युवराज ने अलग पत्र भेजा होगा ।” 

छे, यह सोचना बड़ा अन्याय है। युवराज पर दोपारोपण करनेवाली तुम्हारी 
बुद्धि महाकलुपित हो गयी है, यही कहना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा जिन्दगी-भर नहीं 
सोचना चाहिए । 

“तो वह ठीक मुहूर्त के समय कैसे पहुँच गया ? अपनी तरफ से और गाँववालों 
की तरफ़ से भेंट-वांट उपनयन के लिए ही लाया था, इसलिए उसका आना एक 
आकस्मिक संयोग तो हो नहीं सकता ने ।” ई 

“चाहे कुछ भी हो, यह प्रसंग ही कुछ विचित्र वन गया है मेरे लिए ।” 

“विचित्र बन गया हो या सचित्र, उससे क्या होना-जाना है? अब तो आगे 
का विचार करें। बड़े राजकुमार को मरने के लिए युद्ध-क्षेत्र भेजकर युवराती, 
विट्टिदेव वगरह को अपने यहाँ बुला लेने के क्या माने होते हैं ? बड़े राजकुमार को 
मृत्यु-मुख में ढकेल, मौक़ा मिलते ही अपनी लड़की के मोहजाल में छोटे राजकुमार 
को फेंसाकर अपने वश में कर लेने के लिए ही यह पड्यन्त्र नहीं है? उस घातुकी 
हेग्गड़ती की यह जालसाजी हम नहीं समझते, क्या हम इतने मूर्ख हैं ?” 

“रथोत्सव के मौक़े पर युवराज का भी जाने का विचार था, परल्तु बुद्ध के 
कारण वे न जा सके । इसलिए युव रानी वगैरह को ही भेजने की व्यवस्था की गयी 
लगता है ।” 

“यह सव ढकोसला है, मैं जानती हूँ। हमारा राजघराना हमारे ही जैसा 
शुद्ध जैन घराना है, उसकी तरह संकर नहीं । उस विभूतिधारी शैव से विवाह करने 
के वाद उसका जैन-धर्म भी वैसा ही होगा ।” 

“बह तो उनका व्यक्तिगत मामला है, इससे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ ?” 

“मेरा कोई नुकसान नहीं, परन्तु बात स्पष्ट है। आप ही बताइये, राजघराना 
जैन है, भगवती तार के उत्सव से उसका क्या सम्बन्ध ? आप विश्वास करेंया 
न करें, यह जालसाजी है, निश्चित । उस हेग्गड़ती ने कुछ माया-मन्त्र करके 
युवरानी और युवराज को अपने जाल में फेंसाकर वश में कर लिया है। आप 
महाराज से कहकर राजकुमार को युद्धक्षेत्र सेतुरन्‍्त वापस बुलवा लीजिये, 
युवरानी को वलिपुर से लौटा लाने की व्यवस्था कराइये। आप ऐसा नहीं करेंगे 
तो हमारी पद्मला अपने को किस्नी कुएँ या पोखरे के हवाले कर देगी।” 

“कुछ भी समजन्न में नहीं आता। तुम्हारी वात को भी इन्कार नहीं कर 


340 / पह्महादेची झान्तला 


सकता, किस वाँबी में कैसा साँप है, कौन जाने। अब तो तुम्हारे भाई से विचार- 
विनिमय करने के बाद ही देखूँगा कि इस हालत मे क्या किया जा सकता है।" 

“चाहे तो मैं स्वव जाकर भैया से कहूँ ?” 

“तुम चुप वैटो रहो | ऐसी बातों में तुम सीधी कोई कार्रवाई न करो। उस 
हेग्गडती ने जो भन्त्र-तन्त्र किया उसी का प्रतिकार करने को तुम्र उस मन्त्रदादी 
वामभक्ति के यहाँ गयी थी न ?” 

“गयी थी त्तो इसमे गलती क्या हुई 7” 

“स्त्रियों मे विषय की पूरी जानकारी तो रहती नहीं। जो तुम करने जाओ 
उसका उल्टा असर तुम पर हो जाये तो ? इनमे मन्त्र-तस्त्र करानेवाले और उसका 
विरीध करनेवाले दोनो की इच्छाओं से अधिक इन वामाचारियों को कुप्रवृत्तियाँ 
प्रेरक शक्ति बनकर प्रतिक्ियाएँ बढ़ाने लगतो है। इसलिए हमे कभी इनको 
प्रोत्माहन नही देना चाहिए !” 

“पण्डित मे तो यही कहां था कि उनका जादू उन्हीं पर फेर दूँगा । लेकिन 
मैंने ही कुछ दूर की बात सोचकर कहा, वह मव मत करो, हमारी रक्षा हो, इतना 
मात्र पर्याप्त है। ऐसा ही रक्षायन्त्र तैग्रार कर देते को कह आयी हूँ ।” 

“मगर वह डोग हांकता फिरेगा, पता नहीं क्या बकता फिरेगा, तव क्या तुम 
उमका मुँह बन्द कर सकोगी ? तुमने विल्कुल वैवकूफी की है। तुम्हारी आशा- 
आकांक्षाएँ पूरी करने मे मैंने कभी आग्रा-नीछ्धा नहीं किया । फिर भी तुमने मेरे 
ऊपर ही अविश्वास से. सलाह लिये बिता यह काम किया । क्‍या कहूँ ? तुम्हारी 
जल्दबाजी हमारी वच्चियो के सर्वनाश का भी कारण नही बनेगी २” 

“यदि कहेगा तो वह इतना ही कह सकता है कि उसने दण्डनाथिका को यन्त्र 
बनाकर दिया है। मैंने उससे किसी के वारे में कुछ नही कहां है, किसी का नाम तक 
नहीं बताया है। इससे कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर कोई पूछे तो कहिएं कि 

बच्चे भयग्रस्त हो रहे थे इसलिए रक्षायन्त्र बनवाया है। मैं ऐसी वेवकूफ नहीं हूँ 
कि ऐमी बातो में असावधानी करूँ। इस सम्बन्ध में वह चूँ तक न करेगा ।” 

“उससे कह रखा है कि यदि कोई वात इस दारे में उसने इधर-उधर की तो 
उसे इस गांव से ही निकलवा दूंगी ।” 

“ठीक है। वैसे इस विपय पर मैं तुम्हारे भाई से बातचीत कर चुका हूँ। 
उनकी भी यही इच्छा है कि पद्चला बल्‍्लाल की पत्नी हो, लेवित तुम मनमाना 
सोचकर अपनी ही ओटे जाओगी तो अपने भाई को भी सहातुभ्नति खो बैठोंगी। 
सचमुच तुम्हारे भाई तुम्हारे काम मे वहुत नाखुश हैं कि तुमने हेग्गडती के बारे 
में युवरानीजी के समक्ष अण्ठसण्द बातें को । यह काम तुम्हारी बडी बेवकूफी थी। 

“तो मतलब यह है कि राजकुमार का युद्ध-क्षेत्र मे जाना, युवरानी आदि का 
भगवती तारा के उत्सव के बहाने वलिपुर जाना, इन सब कामों मे हेगड़े-हेग्यइवी 


पट्टमहादेवो बान्तला [ 347 


रा 


का हस्तक्षेप नहीं, उनका स्वार्थ नहीं, यही आपकी राय है ?' न 

“स्वार्थ हो सकता है, परन्तु यह नहीं माना जा सकता कि उनमें कोई बुरी 
झावना होगी ।* 

“जब स्वार्थ हो तब बुरी भावता भी रहेगी ही ।” 5 

“तुम्हारा भी तो स्वार्थ है, वो क्या यह समझ लूँ कि तुमे भी बुरी भावना 

है (2५ 
हे “मैने तो किसी की बुराई नहीं सोची ।” 

“उन लोगों ने ही बुराई सोची है, इसका क्‍या प्रमाण हैं?” 

“कारण दिन की तरह स्पप्ट है। मुझ-जसी एक साधारण स्त्री को भी जो 
वात सूझती है वह महादण्डतायक को न सूझे तो इससे ज्यादा अचरज की क्या 
बात हो सकती है। आप ही कहिए कि राजकुमार युद्धल्षेत्र में जाकर करेंगे क्या । 
उन अकेले को साथ ले जाने की प्रेरणा युयराज को क्यों दी गयी । आप स्वयं कहा 
करते हैं कि छीटे राजकुमार विट्टिदेव वड़े राजकुमार से ज्यादा होशियार और 
समर्थ हैं, शक्तिवान्‌ हैं फिर वे उन्हें क्यों न ले गये साथ | यहाँ चल रहा गिक्षण 
छोड़कर उन्हें उस गँवई गाँव वलिपुर में जाकर क्यों रहना चाहिए, यह सव और 
क्‍या है?” 

“बस, अव बन्द करो, वात न बढ़ाओं। मुझ्षपर भी गोली न चलाओ। हाँ, 
तुम्हारे कहने में भी कुछ सिलसिला है, परन्तु उसीकों ठीक मावकर उसे स्थिर 
करने की कोशिश मत करो | तुम्हारी यह वात भी दृष्टि में रखकर प्रस्तुत विपय 
पर विचार करूँगा, डाकरस से वस्तुस्थिति जानने को युप्तचर भेजूगा। तब तक 
तुम्हें मुंह बन्द रखकर चुप रहता होगा । समझी ? 

“ग्रह ठीक है। वैसे मुझे मालूम ही है कि वहाँ से क्या खबर मिलेगी। कम-से- 
कम तब आप मेरी वात की सचाई समझेंग) लगता है, आजकल आप भी मुझे 
शंका की दृष्टि से देख रहे हैं, पहले-जैने मेरी वात सुनते ही मानते नहीं ।” 

“सो तो सच है, मगर वह शक के कारण नहीं, तुम्हारी जल्दवाजी के कारण 
है। जल्दबाजी में मनमाने कुछ कर बैठती हो और वह कुछ-का-कुछ हो जाता है। 
इसलिए तुमसे कुछ सावधानी से बरतना पड़ता है। अब यह बहस बन्द करो। 
युद्धक्षेत्र से वस्तुस्थिति जब तक न मिले तव तक तुम्हें मुंह वन्द्र रखना होगा । 
तुम्हें अपनी सारी आलोचनाएंँ रोक रखनी होंगी ।” 

“जो आज्ञा ।” उसने पतिदेव से अपनी अक्लमन्दी की प्रशंसा की प्रतीक्षा की 
थी। उसकी आशा पर पानी फिर गया । इसलिए असन्तुष्ट होकर वह वहाँ से चली 
गयी । जाते-जाते उसने निश्चय किया कि वह वामशक्ति पण्डित तो आयेगा ही, 


उसे अपने वश में रखता ठीक होगा । यदि प्रयोग घातक हो तो उसकी प्रतिक्रिया 
शक्ति भी हमारे पास तैयार रहना आवश्यक है। 


342 / पटमहादेवी जश्ञान्तला 


चामब्बे की बातें मरियाने के दिल में शांट् शेर तरह घुमने सगी॥ उससे शिजनी 
औ शजफीय ब्रक्य हो, डितनी भी जावकारी हो, दिर भी उसकी शरय में 
अमम्भवेता उन महनूस नहीं ही रही थी । युद्धशप में हर हसतेनयरशरे एश दार 
राजधानों की खबर भेजने रहने कय पट रे से रिवाज बने गया था । ऐसी हाचठ में 
यह में गुणवर भेजकर यबर लेने को कोमिन करने के मात हो ?तवश्ट्सी गा 
कारण बन सकता है। आजक्च तो महाराज कोई आदेश-सन्देश नंटी देते। वे 
अपने को तिमित्त सात के सद्याराज सानते और खबहुद्ध के लिए युशराज पर ही 
जिम्मेदारी छोड़ते हैं। उतका यटे विश्यास है झियुतराज जो भी काम करो हैं, 
पूब्र मोवनयमसकार करते है इनीनिए दसम दस्तर्शाजी झरना टौक न: 
प्रधान गगराज बड़े होमियार हैं। वे कोई शाम अपने जिम्मे नह 
बिन और उसवी बच्चियों बा हित छाहते पर भी थे उसके लिए अपने पद था 
उपयोग नहीं करते, उद्यासील हो रहते है । यो तो थे विष्यायान राजमता 
॥ हों, एस विधय से बात करने मरियाने प्रधान मंगराज के पर गया। उसे इन 
बालों के बारें में सोच-वियार कर नि्यय में एक सप्ताट से भी अधिर' सगा | 
महादश्डनायक झो देखते ही प्रधात यगंराज से गटा, "आइए, बी हिएं । थाप 
आये, अच्द्रा हुआ । मैं खुद ही आता घाटा था । 

“कोई जररी काम था २” कहने हुए मरियाते बंठे + 

“हाँ, मंदारान हम दोनो से मिचसा चाहते हैं। 

“मया बात है?” 

“धडुघ्न मातूम नहीं । दोतों रो सुर उप नेबा आदेश है । आपके 
आते का कोर्ट बारण होगा ? 

"कोई विज्ेप कारण तहों, यो हो बसा आया ।'' उसे अपनी बात प्वेट करने 
का यहें राभय उपसुत्य नहीं जंचा 4 

“अच्छा, बच्चों जी निदान्दी ता बसी घव रही है । साहित्य, स्याररच आदि 
बढ़ाते में लिए नियुक्त बट स्त्री ठोर पदाती है ने? 

“हुम अम्बन्ध में से उराश सायापच्यों नहीं करवा । पढ़ें सी पा संगागर 
बता दँगा। आपडी बटिन ने कोई शिरादत सटी शी, इसलिए मैं समता है कि 
3 पल रहा है। मठारात से मद मिलना है 
राहइवेनोबित पोगाश पहनशर सैयार होता हैं ।” 













यटबर गगराज अन्दर गये । न 

। अरियाने सोचते समा झि दोनों की एश-साव मिलते का आदेश दिये है, द््मम 
समता है कि गाम महत्वपूर्त होगा और हु रस्थव्र्ये मी। झब भी हिसी 
(दिदय पर वि्यार बरता पहला हैं ठव महटारात पहतेसे ही सूचित गरते है, इस 
आर गैस डछ नहीं हुआ; दोनो घोष्षो पर सदार हो राशमदत की करर घस 5१) 


धट्टेमहादियों घना / 343 


इधर चामव्वे ने चारों सर्वतोभद्र यन्त्र पेटीचुमा तमयों में बन्द कर भगवान्‌ की 
मूति के पास रखकर उनपर दो लाल फूल चढ़ाये, प्रणाम किया और प्रार्थना की, 
“मैरी आकांक्षा सफल बनाओ, वामशक्ति से मैंने जो बात की है उसे प्रकट न करने' 
की प्रेरणा दो उसे ।* 


भोजन के वाद शान्तला घर लौटी । राजकुमार के जन्मदिन को जौर इस अवसर 
पर युवरानीजी ने शान्तला से जो वादा करा लिया था, उसको सूचना हेग्गड़ती 
को सिमिमय्या से मिल चुकी थी। 

स्पर्धा की वात सुनकर माचिकब्बे ने कहा, “ऐसा कहीं होता है? तुम्हें 
ऐसी बातों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। वे राजा हैं और हम प्रजा । अभी तो 
वे बच्चे हैं, और स्पर्धा में अपने को श्रेष्ठ समक्षना उनका स्वभाव होता ही है, 
परल्तु बड़े होने के नाते हमें ऐसी स्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रजा 
को राजा पर हाथ उठाना उच्तित होगा क्या, सिधि ? मालिक हमेशा एक वात 
कहा करते हैं, भले ही हम वलवान्‌ हों, अपने बल पर हमें आत्म-विश्वास भी हो, 
तो भी उसे कभी प्रभु के सामने नहीं कहना चाहिए क्योंकि प्रभु का विश्वास खोने 
की ओर वह पहला कदम होगा, आज ही प्रारम्भ और आज ही परिसमाप्ति। 
ऐसा काम कभी न करो, आगे से शान्तला-विद्विदेव में या उदयादित्य-शास्तला में' 
स्पर्धा न होने दी जाये। में भी अम्माजी को समझा दूंगी। विद्या से विनय-शीलता 
बढ़नी चाहिए। उसे गये का कारण नहीं वनना चाहिए। खासकर स्त्री को विनीत 
ही रहना चाहिए, वह उसके लिए श्रेष्ठ आभूपण है, स्पर्धा से उसका महत्त्व नहीं 
रह जाता, समझे ? तुम्हें उत्साह है, तुम्हारे उत्साह के साथ उनके उत्साह की गर्मी 
भी मिल जाये तो परिणाम क्या होगा, सोचो । फिर भी, तुमने विद्विदेव को हारने 
न देकर स्पर्धा समाप्त की यह अच्छा किया ।” 

शान्तला युवरानी को जो वचन दे आयी वह प्रकारान्तर से चामला की" 
भावनाओं का अनुमोदन था, परल्तु विट्टिदेव के जन्म-दिन की पूर्व-सूचना न मिलने 
से वह कुछ परेशान हुई थी जो और भी धूम-धाम से किया जा सकता था, सारे 
ग्रामीणों को न्‍्यौता दिया जा सकता था। युवरानीजी ने बिना खबर, दिये क्‍यों 
किया। यह बात उसे खटकती रही तो उसने हेग्गड़े से कहकर राज-परिवार और 
राजकुमार को मंगल-कामना के उद्देश्य से भी मन्दिरों, वसतियों और विहारों में 
पूजा-अर्चा का इन्तज़ाम करने और युवरानीजी से विचार-विनिमय के बाद शाम 


344 | पदुमहादेदों शान्तला 


वसतियों, में पुजा-अर्चा की व्यवस्था करना तो ठीक है, राज-परिवार के हित- 
चिन्तन के लिए और प्रभु विजयी होकर कुशलपूर्वक राजधानी लीटें, इसके लिए 
विशेष पूजा आदि की व्यवस्था भी ठीक है, उसमें हम सभी सम्मिलित होंगे 7 अब 
रही शाम को प्रीति-मोजन की वात । यह नहीं होना चाहिए । जब प्रभुप्राणों का 
मोह छोड़कर रण-दक्षेत्र में देश-रक्षा के लिए युद्ध कर रहे के तब यहाँ हम धूमधाम 
से आनन्द मनायें, यह उचित नहीं लगता, हेग्गड़तीजी। वर्धन्ती का यह उत्सव घर 
तक ही सीमित होकर चले, इतना ही पर्याप्त हैं। आप दोनों, आपकी अम्माजी, 
आपके भाई और उसकी पत्नी और ग्रुदओं के भोजन की व्यवस्था कल्न यहाँ होगी 
ही । ठीक है न ?” * प 

“जैसी आज्ञा, आपका कहना भी ठीक है। ऐसे मौक़े पर ' आडम्बर उचित 
नहीं। आजा हो तो चलूँ। शाम की पूजा-अर्चा की व्यवस्था के लिए मालिक से 
कहूँगी ।/ हि ह 

युवरानी ने नौकरानी बोम्मले को आदेश दिया, “हल्दी, रोली, आदि मंगल- 
द्रव्य लाओ ।” ग््धि 

वह परात में मंगल-द्वव्यों के साथ फल-पाव-सुपारी, रोली वरगीरह ले आयी । 
परात वेम्मला के हाथ से लेकर हेग्गइड़ती को युवरानी ने स्वयं दी और कहा, “आप 
जैसी निर्मेल-हृदय सुमंगली का आशीर्वाद राजकुमार के लिए रक्षा-कवच होगा। 
इसे स्वीकार कर रे ।* 

वहुत कुछ कहने का मत होने पर भी उस समय बोलना उचित मे समझकर 
हेग्गड़ती ने मंगल-द्रव्य स्वीकार कर लिये « 

विशेष पूजा-अर्चा आदि कार्यक्रम यथाविधि सम्पन्न हुए । 


राजकुमार विट्टिदेव का जन्मोत्सव धूमधाम के विना ही सम्पन्न हुआ। परन्तु 
युवराजी ने पुजारियों को आदेश दिया कि वे पूजा के समय प्रभु की विजए और 
राजघरने के श्रेय के साथ ही हेग्गड़े परिवार के श्रेय के लिए भी भगवान्‌ से 
प्रार्थना करें, साथ ही, तीर्थ-प्रसाद राजकुमार को देने के वाद शान्तला को भी दें। 
पूजा के समय रेविमय्या की खुशी की सीमा नहीं थी । उसके हृदय के कोने-कोने में 
शान्तला-विट्टिदिव की आक्ृतियाँ साकार हो उठी थीं, प्रत्यक्ष दिख रही थीं । 

दूसरे दिन भोजन के सम्रय मारसिंगय्पा, माचिकब्बे, शास्तला, विट्ठिदेव, 
'उदयादित्य और युवरानी तथा: मायण, नागचन्द्र, बोकिमय्या और गंगाचारी 


3 46 / पट्टमहादेवों शान्तला 


आमने-सामने दो कतारों में इसी क्रम से वँठे थे। घिग्रिमय्या की पत्नी सिरिया 
देवी उस दिन के किसी ममारम्भ में भाग न ले सको । भोजन समाप्ति पर पहुँचने- 
चाला था, तब मौन तोड़कर बुवरानी एचलदेवी मे अध्यापकों को सम्बोधित कर 
कहा, “आप लोग महामेघावी पुरुष हैं। अब तक इन बच्चों को ज्ञानवान्‌ बनाने 
में आप लोगो ने वहूत परिश्रम किया है। उन्होंने अब तक जो सीखा है बह काल- 
प्रमाण की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है इसके लिए राज-परिवार आपका बृतज्ञ है। 
ज्ञानार्जन से मानवता की भावना का विकास हो और अजित ज्ञान का कार्यान्वयन 
मही दिशा में हो और उसका योग्य विनियोग भी हो । उस स्तर तक ये बच्चे अभी 
नहीं पहुँच मके हैं तो भी विशेष चिन्ता नही । परन्तु मेरी विनती है कि आप उन्हें 
ऐमी शिक्षा दें कि वे विवेकी बनें, मानव की हित-साधना में योग दे सकें और 
सास्दृतिक चेतना से उनका मानसिक विकास ही। इस विनती का अर्थ यह नहीं 
“कि अभी आप ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं! आपके प्रयत्नों स हमारी आकाक्षाएँ 
कार्यान्वित होकर फल-प्रद होगी, यह हमारा विश्वास है। फिर भी मातृ-महज 
अभिलापा के कारध हमारा कथन अस्वाभाविक नहीं, अतएवं यह निवेदन किया 
है। इसमे कोई गलती नही है न ?” 

इस आत्मीयतापूर्ण अनुरोध की स्वीकृति में कवि नागचन्द्र सविस्तार बोले, 
“विद्या का लक्ष्य ही मनुष्य को सुसम्कृत बनाना है, इसलिए सस्तिघान की 
आकाक्षा बहुत ही उचित है। तैत्तिरोय उपनिषद्‌ में एक उक्ति है, अथ यदि ते 
करम-विचिकित्सा वा वृत्त-विचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र बाह्मणा: ममशिनों, युक्ता, 
भायुक्ता, जलूक्षा, घर्मकामाः यया ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा सत्र बर्तेधा । अर्थात्‌ कर्म 
क्या है क्‍या नहीं यह निश्चय न हो पा रहा हो, या चरित्र क्‍या है क्या नहीं यह 
“निशफचय नहीं हो पा रहा हो तो उस व्यवहार के आधार पर निश्चय करना 
चाहिए जो ऐसे मौको पर ब्राह्मणों, विचारशीलो, प्रमाणित योग्यवावालो, उच्च- 
पदासीनो, दयालुओ या धर्मात्माओ का होता है। जो करना चाहते हो उममे 
अथवा वरतना चाहते हो उसमे अनिश्चय की स्थिति मे राजघराने के सदस्यों को 
प्रजा का मार्गदर्गक बनने के लिए उपनिषद्‌ की इस उक्ति के अनुसार चलना 
होगा। ऐसा चलनेवाला ही द्राह्मण है। जन्ममात्र मे ब्राह्म पत्व के सदुच्ति बर्य मे 
यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ब्राह्मण वह आादर्श-जीवी हे जिसने ब्रह्म- 
ज्ञान प्राप्त किया है । इसीलिए आदर्शंजीवी वनना ही चाहिए। यही हम शिक्षको 
"का आशय है। सन्निधान हमसे जो बाशा रखती है वह हमारे लिए मान्य है।” 

कवि नागचन्द्र के तकंपूर्ण कवन का समर्थन करके भी युवरानीजी ने उसके एक 
समकक्ष पहलू की ओर उनका ध्यान आइप्ट करते हृए वहा, “आपका कथन ठोक 
है | राजाओ का नेतृत्व बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए । लेकित व्यवहार और 
अनुमरण के स्तर की दृष्टि से समाज मे जो विविधता है उममे और मार्गे-दर्शन मे 








पट्टमहादेवी दान्तता / 347 


समन्वय होना चाहिए। राज्य साधारण ग्राम-जैसे छोटे-छोटे घटकों की एक 
सम्मिलित इकाई है, अतः ग्राम के नायक से लेकर राष्ट्रनायक तक, सभी स्तरों में 
आदर्श के अनुरूप व्यवहार अत्यन्त वांछवीय है ।” 
इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने एक उदाहरण भी आवश्यक समझा । 
“पोय्सल साम्राज्य शुद्ध कन्तड़ राज्य है। अभी वह अपना अस्तित्व ही मजबूत वा 
रहा है। उसके अस्तित्व की रक्षा और प्रगति एक सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन 
से ही हो सकती है। उदाहरणस्वरूप यह वलिपुर ही लीजिए। यहाँ के नेता 
हेग्गड़े हैं। आपके कहे अनुसार आदर्श नीति का अनुसरण करनेवाले वे भी हैं, यह 
वात प्रभुजी ने मुझसे अनेक वार की है और मैंने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किया है ! 
शायद आपको मालूम नहीं कि यह वलिपुर प्रदेश और उसके हेग्गड़े का पद चालुक्य' 
चक्रवर्ती के आश्रित कम्व राजा के अधीन था और यह प्रदेश बनवासी प्रदेश के 
अन्तर्गत था । वर्तमान चक्रवर्ती विक्रमादित्य के भाई जयसिह स्वयं इस प्रदेश का 
निर्वेहण कर रहे थे। किसी पूर्वक्ृत पुण्य के फलस्वरूप प्रभु पर चक्रवर्ती का सोदर 
से भी ज्यादा स्नेह और विश्वास जम गया । जयसिह अपने बड़े भाई विक्रमादित्य 
चक्रवर्ती के विरुद्ध पड्यन्त्र कर गद्दार बना । प्रभु ने चक्रवर्ती का सहायक वनकर: 
जयसिंह की गद्दारी का दमन करके सोदर-कण्टक का निवारण किया | इसलिए 
चालुक्य चक्रवर्ती ने वनवासी प्रदेश के वलिपुर प्रदेश को अलग कर उसे पोय्सल' 
राज-व्यवस्था के अन्दर विल्लीन कर दिया। इसके पश्चात हमारे हेग्गड़े इस प्रदेश 
के हेग्यड़े के पद पर नियुक्त हुए। परन्तु चालुक्य चक्रवर्ती ने अपनी कृतज्ञता दर्शाने 
के लिए स्वतन्त्र राज्य करने की स्वीकृति दी और हमारे कामकाज में वे हस्तक्षेप 
नहीं करते । हम भी अपनी तरफ़ से, जो गौरव उनको समर्पित करना चाहिए, 
समपित करते आये हैं। पोग्सलों और चालुक्यों में आपस में सौहा्द और विश्वास 
चला आया है। यह जानकारी भी आप गुरुजनों को होनी चाहिए कि यह प्रदेश 
फिलहाल पोय्सल राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा है। नाम मात्र के लिए यह बतवासी 
प्रान्त की राजधानी है। वास्तव में वनवासी के माण्डलिक का वलिपुर पर कोई 
अधिकार नहीं । अब वनवासी महाप्रधान दण्डनायक पद्मनाभय्या की देख-रेख में 
है, शायद यह आप लोगों को मालूम है। फिर भी, वे यहाँ कभी नहीं आये, तब 
भी नहीं जब साम्राज्ञीजी यहाँ पधारी थीं; इसका कारण यही है कि वलिपुर अब' 
उनके हाथ में नहीं, पोय्सलों के अधिकार में है।” 
“सन्निधान को इन सब बातों की भी जानकारी हो सकती है, हमें पता न 
था ।” हेग्यड़े मारसिंगय्या ने कहा । 
“आपके प्रभु मुझे सव बातें बताते हैं। मुझपर उनका जो विश्वास है उसके 
प्रति मैं उन्हें कुछ भी नहीं अपित कर सकती । ऐसे प्रभु से मेरा पाणिग्रहण हुआ 
है, यही मेरे लिए अहोभाग्य है ।” 


348 / पट्ठमहादेवी शान्तला 


हँग्गडती माचिकब्दे कुछ कहना चाह रहो थी कि रावत मायण तुरन्त बोल 
'पडा, “यदि सभो स्त्रियाँ ऐसी हो तो पुरप भी इसी तरह विश्वास रख सकेंगे 7 
उमझे मुख पर मानसिक दु ख उभर आया था। 

मारमसिगय्या ने पूछा, “क्यों मायथ, तुमने स्त्री पर विश्वास रखकर धोखा 
खाया है ?* 

वह अपवित्र विषय इस पवित्र स्थान में नहीं उठाना चाहता, इतना 
जरूर कहूँगा कि जो हुआ सो अच्छा हो हुआ । दूसरे किसी तरह के मोह में न 
पड़कर राष्ट्र के लिए सम्पूर्ण जीवन को धरोहर बनने में उससे सहायता हो 
मिली ।” 

“बहुत दू.पी सन से बात निकल रहो है। इस सृष्टि मे अपवाद की भी 
गुजाइश है। हमने तो केवल ऐसी स्त्री को वात को है जो स्वेस्व त्याग करने को 
तैयार हों ओर करुणा का अवतार /” युवरानी एचलरेवी ने उसे सान्त्वना दी । 

“लेकिन वह तो मानवी ही नहीं मानी जा सकती, उसे स्त्री मानने का तो 
सवाल ही नहीं उठता। वह वो एक जानवर है।” मायण का दर्द अब क्रोध का 
रूप धारण कर रहा था। 

“शायद ऐसा ही हो यद्यपि मन्निधान ने आदर्श स्त्री की बाते की है, है न, 
मायण ?” मारमिंगय्या ने उसे शानत किया । 

“मुझे क्षमा करें। भूलने का जितना भी प्रयत्न करूँ, वह माद भा ही जाती 
है । वह पीछे पड़ी साढेसाती लगती है ।” 

४उस साईसाती का पूरा किस्सा समग्र रुप से एक वार कह दीजिए, रावतजी, 
मैं उ्मी के आधार पर एक सुन्दर काव्य लिखूँगा। उसे पढ़ने पर इस सा्साती 
की विडम्वना आँखों के सामने आयेगी और पीछे लगी साठेसाती की भावना दूर 
हो जायेगी । फ़ुरमत से ही सही, कहिए जरूर, आपके दिल का वोझा भी उतर 
जायेगा ।” कवि बोकिमय्या ने एक प्रस्ताव रखा। 

/मही सलाह है।” कवि नागचर्द ने समर्थन क्या । 

“हा,” कहकर रावत मायण ने खाने की ओर ध्यान लगाया । 

बिट्विदेद और शास्तला रावत मायथ की ओर बुलूहल-मरी नज़र से देखते 
रहे | उम साइसाती के विषय में जानते की उनकी भी उत्युकता थी, परल्तु इसके 
लिए मौका उपयुक्त नही था । 

मंब लोग भोजनानन्तर पान खाने बैठे, तब हेग्गटती ने एक रेशमी वस्त्र और 
द्वीरा-जडी अंगूठी शान्तला के हाथ से जन्मदिन के उपलक्ष्य में विट्टिदेव को भेंट 
करायी। एचलरेवी ने रेशमी वस्त्र पर चमकती अंग्रूठी और झान्तला की सौम्य 
मुखाहुति वारी-वारी से देखी, वोली कुछ नहीं । 

विटिदेव बोला, “मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता, जो पृरस्कार नहीं ले सकते 











पट्टमहादेवों झान्तता / 349 


उन्हें पुरस्कार देने का अधिकार नहीं ।” 

“मतलब ? शान्तला ने पूछा । 

«उस दिल माँ ने पुरस्कार के रूप में जो सोने की माला दी उसे तुमने स्वीकार 
किया था ?” 

“उसका कारण था [7 

“इसका भी कारण है। 

“इसका मतलब 7” 

'पजिस दिन तुम माँ का वह हार स्वीकार करोगी उस दिन मैं यह अँगूठी 
स्वीकार कहूँगा । ठीक है न, माँ ? 

“डीक कहा, अप्पाजी । 

उधर गले में माला, इधर उँगली में अँगूठी; भगवनू, कृपा करो, वह दिन 
जल्दी आये, इस प्रार्थना के साथ रेविमय्या भावसमाधि में लीन था । युवरानीजी 
के आदेश से माला लागी गयी तो गंगाचारी ने कहा, “अम्माजी, मैं तुम्हारा गुरु 
अनुमति देता हूँ, माला स्वीकार करो ।” - 

शान्तला का कण्ठ और छाती माला से चुशोभित हुईं । 

बिट्ठिदेव की उँगली हीरे की अँगूठी से सजी । 


वांछित आभूपण प्राप्त हो जाये तो स्त्रियाँ सहज ही वहुत खुश होती हैं। फिर 
अचानक हीरे-जड़े चौकोर बड़े पदक से जड़ी सोने की माला वक्ष:स्थल को सुशोभित' 
करे तो किसकी छाती आनन्द से फूलेगी नहीं ? इस पदक-पेटी के अन्दर सर्वतोभद्र' 
यन्‍्त्र था, यह उसकी तीनों लड़कियों को मालूम होता तो वे क्या करतीं सो कह 
नहीं सकते । माँ इस तिष्कर्प पर पहुँची कि उसकी मासूम बच्चियाँ ऐसे पेचीदा 
मामलों में नहीं पड़ें क्योंकि न तो वे ये बातें गुप्त रख सकेगी और न वे अपने हित्ता- 
हित के बारे में स्वयं सोच-समझ ही सकती हैं। अपने इस निष्कर्ष की सूचना 
उससे मरियाने को दी तो उन्होंने भी उसे सही मान लिया । 

वामशक्ति पण्डित का मुँह बन्द करने के लिए उसके पुरस्कार का प्रमाण बढ़ाया 
गया था, यद्यपि उसने सोच रखा था कि किसी-त-किसी तरह दण्डनायिका के इस 
रहस्य का पता लगे तो वह मेरे वश में होकर जैसा नचाऊँ वैसा ताचने लगेगी; चाहे 
जमा हो, उस रहस्य का पता लगाकर ही रहूँगा। 

पद्मला, चामला और वोष्पि तीनों आइने में अपने-अपने कण्ठहार और पदक 


350 | पटुमहादेवी शात्तला 


की सुन्दरता देख बड़ी झुश थी। चामव्वे अपना पदक छुपे-छुपे आँखो से लगाती 
और उसे छाती में दवाकर खुशी मान लेती। यह सव तो ठीक है । परन्तु उसे इस 
बात की चिन्ता थी कि उसके पतिदेव ने एक अर भी इनकी प्रशता में नही कहा। 
बोष्पि ने हार सामने घरकर पूछा, “अप्पाजी, यह सुन्दर है न ?” तो वे केवल हाँ 
कहकर अपने कमरे की ओर चल दिये । 

चामव्त्रे हार और पदक प्रदर्शित करने पति के कमरे में जा रही थी कि अन्दर 
के प्रकोष्ठ मे वैंठी खिन्न वोष्पि को देखकर उसकी ठुड्डी पकडकर प्यार करती हुई 
बोली, “क्या हुआ वेटी ?” 

बच्ची ने गले से हार निकालकर कहा, “माँ, यह मुझे नहीं चाहिए, लगता 
है यह पिता को पसन्द नहीं ।” 

“ऐसा कहा है उन्होंने ?” 

“मुझसे कहा तो कुछ नही, आप ही पूछ लें। थे कहे कि अच्छा है तभी 
पहनूँगी मैं इसे ।” 

“उन्हे क्या मालूम ? मैं कहती हूँ वह तुम्हारे गले मे सुन्दर लगता है ।” 

“'पित्ताजी भी यही कहे, तभी मैं पहनूंगी !” कहकर वह कष्ठहार फेंकने को 
तैयार हो गयी। 

चामव्वे ने उसे उठाया, “बेटी, इसे ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। इसे जमीन पर 
फेंकने से भगवान्‌ गुस्सा करेंगे । इसे पहनो। अभी तुम्हारे पिताजी को धुलाकर 
उनसे कहलाऊँगी कि यह सुन्दर है ॥/ 

बोष्पि ने कहा, “हाँ,” तव चामब्वे ने हार फिर पहनाकर उसे छातो से लगा 
लिया और जल्दी-जल्दी पति के कमरे की ओर कदम बढ़ाये । 

इधर वे राजदर्शन के समय का लिबास निकालकर केवल धोती-अंगरखा 
पहुते पलंग पर पैर पसारे चिन्तामग्न बैठे थे / वह ठिठक गयी, सोचा कि राजमहल 
में किसी गहन विपय पर चर्चा हुई होगी । इसलिए बात के लिए समय उपयुक्त 
नहीं समझ वह वैसी ही प्रागण मे आ गयी । 

योप्पि माता-पिता के आगमन की प्रतीक्षा में वही झूले पर बैठी थी, उससे 
बोली, “बेटी, तुम्हारे पिताजी अभी सोये हुए है, जगने पर उनसे कहलाऊंगी, अब 
जाकर पेलो ।” 

इतने में सन्धिविग्न हिक दण्डनायक नागदेव के घर से पद्मता और चामला 
लौटी । उन दोनो ने एक साय कहा, “मां, सन्धिविग्रहिक ने कण्ठहारों को देखकर 
बडी प्रशसा की और प्रूछा, ये कहां वनवाये, किसने बनाये | हमने कहा, हमे मालूम 
नही, चाहे तो माँ से दर्याक्‍्त कर बतायेंगी ।'' 

“देखी, बेटी बोष्पि, सव कहते हैं यह वहुत सुन्दर हैं। तुम्हारी दीदियों ने जो 
कहा, वह सुन तिया न, अब मान जायेगी है 


पट्टमहादेवो शान्तला / 35॥ 


“पिताजी कहें, तभी मानूँगी,” बोष्पि ने मुँह फुलाकर बही वात दुहरायी । 

“अच्छा, उनसे ही कहलवाऊँगी | उन्हें जागने दो ।7 . 

इतने में नौकर ने आकर नाट्याचार्य के आने की सूचना दी तो तीनों अभ्यास 
करने चली ययीं । - 

बह फिर पतिदेव के कमरे में गयी, पलंग पर बैठकर धीरे से उनके माथे पर 
हाथ फेरा और पूछा, “स्वस्थ तो हैं न, आपको यों लेटे देख घबड़ा गयी हूँ ।” वे 
कुछ बोले नहीं, उसकी तरफ़ देखा तक नहीं तो उसने फिर पूछा, “बोल क्यों नहीं 
रहे हैं, राजमहल में मत को दुखाने-जैसी कोई बात हुई है क्या ?” ; 

“तुम्हारा राजमहल की बातों से क्या सरोकार, इन बातों के बारे में आगे से 
कभी मत पूछना | मैं वताऊँगा भी नहीं ।” 

“छोड़ दीजिये। अब तक बताया करते थे, इसलिए पूछा, आगे से नहीं 
यूछुंगी । आप मुझपर पहले की तरह विश्वास नहीं रखते, यह मेरा दुर्भाग्य है ।7 
उसकी आँखें भर आयीं, वह रुक-हककर रोने लगी । 

"ऐसी क्या बात हुई जो तुम रोओ।” पतिदेव की सहानुभूति के वदले इस 
असन्तोप से उसके दिल में दुःख उमड़ पड़ा। मानो उन्होंने उस्ते लात मारकर दूर 
ढकेल दिया हो | 

“विधि बाम हुआ तो भला भी बुरा होय, हमारा भाग्य ही फूटा है। मैंने 

कौत-सी गलती की है सो मेरी ही समझ में नहीं जा रही है। जो कुछ भी मैंने 
किया सो विना छिपाये ण्यों-का-त्यों कारण के साथ समझाकर बताया । इतना 
जरूर है, वामशक्ति पण्डित से मिलने के पहले एक वार आपसे पूछ लेना चाहिए 
था। लेकिन मेरा वास्तविक उद्देश्य बच्चों की भलाई ही है, साथ ही, आप भी 
"महाराज के ससुर वनने की इच्छा रखते हैं, इसलिए मेरे व्यवहार और कार्य को 
आप मान लेंगे, यही विचार कर आपकी स्वीकृति के पहले चली गयी। अगर 
मुझे अनुमान होता कि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं नहीं जाती । इसलिए इसके 
पश्चात्‌ मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा । फिर भी आप असन्तुष्ट क्‍यों हैं ? 
पिछली वार आपको और मेरे भाई को जब महाराज ने बुलाया था तव से आपका 
ढंग ही कुछ बदल गया है। अगर कोई गलती हुई हो तो स्पष्ट कह दें । 
अपने को सुधार लूँगी। यों मौन और ग्रुमसुम बैठे रहे तो मुझसे सहा न 
जायेगा। मेरे लिए कुछ भी हो जाये, परन्तु इन मासूम बच्चियों ने क्या किया 
है ? वेचारी बच्ची कण्ठहार दिखाकर आपसे प्रशंसा पाने की आशा से पास जायी 
त्तो नाराजगी दिखाकर झिड़क दिया, इससे कौन-सा महान्‌ कार्य किया । जब तक 
आपसे प्रशंसा न सुनेगी तव तक उसे न पहनने के इरादे से उससे उसे मिकाल 


दिया था। उसे प्यार से फुसलाती-फुसलाती मैं थक गयी । उस बच्ची को कम-से- 
कम 'अच्छा' कहकर उसे सन्तुष्ट तो कर दें ।” 


352 / पहुमहादेवी शान्तला 


उसकी इन थाती का कोई प्रभाव न हुआ, वह टसस्से-मस न हुआ । पत्थर 
व्की तरह दृढ़ और अचल रहा । न मुंह खोला, न पत्नी की ओर देया ही । 
चामब्वे पारिवारिक जीवन के आरम्भ से हो अपने पत्रिदेव को कठपुतलों 
“बनाकर नचाती आयी थी, अभी वह सफल भी होती आयी थी लेकिन आज उसके 
अहूं को जोर का धक्का लगा। ऐसी हालत में आगे का कदम क्या हो, यही 
सोचती बैठी रही वह। सम्भव है कि राजमहल के किसी मामले मे पतिदेव के 
“मन को कुछ कप्ट पहुंचाया हो। मगर उन्हें मुझसे कह-सुनाने में हिंचकिचाहट 
क्यों ? शाग्रद इस विवाह के बारे में वात उठी हो ओर महाराज ने उसका विरीध 
“किया हो । यदि यह वात कह दें तो मुझे दु.ख होगा, यही सोचकर शायद मौन है। 
हाँ, यही कारण हो सकता है। कौर भारी हो तो निगले भी कैसे, जबरदस्ती मेरे 
गले में द्ूँसे भी कैसे ? वेचारे अन्दर-ही-अन्दर अकेले टीस का अनुभव कर रहे हैं। 
अब किमसी-न-किसी तरह उन्हें सान्त्वना देनी ही होगी । मगर मेरा यह्‌ विचार 
गलत हो तो, मुझपर यह दोष तो पहले से ही लगा है कि जल्दबाज हूँ । रककर 
देखूँगी, यह ज्वालामुखी कब फटेया ! वह एकदम उठ खडी हुई और चली गयी । 
जब वह चली गयी, तो मरिमाने ने देखा कि रंग ठीक नही है । उसने उसे 
बुलाना चाहा | फिर उसका मन बदला । कुछ क्षण बाद घीरे-से उठा, गुसलखाने 
की ओर गया। हाथ-मुँहू धोकर आया, अन्दर के प्रकोष्ठ में पहुंचा ही था कि रमोई 
की ओर से नौकरानी देकब्वा आयी | उससे पूछा, “वच्चियाँ कहाँ गयीं ।” 

“जाद्याचार्यजी आये हैं।” 

"शक लोटा पानी ज्ञा ।" दण्डनायक ने आदेश दिया । वद्द पानी ले आयी, तव 
तक बही पडा रहा! लाते ही लेकर खडें-खड़ें पीने लगा । 

देकग्जे ने धीरेन्से कहा, “कहते हैं, पानी खड़े-खड़े नहीं पीना चाहिए।” 

“होक है ।” कहकर इधर-उधर देखा और दीवार में लगे एक आसम पर बैठ- 
कर पानी पिया । पानी पीने का उसका यह ढंग देखकर देकव्वे ने पूछा, “थोड़ा 
पानी और ले आऊँ, मालिक २! 

“न, काफी है। ' कहकर लोटा वही रखकर वाहर निकला। अन्दर के प्रकोष्ठ 
से चामव्वे के कमरे का द्वार खुलता था, उसे कुछ सरकाकर चामश्वे ने यह देख 
लिया था । उसने प्रकोष्ठ से लगी अन्दर की ओर बारहररी में प्रवेश किया कि 
चामव्वै मे अपने कमरे से देकव्ये को आवाज दी । देकब्वे लोटा लेकर जाती हुई 
मालिक की तरफ प्रश्नायंक दृष्टि से देख रही थी कि आवाज सुनकर मालिकत के 
कमरे की तरफ चली गयी । 

गददेकब्ये, आज मालिक का रग-ठग कुछ विवित्र-सा समता है | अपने कमरे से 
जब वे बाहर आयें तो मुझे बताना ।" 

“उतका आज का रंग-ढग मुझे भी कुछ ऐसा ही तगवा है। वे तो तभी उठे, 


पट्टमहादेवी श्ान्तता / 353 


और हाथ-मुँह धोकर बाहर भी चले गये।” ु 

“तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज उतका रंग-ढंग विचित्र है ।” पु 

“मालिक को क्या मैं आज ही देख रही हूँ, माँ, आज का उनका व्यवहार एंसा” 
ही लगा ।” देकब्वे ने उत्तर दिया । 

“क्या लगा ?” देकब्वे ने जो गुजरा, स्तो कह सुनाया । 

“तुम्हारा सोचना ठीक है। जाकर देख आ कि वे फिर अपने कमरे में गये कि' 
नहीं ? 

“शायद वे वहाँ गये होंगे जहाँ बच्चियाँ हूँ, माँ । 

“आमतौर पर वे वहाँ नहीं जाया करते । आज की रीति देखने पर, सम्भव है 
कि वहाँ गये हों । उस तरफ जाकर देख तो भा सही ।” 

“जो बाज्ञा, माँ ।” देकब्बे नाद्याभ्यास के उस विशाल प्रकोप्ठ की ओर धीरे-- 
घीरे चली । 

बड़े प्रकोप्ठ में उस कमरे का दरवाजा खुलता था। वह उस कमरे के पास" 
गयी ही थी कि नाट्याचार्य बाहर निकले । अचानक नाद्याचार्य को देखकर देकच्चेः 
ने पूछा, “यह क्या आचार्य, आज अभ्यास इतनी जल्दी समाप्त हो गया ।” 

“ऐसा कुछ नहीं, बच्चों में सीखने का उत्साह जिस दिन ज्यादा दिखता है उस 
दिन देर तक अभ्यास चलता है। उत्साह कम हो तो अभ्यास सीमित रह जाता 
है। सीखनेवालों की इच्छा के अनुसार हमें चलना पड़ता है। आज अचानक दण्ड-- 
नायकजी आ गये तो वच्चियों को कुछ संकोच हुआ जिससे मैंने ही पाठ समाप्त 
कर दिया । अच्छा, चलूं ।7 | 

देकच्दे मे दरवाजे की आड़ से अन्दर झाँका । मरियाने एक कालीन पर दीवार 
से पी5 लगाकर बैठे थे। उनकी गोद में वोष्पि बैठी थी। बाकी दोनों पिता के पास" 
बैठी थीं । 

“आज तुम्हारी माँ ने तुम सबको पुरस्कार दिया है, है न?” 

“तभी तो मैंने दिखाया था ।” बोष्पि ने कहा । 

/हाँ, मैं भूल ही गया था ।” कहते हुए उसे अपनी तरफ़ मुंह करके वैठाया' 
ऐसा ही एक हार मुझ भी वनदा देने को जपनी अम्मा से कहोगी ?” उसकी ठडडी 
पकड़कर हिलाते हुए अम से थपथपाया उन्होने । वोष्पि ने पूछा, “ऐसा हार कहीं 

पुरुष भी पहनते हैं ?” 
के “क्यों नहीं, देखो मेरे कानों में भी वालियां हैं, तुम्हारे भी हैं, मेरी उंगलियों" 
में अंगूठी हैं, तुम्हारी में भी हैं।” 

“लो क्या स्त्रियाँ पयड़ी भी बाँध सकती हैं 7! 

“बाल कटा दें तो पगड़ी भी रख सकती हैं।” 


354 / पटहमहादेवी दान्तला 





५ दे, गद्दी स्व्ियाँ भी बाल बटदाठों हैं?” 

बाहर यट्टी देव खवे ते दाँत बाटा । 

“तो मतलब हुआ हि पगटी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा पदक और ह्वार 
चाहिए। जाकर अपनी माँ में बढ़ो, उसो खुनार से बनवाए। अच्छा, आज सुम 
सोगीं ने कया अस्यास किया है । तुम तोनो शरके दियाओगो ।7 

/आपए म्‌दग बजाकर स्वर के साय गाए तो दियायेंगी।” घामसा ने उत्तर 
द्िया। 

“यह तो मै जानता नहीं 

“बह न द्वोगा तो नाचता भी नहीं हो सकेगा, पिताजी ।" पच्चसा ने रहा । 
... “तो जाने दो। जब तुम्हारे गुदजो उपस्यित होंगे तर आकर देख सूँगा। 
ठीक है न?" 

सबने एक साथ शहा--/हाँ ।7 

“तुम्हारी माँ ने यह पुरस्कार तुम लोगो को गयी दिया। मासूम है ?” 

पच्नसा मे गह्मा, “वर्चियां है, इ्सालिए प्रेम मे बनवा दिया होगा ।" 

“बम, और बुठ नहीं बठाया ?” 

“और बया कटेगो। जब कभी रीसती जेयर देती हैं तब मो यहाँ एक मात 
महा ररतो है। वेट घाहतों है कि उतको बच्चियाँ सदा सर्वातार भूदिता होकर 
सुन्दर सर्ग मोर वे अपनी हैसियत के बराबर यनी रहें। किर दूसरों कौनशश न 
सगे, इसलिए सदा होशियार रहने को गहतो हैं। आज भो इतना ही कहा । मर 
इस यार एक विशेष यात कटी, यह यट कि इसे सदा पहने रहे और दिसी को छूने 
मदें।" पष्चचा नेबहा। पिर टीरा की, “ट्रसरे सोग छू सेंगे सो गश होगा, 
पिताजी ? माँ को शायद धिस जाने भा डर है ।” 

“कोमा शुछ नहीं । अगर ऐसा डर होता तो पेटी में सुरक्षित रंयने को बहती । 
चाह यट शुछ्ध भी रहे, तुम सोगो को यह पसरइ आया ने। मन को अध्छा सगा है 

नर” 

योणि बीच में ही छोल उठी, “माँ मे भी अपने लिए ऐसा की हारटदक बनवा 
लिया है, विताजी ।" 

“हुमा है, खतपी ? देखा आरतों अम्मा रो, उन्होंने झुगसे कहा ही नरं। 
जारर कोई बुला तो साजओ, जरा देखूँ 7 

हुसशी मनर सगते ही देशस्पे यिसर गयी और सशेत थे झाविकत को साथ 
बरतास्त सुनाझर योती, अभी मुताया भी भादेगा । यह स्सोई शो भोर पसी शपी, 
झासेजटाने गो दात वह छिया गरी पी। स्वय दोटि युवाने मादी सी प्रष्ठा, “करों 
ईटी, सुर्द्ारा हार सुम्दारे दिठा वो शंसा सदा / बताया 

८बोते, अच्छा है। मपने सिए भी एश ऐसा ही हारयपक बनशाइण देने थी 


दटूमहादेदी दालणा / 385. 


आपसे कहने को वोला है ।” यह सुनकर चामव्वे हँसी रोक न सकी । । 

“मा, पुरुष भी कहीं ऐसा हार पहनते हैं ?” ध 

“अच्छा, चलो, पूछें।” गयी तो देखते ही समझ गयी कि अब पतिदेव प्रसन्‍न 
हैं, सोचा अब कोई बात न छेड़े । रात को तो तनहाई में मिलेंगे ही । 

“सुनते हैं, दण्डनायिकाजी ने भी ऐसा ही हार और पदक बनवा लिया है। 
मुझे बताया भी नहीं ।” आँख मटकाते हुए मरियाने ने ही छेड़ा । 

“कहाँ, अभी तो दर्शन मिला ।” कहकर उसने साड़ी का पलला जरा-्सा ऐसा 
हटाया जिससे पदक भी दिख गया ! 

“अच्छा है। वच्चियाँ थकी हैं, उन्हें कुछ फल-वल दो, दूध पिलाओ ।” 

"आप भी साथ चलें तो सव साथ वैठकर उपाहार करेंगे |” 

“चली ।” 

वच्चियों और पत्नी के पीछे चलता हुआ वहू सोच रहा था, इस पेटी-नुमा 
पदक के अन्दर क्‍या रखा गया है सो न बताकर इन वच्चियों के दिल में इसने 
विद्ेष का बीज नहीं बोया, यह वहुत ही ठोक हुंआ । ह 


रात रोज की तरह ही आयी, मगर चामख्े को सूर्य की गति भी बहुत घीमी मालूम 
पड़ रही थी। वे जैन थे, उन्हें सूर्यास्त के पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन उसे लग 
रहा था कि अभी भोजन का वक्त भी नहीं हुआ। आज देकव्वा भी जैसे इतनी 
सुस्त हो गयी है कि उसे हमें खाने पर बुलाने के समय का पता ही नहीं लग रहा 
है। वह एक दो वार रसोई का चक्कर भी लगा आयी। देकव्वा अपने काम में 
मगन थी। उसने रसोई की दीवार पर दो निशान बना रखे थे। जब सूरज की 
किरण उस चिह्न पर लगे तव उसे समय का पता लग जाता, यह निशान देकव्वा 
के लिए घड़ी का काम देता। लेकिन चामव्वा को तो रात की प्रतीक्षा थी । देकब्वे 
भोजन की तैयारी की सूचना देने आयी तो उसने पूछा, “आज इतनी देरी क्‍यों की, 
देकब्वा ?” - 

देरी तो नहीं की, आज कुछ जल्दी तैयार करना चाहिए था क्या ?” 
रा वेठो, वैठो, वैसे ही आँख लगी तो समझा कि देर हो गयी। सब तैयार है 

“हाँ, माँ, बुलाने ही के लिए आयी हूँ ।” 

६4. 3 बच्चियों अल ल्> ४ 

ठीक है, वच्चियों को बुलाओ | मैं मालिक को बुला लाऊंगी ।” वह बाहर 


356 / पट्टमहादेवी शान्तला 


॥।॒ 


आयी। नौकर मे पूछा, “अरे दडिय, मालिक घर पर नही हैं ?” चामव्वे को जोर 
की यह आवाज़ घर-भर में गूँज गयी / 

दडिग भागा-मागा आया, बोला, “नालिक राजमहत की ओर जाते-जाते 
कह गये हैं कि आते देर लगेगी ।”” 

“पहले ही क्यों नही बताया, गया कही का /” झिड़कती हुईं उसके उत्तर की 
प्रतीक्षा किये बिता चली ययी । मे 

चच्चियाँ आकर बैठ गयी थी। वह भी बैठी मगर वडबडती रही, "वह दडिय 
बेवकूफ, यहाँ मुफ़्त का खाकर घमण्डी हो गया है, काम करने मे मुस्त पड़ गया 
है, ऐमा रहा वी बह इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगा । देकब्वा, कह दो 
उसे 7 

भोजन रोज की तरह समाप्त हुआ । 

उसे केवल एक काम रह गया, प्रतिदेव की प्रतीक्षा। वच्चियाँ अपने-अपने 
अभ्यास में लगी | पढ-लिखकर वे मो भी गयी । 

प्रहला परदर ग्रया। दुसरा भी टल ग्रया। ठव कही तीमरा पहर भी 
आया। धोड़े के हिमहिनाने की आवाज सुन पड़ी तो वह पतिदेव के कमरे की ओर 
भागी कि ठीक उसी वक्त दूसरी तरछ से जल्दी-जल्दी आया दडिग उससे टक्कर 
खाता-पाता बचा । फिर भी उसे घझिडकियाँ खानी ही पड़ी । "अरे गधे, साँड़ की 
तरह घुम पढ़ा । क्या आँखें नहीं थी तुम्दारों २7” 

“मालिक! 

“मालूम है, जाओ।” 

चामव्वे ने कमरे में प्रवेश करते हो कटा, “अगर राजमहल जाना ही था वो 
कुछ खा-मीकर भी जा सकते ये ।” 

“मुझे क्या ख्वाब आया था, तुम्हारे भाई ने हरकारा भेजा ती मैं गया ।/ 

“फिर खाना” 

“हुआ, तुम्हारे भाई के घर । क्यो, अभो तक सोयी नहीं 77 

“नींद हराम करने की योतो खिलाकर अब यह सवाल क्यो ?”7 

“क्या कहा, तुम्हें नीद न आयी ती मैं उसका जिम्मेदार ?” 

“अपने अस्त रग से ही पूछ लीजिए, आप जिम्मेदार हैं या नही ।7 

“मुझे तो इसका कोई कारण नहीं दिखता। वेहतर है, अपनी वात आप 
दुल्लमखुल्ला स्पष्ट कह दें ।” 

कैंने अपनी वात आपसे छिपायी बव हैं ? सदा खुलकर व्यैलती रही हूँ ! जिस 
दिन मैंते राजवुमार को युद्धक्षेत सै वापस बुलाने की वात आपसे कही उसी दिन 
से आप वदल यये है। क्यों ऐसा हुआ, कुछ पता नहीं लथा। आज दुप्रहर को 
आपकी स्थिति देखकर में काँप उठी थी । राजमहल में किसी से कोई ऐसा व्यवहार 





पट्टमहादेवी दाल्तला / 357 


हुआ हो, जिससे आपको सदमा पहुँचा हो, हो सकता है, पर आपने मुझे कुछ भी 
बताना जरूरी नहीं समझा । आपके मन का दुख-दर्द जो भी हो उसकी मैं सह- 
भागिनी हूँ भगर मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपाते रहे हैं ! मैं कोई बड़ी 
राजकायें की ज्ञाता नहीं, फिर भी मेरी छोटी बुद्धि को भी कुछ सूझ् सकता है । 
जो हो सो मुझसे कहने की कृपा करे । 
दण्डनायक ने कुछ निर्णीत बात स्पष्ट रूप से कही, “जो अपने मन को बुरा , 
लगे उसे दूसरों पर स्पष्ट न करके मन ही में रहने देना चाहिए। किसी ज्ञानी ने 
कहा है कि अपना दुख-दर्द दूसरों में वाटने का काम नहीं करना चाहिए । एक दूसरे 
महात्मा ने यह भी कहा है कि वाँट न सकनेवाली खुशी खुशी नहीं, जबकि दूसरों 
में वेंटा दुःख भी दुःख नहीं ।,अत: अब तुम इस बारे में कोई वात ही मत उठाओ |” 
“आपका सिद्धान्त अन्य सामाजिक सन्दर्भ में ठीक हो सकता है। पति-पत्नी 
सम्बन्धों के सन्दर्भ में नहीं, जहाँ शरीर दो और आत्मा एक होती है । दोनों के 
परस्पर विश्वास पर ही दाम्पत्य जीवन का सूत्र गठित होता है, मेरी माँ सदा यही 
कहा करती थी । आपसे विवाहित हुए दो दशक बीत गये । अब तक हम भी वैसे 
ही रहे। परन्तु अब कुछ दिन से आप अपने दुख-दर्द में मुझे शामिल नहीं करते । 
मुझसे ऐसी कौन-सी गलती हुई है, इसकी जानकारी हो तो अपने को सुधार 
लूंगी ।” ह 
“तो एक न्यत पूछूंगा। तुम्हें अपने बच्चों की कसम खाकर सच बताना 
होगा। वताओगी ?” ह 
“सत्य कहने के लिए कसम क्‍यों ?” 
"तो छोड़ो ।” 
॒ 'पूछिए (! 
“न, न, पूछता ही दोनों के लिए वेहतर है।” 
“आप पूछेंगे नहीं तो मैं मानूंगी नहीं ।” 
“उससे तुम्हारी शान्ति भंग हो जाएगी ।” 
“आपको शान्ति मिल सकती हो तो मेरी शान्ति का भंग होने में भी कोई हर्ज 
नहीं । पूछ ही लीजिए ।” 
तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कुछ पूछूँ ही तो तुम्हें अपनी बच्चियों की कसम 
खाकर सत्य ही बोलना होगा (” हि 
“मेरे ऊपर विश्वास न रखकर कसम खिलाने पर जोर देते हैं तो वह भी 
सही। में और क्या कर सकती हूँ ?” / 
“न, न, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। जो है सो रहने दो । चार-पांच दिन 


वाद सम्भव है, मेरा ही मन शान्त हो जाए। इस तरह जबर्देस्ती लिए गए 
कक 7ए वचन 
निरथ्थक भी हो सकते हैं ।” गम  क 


35£ | पट्टमहादेवी शान्तला 


“तब तो बात और भी बहुत जरूरी माचूम होती है। परूछिए, बच्चों की कसम, 
सत्य ही बोनूंगी । मुझसे अब ऐसी स्थिति में रहा नहीं जाता ।" 
“क्षद्दी, नही। देख लो, कम्म खाकर झूठ बोलों तो बच्चों का अहित होगा । 
“अपनी वच्चवियों के हित के लिए जाने तुम क्या-क्या करतो हो, अब तुम हो उनकी 
बुराई क्यों करोगी ?” 
“तो क्या आप यही विश्चव करके कि मैं झूठ ही बोलूँगी, यह बात कह 
रहे हैं? आपको जिस झूठ का भव है उसका सत्यांध भी तो आपको सालूम होना 
चाहिए ।” 
“हाँ, मालूम है।" 
“दो सत्य आप ही कह दीजिए है मान लूँगी । उस हालत में वच्चियों पर 
कसम खाते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी /! 
“उसमे सुतकर हजम कर लेने के लायक ताकत तुममे नहीं है। इसलिए अब यह 
चात्त ही छोशे ।7 
“तो मतलब यहू कि आप कहना ही नही चाहते हैं। जैभी आपकी इच्छा । 
जब कहने की आपकी इच्छा हो तव कहे /” कहकर उामब्वे वहाँ से उठकर बाहर 
आ खड्डी हुईं। चार-छ, क्षण 5दृयी, शायद बुलाएँ। कोई आवाज नहीं आयी ती 
अपना-सा मुँह तेकर अपने शयनायार में आायी। परलेंग पर बैठ वह सोचने लगी । 
दोपहर के ढंग और अब की रीति मे जमीन-आसमान का फरक था। दोपहर को 
जो मानसिक समाधान उनमें रहा वह अब नही है। जो वियय लेकर वे चिस्ता- 
'मग्त हुए हैं उसपर पूर्ण जिम्ासा करने के वाद एक निश्चित निर्णय पर पहुँच सके 
हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए उनकी प्रत्येक बात निश्चित मालूम पड रही 
है। बच्चों की कमम खाकर सत्य कहने की वात पर जोर देने से लगता है कि कोई 
खास महत्व की घटना जरूर घटी होगी। बात का पता न लगने पर भी उसने 
पतिश्वित रूप से यह समझ लिया था कि इस सवकी जड सुझपर दोपारोपण करना 
है। परन्तु मुझपर ऐसा आरोप करनेवाले भी कौन होंगे यहाँ, मैंने ऐसा क्या काम 
किया है ?े भाई, पति था स्वय महाराज ही मुझ पर कोई दोपारोपण करें, ऐसा 
कोई काम मैंने नही किया है। जब मेरा मन इतना दृढ़ है तो मुझे किसी से 
डरना भी क्‍यों चाहिए । मैं सवेरे पतिदेव को यह आश्वासन देकर कि बच्चो की 
कसम खाकर सत्य बोलूँगी, उनके मत की बात जावकर ही रहेंगो। पता नहीं, 
उसकी आँख कब लग ययी।/ 
सुबह बह बड़ी देर से जगी । तव ठक मरियाने दो वार पूछ चुके ये कि वह 
जगी है या नही । उसे उठकर गुमलखाने की और जाते समय ही इस बात का पता 
खग गया था । प्रात.कालीन कार्य जल्दी ही समाप्त कर वह पतिंदेव के दर्शन को 
चले पड़ी । 
पट्टमहादेवी ज्ञान्तता / 359 


बच्चियाँ संगीत का अभ्यास करने बैठ गयी थीं इससे पति-पत्नी की बातों के . 
वीच उतकी उपस्थिति की उसे चिन्ता नहीं रही । कोई मिलने आये भी तो समय 
नहीं देते का दडिग को आदेश देकर वह पति के कमरे में पहुँची जो उसकी प्रतीक्षा 
में बैठा था । 

“सुना है कि मालिक ने दी वार याद की । आपको कहीं जाना था? मुझसे 
देर हुई, क्षमाप्रार्थी हूँ ।* 

वह जोर से हँस पड़ा । 

“हेँंसे क्यों ? 

“तुम्हें यहू भी नहीं दिखा कि मैं बाहर जाने की वेश-भूपा में हूं या नहीं, 
इसलिए हँसी आ गयी । 

“मरा ध्यान उधर गया ही नहीं । जब यह सुना कि आपने दो वार दर्वाफ्त 
किया तो मेरा ध्यान उधर ही लगा रहा। 

“ठीक है, अब तो इधर-उधर ध्यान नहीं होगा न, वैठो, बच्चियाँ क्या कर 
रही हैँ (४ 

गसंगीत-पाठ में लगी हैं ।” 

“अच्छा हुआ । आज तुम्हें दुपहर को अपने भाई के घर जाना होगा ।” 

“सो क्यों ?” 

“जो बात मुझसे कहने में आनाकानी कर रही थीं वह तुम अपने भाई से कह 
सकती हो। इस बात का निर्णय हो ही जाना चाहिए। 

“रात को ही निर्णय कर सकते थे, आपने ही नहीं कहा, इसीलिए मैं चुप रही 
बताने से मैंने कहाँ इनकार, किया था ?” 

“हम तो लड़ाक्‌ लोग हैं। हमें सवालों का उत्तर तब-का-तव देना चाहिए ।: 
युद्ध-भूमि में गुजरने वाला एक क्षण भी विजय को पराजय में वदल सकता है !: 
इसलिए लम्बी-लम्वी वात करनेवालों के साथ वात करता ही हमें ठीक नहीं लगता | 
मैंने कल रात तुम्हारे चले जाने के वाद यह निर्णय किया है।” 

“मैंने भी कल रात निर्णय किया है कि बच्चों की कसम खाकर सत्य कहेंगी । 
कर जो भी संशय हो उसका निर्णय यहीं आपस में हो, किसी तीसरे के सामने 
नहो। 

/हम दोनों में निर्णय हो तो भी बात उन्हें मालूम होनी ही चाहिए ।” 

“वह आपकी आपस की वात है, मैं उसमें प्रवेश नहीं करना चाहती ।” 

“ठीक । अव बच्चों की (कसम खाकर यह बताओ कि बलिपुर के हेग्गड़ैजी 
को आमंत्रण-पत्र न पहुँचने का कारण तुम नहों हो । बताओ, क्या कहोगी ?” 

“क्या कहा २ 

“फिर उसी को दुहराना होगा ?” 


360 / पट्टमहादेवी झान्तला 


*मे उसका कारण हूँ । यह आप मुझपर आरोप कर रहे है।” 

"मैं आरोप नहीं करता। राजमहल की तरफ से यह आरोप है, यह झूठा 
साबित हो, यही मेरा मतलब है।” 

“यहू आरोप किसने लगाया !” 

“मुझे भी इसका ब्योरा मालूम नही | तुम्हारे भाई मुझे महाराज के पास ले 
गये। महाराज मे मुझसे सवाल किया, बलिपुर के हेग्गड़ेजी के पास आमंत्रण-पत्र 
न पहुँचने का कारण दण्डनायिका है। मैंने निवेदन किया कि जहाँ तक मैं जानता 
हैं वात ऐसी नहीं है तो इस तरह का प्रमाण-वचन लेने का आदेश हुआ । किसने 

: कत्र यह बात कही और यह शक्का कैसे उत्पन्त हुई ये सव बातें मैं सन्निधान से पूछ 
भी कैसे सकता हूँ ? उनका आदेश मानकर 'हाँ' कह आया । बाद में ये सारे सवा- 
लात तुम्हारे भाई के सामने रखे तो उन्होंने भी बताया कि इस विपय में उन्हें कुछ 
मालूम नहीं । इसलिए अब तुम अकेली ही इस आरोप को झूठा साबित कर सकती 
हो तो कही । इस तरह्‌ की हालव उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। पर वह आयी 
है तो जो कहना चाहती हो सो बच्चो की कसम खाकर कह दो ।” उसकी आवाज 
धीमी पड़ गयी | वह छत की ओर देखने लगा । 

चामब्वे कभी किसी से डरी नही । वह द्रोहधरटु गगराज की बहिन है। साधा- 
रण स्थिति होती तो द्रोही को चीर-फाडकर घतम कर देती । कौन है वह द्रोही ? 
अब क्‍या करे वह ? उसका पत्थर जैसा दिल अब चकनाचूर हो गया। कौन माँ 
ऐसी होगी जो अपने वच्चों की बुराई चाहेगी, “मालिक, मैं माँ है। मैंने जो भी 
किया, बच्चों की भलाई के लिए किया । क्षमा करें ।” 

“तुमने मुझपर भी विश्वास न किया। अब आश्रयदाता राज-परिवार मुझे 
सन्देह की दृष्टि से देखता है। क्षमा करनेवाला मैं नही, महाराज, युवराज और 
युवरानी है। इसलिए तुम जाओ, अपने भाई के सामने स्पप्ट रूप से कहो, तुमने 
क्या किया। तुम्हारे भाई जैसा कहेंगे वेसा करो। में तुम्हारे साथ भी नहीं 
जाऊँगा ।/ 

“आप चर्ले ही ।” वह नरम हो गयी थी । 

“मेरा न चलना ही अच्छा होगा । अब फिर अपनी अक्लमन्दी का प्रदर्शन 
करके उस हेग्गड़ती के प्रति अपनी बुरी भावना मत दिखाना ।” 

“स्वयं जाकर कैसे बताऊँ ॥7 

“जो है सो कहने मे कया दिक्कत है ?” 

“भाई पूछे तो उत्तर देता आसान होगा | मैं ही वात छेंडकर कहूँ, यह उतना 
आ सात नहीं !* 

“तो मतलब यह कि ऐसा करूँ कि वे ही एछे, यही तुम्हारी सलाह है ?” 

“जो मुझे आसान लगा सो सुझाया ।" 


पटुमहादेवी शञान्तला / 367 


'शेसा ही हो, तुम्हारा यह अभिमान बड़ा जबरद॑स्त है। में जाकर हे दूंगा 
कि आपकी बहिन को भेज दूंगा, आप ही उससे पूछ लीजिए । ठीक है न ? 

श्हाँ। 

"तो अब चलो, नाश्ता करें। बाद में मैं तुम्हारे भाई के यहाँ जाऊँगा। दोप- 
हर के वाद तुम जाना । 

चामव्वा गयी तो मरियाने सोचने लगा, दुर्भावना और स्वार्थ के शिकजे 

पड़कर इस औरत मे मेरा सिर झुकवा दिया, यह अविवेक की चरम सीमा है । 

बात मालम होते पर उसके भाई क्या करेंगे सो तो मालूम नहीं लेकिन उन 
ऐसी नीचता कभी सह्य नहीं होती । अब तो जैसा उसका भाग्व बसा हागा हा 
जो किया सो भुगतना ही होगा। कम-से-कम आइन्दा को होशियार रहें 
तो भी ठीक होगा। और वो नाशते के बाद अपने साले के घर चले गये। चामत्व 
कुछ खाये-पीये बिना ही अपनी कोठरी में जा बैठी और सोचने लगी, बह 
'सर्वेतोभद्र' यन्त्र जिस दिन धारण किया उसी दिन से इस तरह की तीज वेदना 
भुगतनी पड़ रही है। इसे निकालकर कड़े में फेंक दूं, परन्तु ऐसा करने पर कुछ- 
का-कुछ हो गया तो ? अब इससे छूटने का साहस भी नहीं होता, और उसका 
तरीका भी नहीं मालूम । 


उधर महादण्डनायक प्रधान गंगराज के यहाँ जाने के लिए निकला, इधर दण्ड- 
नायिका बिना किसी को बताये वामशक्ति पण्डित के यहाँ पहुँची । अब की वार 
उसने बड़ी होशियारी से आगे-पीछे और इर्द-गिर्द- देखकर सबकी भाँख वचाकर, 
मन मजबूत करके उसके घर में प्रवेश किया । 

पण्डित तभी अपना पूजा-पाठ समाप्त [कर बाहर के बड़े वैठकखाने में जा 
रहा था। उसे अचानक देखकर वह चकित हुआ, “कहला भेजतीं तो मैं खुद ही 
आ जाता। आपने यहाँ तक आने का कष्ट ही क्यों किया | पधारिए, विराजिए ।” 


चामव्वे बैठी तो वह भी सामने के एक आसन पर बैठा, “कोई खास वात थी, 
दण्डनायिकाजी ?” 


“वही, यन्त्र के बारे में वात करने आयी हूं ।” 

“क्यों, क्या हुआ, सब सुरक्षित हैं न ?” 

“हैं। कल वे पहने भी जा चुके हैं। फिर भी कल और आज के दिन कोई 
ठीक से नहीं गुजरे । कहीं यह यन्त्र का ही कुप्रभाव न हो, यही पूछते आयी हूँ ।” 


362 / पट्महादेवी शान्तला 


“न, न, ऐसो हो हो नहीं सबता । यरहि दधतादियारों घट बाते की हुपा 
खरे किजया हुआ तो गहू शााने में सुविधा रहेगी कि बह क्यों हज ।? 

#बही हुआ, ऐसा की हुआ, यह को निरिवा) शेप से पुछठ नहीं शह सशपी। 
परसु ऐसा सगे रटा है शि मानमित शान रग हो गदी /ै। झपते को शाप पा 
कि इससे वास्तव में धै्य, सन्‍्तीप, घेर और उल्तति धाण होगी । परन्तु * 

/इृष्डमापिरारी, आपरों मुशापर विश्गास रखता पाहिए। नि सकोष बिता 
छिगये शात स्पष्ट बह दें सो मुतते आपरी सदः बरसे में सुरिणा होगी ।| 

"विग्गास रघरर हो हो ये यन्त्र बनगदे है ।" 

“मो शो शोर है। परस्ु दश्शनादियाजी मपये विशेधियों हे नाम शागने में 
आगाशीष्टा बर रही है तो इसव भी कोर्ट पारद होता चाहिए । मान शोजिए कि 
मे लोग सान्चित अजत ने बच में यह जाने गये हो शि आपने मृप्म ऐसा रच रत 
याया है मौर उस्होने उसके विशेष में दुछ कस्बादा भी हो तो 

कया बडा, सान्वित भजन संयाजर देखते से कटी डर रानेरालों को यहाँ रो 
हो राष है उसपा दया सगे सकता है २” 

*पौ, मानो आपों रे सामने हो एुरर रखा को ।7 

"तो मैं भी मत देश सरदी जि दे सोय शप कर रहे है 

“अई एड बार मध्रिय शत भी दृष्टियों रर होठी है, ईगतिएं रापरा ने देखना 
ही अष्टा है। बाद़े की आरती सरफ में हैं ही देशबर दगा हूँगा । 

>आतिर में एरामर्मे शर निर्ए बगाऊंगों हि. मापकी देखशर शागना होगा 
या में हो देधू। सब मेरे हर सशस का उतर देंगे २" 

“हम को । 

“गमझ सोजिए, नैंसा हि आर शोक भी है, उने सोयो में मालिश भरने 
संगावर देध लिया है मौर हारे स्धोभर एरर के दिरोध मे जुए शिरा है। उसे 
हासत में आप इस दस्त बा बयय महरद रा गधा ।" 

5 दिग्सापत बरते यह इस शरा सैयार शिया रद हि दंग पर शाई बुरा 
ब्रभाश भी नहीं पद सता । विशेषिदों हे प्ररानों हे बार सुघ्-टुश में हुए बरट 
शा अनुभर हो होगा ही / परनदु शिशेध को एराहि। की शर ही रटता पदेहा। शा 
आप समोंगी एस एरच शी शाइत को संपाई । 

हो मतलर या वि गिसो तरए है मर बा शा ब्ान हरी २7 

“दडिसी हरह है भर बा कोई दरइत नो, दाध्नादिएरी ए. न] 

हऋापते बबादा दिरोध प्रराशित होहेश हटेदा, इगशा पच्य हमें बढ 























मभी प्रभाव ने ह्वोये शा मनुभर पर शी है, हैं ने की दमार बे कट पा? 
जय भी मठुभर होगा। हर थो बच्ट दा आग" शा झदुघर मर कर गे है ब? 


इंदूकटारेशे धाल'रश /363 


न रहकर मानसिक शान्ति का अनुभव होगा । 

“तो जो भी इस यन्त्र को धारण करेंगे उन सब पर एक ही तरह का प्रभाव 
दिखेगा । 

“सब पर एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही तरह का मन्त्र-तन्त्र चला हो तो 
सबको एक ही तरह की शान्ति आदि का अनुभव होगा । परन्तु विरोधी शक्ति का 
प्रयोग सव पर नहीं किया गया हो तो एक ही तरह की अनुभूति कैसे हो सकती. 

7 ह? 

“अभी आपने वताया कि विरोध का प्रभाव शुरू-शुरू में होगा ही । वह कितने 
दिन तक ऐसा रहेगा। 

|इसका निश्चित उत्तर देना क्लिष्ट है, क्योंकि यह विरोध करनेवाले की 
शवित पर निर्भर है ।” 

“आपने कहा कि वह विरोधी शक्ति अपनेआप हट जाएगी हारकर। मान ले 
कि बिरोधी शक्ति बहुत प्रवल है तव उसे पीछे हटने में कितना समय लग सकता 
है?” . 

“हम कुछ भी न करें तो दो या तीर पखवारे लगेंगे। लेकिन आप चाहें तो 
उसका पता लगाकर दो ही दिल में दवा सकता हूँ। अगर आप ही वा दें कि 
किसपर आपकी शंका है तो एक ही दिन में उस विरोधी शक्ति को हटा सकता हूँ ।” 

उसने फोरन कुछ नहीं कहा, सोचती वठो रही। वामशक्ति उसका अन्तरंग 
समझने के इरादे से अपने ही ढंग से घूम-फिरकर इस नुक्कड़ पर पहुँचा । दण्ड- 
नायिका के मुँह से अन्तरंग की वात निकलवाने का समय आ गया । एक-दो क्षणं 
उसने प्रतीक्षा की । फिर बोला, “भयभीत होने का कोई कारण नहीं, जैसे वैद्य से 
रोग नहीं छिपाना चाहिए वैसे ही ज्योतिषी से अपनी नियति भी नहीं छिपानी 

चाहिए ।” 

“पण्डितजी, आपसे कुछ छिपाना मेरा- उद्देश्य नहीं। परन्तु मैं मालिक की 
माज्ञा नहीं ठाल सकती, वे मान लेंगे तो फौरन कह दूंगी। वे मान ही लेंगे । तब 
आपके अंजन के प्रभाव से हम सव उन विरोध करनेवालों को भी देख सकेंगे। मुझ 

कुतूहल पैदा हो गया है कि इस अंजन का प्रयोग कैसे करते हैं और उससे 
कहीं घट रही घटना कैसे देख सकते हैं। इसलिए आप यह न समझें कि हम आप 
पर विश्वास नहीं रखते । अच्छा, अब चलूंगी ।” 

वामशक्ति पण्डित भी उठ खड़ा हुआ उसे विदा करने । 

आज मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मुह्॒ते अच्छा है न ?” उसने चलते- 
चलते पूछा । 
. “आज स्थिर-वासर है। वहाँ कितने दिन तक रहना होगा।” 
“रहना नहीं है। आज ही लौटने की सोची है। वहत होगा तो एक दिन 


364 / पहुमहादेवी शान्तला 


रहेंगी । 

“जरूरी काम हो तो जाने मे कोई हज नहीं। स्थिर-वासर को सूर्योदयान्तर 
आठ घटियों के बाद दोप नही रहेगा। आप राहुकाल में यहाँ आयी, अब वह खतम 
हो गया है । भोजनोपरान्त जा मकती है । आज त्तईस घटी तक अडिवनी है| इसी 
अक्षत्र के रहते आप रवाना हों।अगर किसो अनिवार्य कारण से समय के अन्दर नही 
निकल सकती हो तो सोमवार को जाइएगा।” 

“अच्छा, पण्डितजी, मैं चलूंगी ।” 

वामशक्ति पण्डित के घर जाते समय जो सावधानी, सजग दृष्टि रही, वहाँ 
मे रवाना होते वक्‍त वह न रह सकी क्योकि वह्‌ पण्डित विदा करने रास्ते तक 
साथ आया। यह कहने पर भी कि मैं चली जाऊँगी, आप रह जाइए, वह्‌ साथ आा 
ही गया । इधर-उधर देखे विना वह पल्ला ही घूँघट-सा सिर पर ओढे मिकल पड़ी । 
उसे डर रहा कि कही कोई देख न ले, उसका दिल घडकता ही रहा । घर के अहाते 
में प्रवेश करते ही उसने पति और अपने भाई के धोड़े देखे तो घडकन और भी वढ 
गयी । 

वह यह सोचती हुई अन्दर आयी कि भाई को यही वुला लाने की वात पहले 
ही कह देते तो वह्‌ घर पर ही रह जाती । लेकिन ये हैं कि कोई भी वात ठीक तरह 
से बताते ही नहीं । अब क्‍या करूँ, क्‍या कहूँ ? 

अन्दर कदम रखा ही था कि दडिग ने कहा, “मालिक ने कहा है कि आते ही 
आपको उनके कमरे में भेज दें । प्रधानजी भी आये हैं ।” 

“कितनी देर हुई, क्या पूछा २” 

“कोई एक-दो घण्टा हुआ होगा । पूछा था, कहाँ गयी है २! 

“तुमने क्या कहां ?” 

“कहा कि मालूम नहीं ।” 

“क्यों, बसति गयी, कहते तो नुम्टारी जीभ कट जाती ?” 

“पता होता तो वही कहता, माँ । जो वात मालूम नहीं वह कँसे कहता, वाद 
में कुछ-का-कुछ हो जाये तो ?” 

कुछ कहे बिना वह सीधी उमर कमरे में गयी, हाँफती हुई, पसीना पोछठती 

हुई बहिन को आते देख ग्यराज ने कहा, “आओ चामू, वैंठो, पमीने से तर हो, 
इस धूप में दूर से चलकर क्यों आयी ? गाडी में जाती ॥ किसी को कहे बिना कहाँ 
गयोथी २” 
वह बैठकर पल्‍्ले से पसीना पोछठने लगी, फिर भी पसीना छूटता ही रहा। 
उसकी आँखों में डर समा गया था। बहन की यह हालत देखकर गगराज ने कहा, 
>'चामू, तुम जाओ, पहले हाथ-मुंह घोकर स्वस्थ हो आओ | फिर बातें करेंगे।” 
उसे भी सुस्ताने के लिए समय मिला, पसीना पल्ले में पोंछती हुईं चली 


पट्टमहादेदी शान्तला / 365 


गयी । दर, 
गंगराज ने कहा, /दण्डनायकजी ने बहुत डरा दिया मालूम होता है। 

“बह इतने से डरनेवाली नहीं, वहिन आपकी ही तो है। आज दोपहर उसकी 
आप ही के यहाँ आने की योजना थी, इसी के लिए मैं आपके यहां आया था। इतने 
मैं वह किधर गयी सो मालूम नहीं। किसी से कहे बिना गयी थी, इसलिए उसी से 
जानना होगा कि वह कहाँ गयी थी। इस वक्त आपका यहाँ पधा रना उसके लिए 
अकल्पित वात है। इतना ही नहीं, जिस कठोर सत्य का सामना करना है उसने 
उसे नरम वना दिया है। सिर उठाकर इतरानेवाली आपकी बहिन के लिए अब 
शरम से सिर झुकाकर चलना असम्भव बात मालूम पड़ रही है।” पिला, 

“उसने जो किया है उसे अपनी गलती मान ले तभी उसका हित होगा, नहीं 
तो यह दुरी प्रवृत्ति और भी बड़ी बुराई की ओर बढ़ सकती है, और मैं चाहता हूँ 
कि ऐसा न हो ।” 

“बह स्वभाव से तो अच्छी है परन्तु उसमें स्वार्थ सबसे प्रथम है । इसीलिए 
जल्दवाजी में कुछ-का-कुछ कर बंठती है । जो किया सो गलत है, यह वह मानती 
नहीं । कई वार वह अपनी गलती को भी सही साबित करने लगती है । इस प्रसंग 
में भी उसने शायद यही किया हो । बच्चों की।कसम खाकर सत्य कहने की नौवत 
आने से उसकी हालत दो पाटों के बीच के दाने की-सी हो गयी है। लेकिन इससे 
उसकी भलाई भी होगी, और उप्तका दृष्टिकोण बदलने में सहायना भी मिलेगी ।” 

“धालती मनुष्य मात्र से होती है, परन्तु उस्ते सुधार लेना चाहिए और सुधार 
लेने के लिए मौका भी दिया जाना चाहिए ।” 

“यह सव हमें नहीं मालूम, आप कुछ भी मौक़ा बना दें उसे यह मानना ही 
होगा कि उसके स्वार्थ ने उससे ऐसा कराया है ।” 

“क्या आप समझते हैं कि वह ठोक है ?” 

“ठीक तो नहीं कह सकता, क्षम्य ज़रूर कह सकता हैं । मेरी भावना के पीछे 
मेरा अपना स्वार्थ भी हो सकता है, इसीलिए मेरे विचार को कोई मूल्य देने की 
जरूरत नहीं । जो काम हो चुका है सो तो हो ही चुका और इससे राज-प्ररिवार 
को सदमा भी पहुँच चुका है। अब तो इसका दुष्परिणाम नहीं बढ़े, यह देखना ही 
आपकी जिम्मेदारी है ।” 

“कितना बड़ा अपराध भी क्‍यों न हो, युवराज क्षमा कर देंगे | वे बड़े उदार 
हैं। परन्तु आत्मीयों के प्रति द्रोह उनके लिए सह्य नहीं । जो भी हो, पहले यहाँ तो 
ठीक कर लें, तब वहाँ ठीक करने की वात उठाएँ। 

“आप कहें तो ठीक हो सकती है ।” 


“यह मेरी वहिन है सही, फिर भी मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर सकूँगा,. 
यह नहीं कहा जा सकता ।” 


366 / पह्महादेवी शान्तला 


चामब्वे बादाम और केसर मिश्रित दूध के दो लोटे, एक परात में सेकर 
आयी, “लोजिए भैया, यह दूघ ।” भाई के सामने परात बढाया तो सही लेकिन 
उसकी तरफ़ देख न मकी । 

गगराज को उसके मुख पर परेशानी और भय के वे भाव अव नही दिये जो 
कुछ क्षण पूर्व दिचे थे । उसने एक लोठा लिया और परात मरियाने के पास सरका 
दिया। उसने भी एक लोटा लिया । 

गंगराज ने पूछा, “तुम नहीं लोगी ?” 

“'मैं बच्चियों के साथ पीऊँेगी, अभी उनकी पढाई चल रही है।” चामब्वे 
ने उत्तर दिया । 

दोनों दूध पी चुके तद भी मौन छाया रहा । बात छेडनी थी मगराज को ही 
और चामच्वे उसकी बातों का सामना करने के लिए तैयार बैठी थी। पत्नी और 
उमके भाई को मरियाने कुतू हल मरी नजर से देख रहा था । 

अस्त में गंगराज ने वहा, “चासू !” 

“जया, भैया,” कहती हुई उसने घीरे से सर उठाया । 

“कई वार ऐसे भी प्रमग आते हैं जब अगप्रिय लगने पर भी और मत के 
विरद्ध होने पर भी कोई बात कहनी ही पड़ती है। राज-निप्ठा भलग चीज है और 
संबे-सम्बन्धी की बात अलग है। किन्तु इन दोतों सम्वस्धों के निर्वाह के लिए मैं 
तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ । राज-परिवार से, उसमे भी युवराज और युवरानीः 
जैमे उदार मन के व्यक्तियों के दव प का पात्र बनने वा तुमने निश्चय किया हो तो 
तुम्हारी मर्जी, वरना स्पप्द कहो कि राजकुमार के उपनयन का आमस्त्रण-पत्र 
बलिपुर के हेग्गडेजी को न भेजने का पड्यत्र तुमने क्‍यों किया। तुम्हारा यह 
पद्यन्त्र हम सब पर अविश्वास का कारण बना है, ओर अब तो यह इस स्तर तक 
पहुँच गया कि इस अपराध के कारण, प्रधान होने के नाने मेरे द्वारा तुम्दे दण्ड 
भी दिया जा सकता है । बताओ, क्या कहती हो 2?” 

“बाहना क्या है भैया, ऐसी छोटी बात यहाँ तक पहुँच मकती है, इसकी मैंने 
कल्पना नहीं की थी ।/” 

“दीवारों को भी आँखें होती है, कान होते है, हवा से भी खबर फैलाने को 
शक्ति होती है, बया यह बात तुम्हें मालूम नहीं ? तुम्हारी अकल पर परदा पड गया 
है जो तुम इसे छोटी वात कहती हो ? बात अगर छोटी होती तो तुम्हारी तरफ से 
मैं ही न क्षमा माँग लेता ? हेग्गट्टे दम्पती पर तुम्हे विद्वेष की भावना क्यो है।” 

“क्यों है और है भी या नही, सो तो मालूम नहीं, भैया, परन्तु वे मेरे रास्ते के 
काँटे जरूर हैं । आप कस्या के पिता होते और उसे एक अच्छी जगह ब्याह देता 
चाह रहे होते कि कोई आपके आड़े आता तो शायद आप समझते कि उनके शरि 
मेरा व्यवहार ठीक है या नही ।/ 














पटमहादेवी घान्तता 


्‌ः 


“चामू, हमने भी माना कि तुम्हारी कामना सही है, इसीलिए मैंने भी उसे 
सफल करने का प्रयत्त करने का वचन दिया था। फिर भी हम दोनों को बंताये 
विना तुमने ऐसा काम किया तो स्पष्ट है कि तुम्हें हमपर विश्वास नहीं । तब तो 
हमें यही समझना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी शक्ति का पूर्ण परिचय है ।” 

“तैया, गलती हुई। यह सारी वात सुझ अकेली के मन में उत्पस्ते हुई 
और मुझ अकेली से ही यह काम हुआ है, इससे मैं समझती थी कि किसी को पता 
न लगेगा ।” . 

“द्वेहु, अन्याय कितने ही ग्रुप्त रखे जायें वे ज़रूर किसी-न-किसी तरह से 
प्रकट हो ही जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उस वामशक्ति पण्डित के यहाँ जो 
गयी सो क्या तुमने समझा कि मुझे मालूम नहीं हुआ ? घर में किसी को बताये 
पविना वहाँ जाने का ऐसा कौन-सा काम आ पड़ा था ?* 

सरियाने दण्डनायक ने चकित होकर पत्नी की ओर देखा जो भाई के इन 
सवालों से मर्माहत-सी होकर सोच रही थी कि भाग्य ने उसे झूठ बोलने से बचा 
लिया, नहीं तो भाई के मन में अपनी बहिन के प्रति कौन-सी भावना उत्पन्त 
होती । मगर लगता है, मेरे ही भाई ने मेरे पीछे कोई गुप्तचर तैनात कर रखे हैं। 
पोग्सल राज्य के महादण्डतायक की पत्नी और प्रधान गंगराज की वहिन होकर 
भी इस तरह सूक्ष्म गरप्तचरी की शिकार हुई तो मेरा गौरव ही कहाँ बचा । उसे 
सूझा नहीं कि अब क्या उत्तर दे, सर झुकाकर बैठ गयी । 

“क्यों चामू,,कुछ वोली नहीं, चुप क्यों बेठी हो, मनुष्य की दृष्टि सदा आगे- 
आगे रहती है, अपने ही पद-चिन्हों पर नहीं जाती । क्‍यों यह सव कर रही हो, 
तुम पर किसी दुष्ट ग्रह का आवाहन हुआ है क्‍या ? 

“आप ही यह निर्णय करें कि क्या हुआ है, भैया | अपनी वच्चियों की कसम 
खाकर कहती हूँ, मेरी एक बात सुनो । मेरी वच्चियों की प्रगति में कुछ वाघाएँ 
उपस्थित होने की सम्भावनाएँ दिख रही हैं। इन बाधाओं से अपनी बच्चियों की 
रक्षा मेरा कतेव्य हैं। केवल यही एक कारण है कि मैंने जो भी किया, किया 

है।” 
गे "नहीं चामू, सभी छोटी-मोदी वातों के लिए वच्चियों की कसम मत खाओ | 
तुम्हारी जानकारी के विना ही तुम्हारे मन में असुया ने घर कर लिया है। 
बह तुम्हें नचा रही है और भटका रही है, बच्चियों को शापग्रस्त क्यों बनाती 
हो ।” 

“तो मतलब यह कि तुम्हें मेरी कठिनाई मालूम ही नहीं है ।” 

“तुम्हारी कठिताई क्या है, बताओ, वह भी सुनता हूँ ।” 

“तुम्हें मालूम ही है कि मैं अपनी बड़ी लड़की का विवाह राजकुमार के 
साथ करना चाहती हूँ । तुमने भी कहा है कि मेरी इच्छा गलत नहीं । है न ?” 


368 / पह्महादेवी ज्ञान्तला 


“अब भी तो यही कह रहा हूँ) अकेली ठुम ही क्‍यों, इस दुनिया की कोई 
आता अपनी लड़की के विषय में ऐसी आशा अवश्य ही कर भकठी है। इसमे 
आश्चर्य की कौनन्मी बात है।” 

“तो मतलब यह कि हमारे पटवारी कालम्मा को पलो भी अपनी लडकी 
कालव्दे को महारानी बनाने की चाह रख सकेगी ?” 

/कोई भी ऐसी आशा कर मकती है । परन्तु मवकी आशाएँ सफल नहीं हो 

मर्केगो ।” 

“तो क्या आप कहेंगे कि पटवारी की पत्नी की भी ऐसी आशा मही है ?" 

“ज़रूर । परन्तु इतना अवश्य है कि इसके लिए राज-परिवार की स्वीकृति 
“मिलना था न मिलना सनिश्चित है!” 

“स्त्रोकृति देंगे, ऐमा भावना ठीक होगा 2? 

“स्वीकार करें तो ठोक अवश्य है।" 

“शायद इसीलिए हेग्गडती ने यह पडयन्त्र रचा है। भैया, मेरे मन में जो है 
“उमे स्पष्ट बताये देती हूँ। बह सही है या गलत इसका निर्णय कर लेना। मालूम 

नहीं तुम जानते हो या नही कि बलिपुर की हेग्यडती अपनी बेटी का विवाह छोटे 
“राजकुमार में करने के मो की प्रतीक्षा कर रही है।" 

“ऐसा है क्या, पहले तुमने कहा था कि जिसे मैं अपना दामाद बनाना 
“चाहती हूँ, उसे ही वह अपना दामाद बनाना चाहती है? बव तुम जो कह रही हो 
“वह एक नयी ही बात है।”” 

“हों, कैसे भी हो, मुझे भो साथ ले लो की नीति है उस हेग्गडती की 4! 

“माने 2” 

“माने तो स्पष्ट हैं । बड़े राजकुमार ने हमारी प्मता को पद किया है, 
यानी क्षत्र उसकी लड़की का विवाह बड़े राजकुमार से तो हो नहीं सकता, यही 
सोचकर अब यह नया सेल शुरू किया है उसने, जिसका सक्ष्य बहुत दूर तक 
है।" 
ष्ह 'तो मतलब यह हुआ कि तुम्हें ऐसी वहुत-सी वारें मालूम हैं जो हम भी 
नहीं जानते । यह नया खेल क्‍या है ?” 

“भैया, बह खेल एक तन्य ही नही, वहुत वडा पड़्पन्त्र भी है, बल्कि राज- 
द्रोह भी है।” वि मर] 

वह क्या मनमाने बोल रही हो, वहिन, राजद्रोह कैम है?! नही 

“तो यह तातयये हुआ कि मेरे मालिक ने सारी वा आपको बतायो 3 
हैं।” कहती हुई चामव्व ने पति मरियाने दण्डनायक की ओर देखा जिसने के 

जजेर बचाकर चुनी साधी | उमर लगा कि अब परिम्यिति उमके अनुकूल बन रही 
है। उमे कुछ प्रोरञञ हुआ । उसने कुछ नये उत्नाह से बातें शुरू की । | 
पट्ठमहादेवी झान्तला / 369 


“तुमने कहा था, कि राजवंशियों.के द्रोही दण्डनीय हैं, वो वड़े राजकुमार 
की मृत्यु का पड़यन्त्र रचनेवालों को सूली पर नहीं चढ़ाना चाहिए क्या ? बड़े 
राजकुमार कल सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे | जिससे उनका पाणिग्रहण होगा" 
वही महारानी बनेगी । वे मेरी लड़की से प्रेम करते हैं इसलिए कल वही महा- 
रानी भी बनेगी। लेकिन ऐसी दशा में, हमारी यह आशा पूरी कैसे हो सकती जब” 
हेग्गड़ती छोटे राजकुमार से अपनी लड़की का पाणिग्रहण करके अपने लिए रास्ता 
सुगम बना रही है । और इसके लिए उसने अपने वांछित मार्ग से हटाकर बड़े' 
राजकुमार को खतम कर अपना ही साम्राज्य स्थापित करने की सोच रखी है । 
इसीलिए उसने यह सब किया है, भैया। आप पुरुष लोग नहीं जान सकते उस 
हेग्गड़ती का यह पड़यन्त्र जिसने बड़े ही सज्जन का-सा व्यवहार कर अपना काम" 
साधने के लिए वाममार्ग का अनुसरण किया है जिसके प्रभाव से युवराज औरः 
राजकुमार उसके वश में आ गये हैं। भैया, तुम ही बताओ, वड़े राजकुमार युद्ध 
रंग में जाकर कौन-सा बड़ा पहाड़ उठा लेंगे | सब कहते हैं कि बड़े राजकुमार से 
छोटे राजकुमार अधिक सशक्त और होशियार हैं। ऐसी हालत में तो छोटे राज-- 
कुमार को युद्ध-रंग में जाता चाहिए था और बड़े राजकुमार को राजधानी में हीः 
रहना उचित था । परन्तु क्या हुआ है, तुम ही सोचो, भैया । बड़े राजकुमार जब 
इतनी सफाई से युद्ध नहीं कर सकते तो उन्हें युद्ध-क्षेत्र में भेजकर छोटे राजकुमार 
को वलिपुर में रहने देने के क्या माने हो सकते हैं ? और वह भगवती तारा का 
रथ केवल एक बहाना है, भैया, वहाना, वहाना। हम जैन, भगवती तारा बौद्ध 
देवी, जैनियों का उससे क्या सम्बन्ध ? अपना कार्ये साधने के लिए युवराज और 
युवरानी की उदारता के दुरुपयोग की चरम सीमा है यह । महत्वाकांक्षा रखने 
वाले ये छोटे लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी बात में वे आगा-पीछा न करेंगे ।. . 
इसीलिए मैं भी अपने और अपनी बच्चियों के हित और सुख की रक्षा के लिए. 
वामशक्ति के यहाँ गयी। किसी की बुराई के लिए नहीं, केवल अपनी रक्षा के लिए 
गयी, यह, वच्चों की कसम, सच है ।” 

गंगराज ने शान्ति से किन्तु प्रतिक्रिया व्यक्त किये विना ही सब वातें सुनीं ॥ 
चामव्वे ने उसकी दृष्टि में अपनी बातों की प्रतिक्रिया नहीं पायी तो निराश होकरः 
एक दीघ श्वास ली और फिर कड़क आवाज में वोली, “जैया ! मैने सवकुछ खोल- 
कर कह दिया है अगर मुझे अपनी बच्चियों की रक्षा का कोई अधिकार है तो 
अव तक जो गुप्तचर मेरे पीछे रखते रहे उन्हें तुम हेग्गड़े और उसके परिवार के 
पीछे रखो और उन लोगों का रहस्य जानने की कोशिश करो । तब तुम्हें खूद भी 
मालूम होगा कि यह राजद्रोह कहाँ हुआ है।” - कप 

बे “तो तुम मानती हो कि तुमने खुद वह आमस्वण-पत्र हेग्गड़े को न पहुँचने: 
देने का काम किया है, है न?” ; 


370 / पह्महादेवी शाच्तला 


“हाँ, मुझे ऐेसा करना ठीक जेंचा, इसीलिए किया ।7 

“उस हालत में यह काम खुलकर करने का आत्मवल होना चाहिए था। 
तुम्हें वह सही जेंचा होता तो तुम अपने पत्ति ओर सहोदर भाई से जरूर कहती, 
लेकिन तुम्हारे मन में तो यह भावना थी कि जो किया सो ठीक नही किया ।” 

“ऐसा नही । आप लोगों से इसोलिए नहीं कहा कि मुझे शंका थी कि आप 
लोग मेरे दृध्टिकोण से विचार करेंगे भी ।” 

“हेग्गडे परिवार आता तो तुम्हारा क्या विगड़ता ?” 

“वे कोई पड्यन्त्र करते ।” 

“तुम्हारी दृष्टि में, अब भी वे पड्यन्त्र ही कर रहे हैं?” 

अप हाँ ।! 

“ठीक है, मगर यह पड्यन्त्र तुम रोकने में किसी भी हालत में असमर्थ हो । 
जो पड्यन्त्र करेंगे वे हो फल भुगतेंगे, हस्तक्षेप करके तुम क्यों उसमे गड़बड़ पैदा 
कर अपने को कलुपित बनाओ ? इस घड्यन्त्र के वियय में तुम्हारी कुछ भी भावना 
हो लेकिन उस आमन्त्रण-पत्र की घटना के विषय में अपनी गलती तुम्हे स्वीकार 
करनी ही हीगी। मैंने जैसा यह वाकया समझा, प्रभु को बता दूँगा ! अगर बे तुस्‍्हें 
क्षमा करेंगे तो मुझे भी सन्‍्तोष होगा । अब तुमने जो नयी वात बतायी उस पर 
मैंने अभी कुछ नही सोचा । लेकिन ऐसा हुआ होगा तो हेग्गड बर्चेंगे नहीं ।” 

“तुम्हें नही लगता कि ऐसा हुआ होगा ?” 

"कुछ भी नहीं लगता । इन राजनैतिक बुत्तन्त्रो के कई रूप होते हैं। तुम्हारे 

“दृष्टिकोण से भी विचार करने में कोई आपत्ति नहीं, हालाँकि मेरा यह स्पष्ट 

विचार है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी किसी तरह की शक्रा के 
लिए अवकाश न देकर इसकी तहकीकात करना भी मेरा कर्तव्य है। तुम्हे 
इसके लिए सर खपाने की ज़रूरत नहीं । मुझसे तुमने यह वात की, यहाँ तक ठीक 
है। दूसरों के सामने ये वात जाहिर नहीं कर बैठना नहीं तो परिणाम कुछ- 
का-कुछ हो जाएगा। अपना मुँह बन्द रखो। तुम्हारी इस विचारधारा का जरा 
भी पता उस बामजशक्ति पण्डित को लगा तो वह तुमको चक्कर में डाल देगा। ये 
सभी वामचारी ऐंसे ही लोग होते हैं। उनसे सम्पर्क मत रखो। तुम्हारी भलाई के 
लिए यह वात कह रहा हूँ । युवराज और युवरानीजी के लौटने पर तुम स्वय प्रेरित 
होकर उनके समक्ष जाओ और अपनी गलती स्वीकार कर लो | तुम्हारे इस अपराध 
के लिए यह निे्ृप्टत्तम दण्ड है ।" 

“समधिन बनने की इच्छा रखनेवाली मैं ऐसा करूँ तो क्या मेरा आत्मगौरव 
बच रहेगा, भैया ?” 

“अच्छे सम्बन्ध शकारहित वातावरण में ही वन सकते है। इसके बदले 
जब उन्हें सब मालूम हो गया है तब भी तुम ऐंठी रहो तो सम्बन्ध ओर कट भी 


पट्टमहादेवी द्ान्तला / 377 


जा सकता है । सदा याद रखो कि अपनी गलती स्वीकार करने में ही वड़प्पन है ।” 

“अच्छा भैया, जो तुम कहोंगे वही करूँगी, अपनी लड़को के लिए और 
उसके श्रेय के लिए नहीं करूँगी । परन्तु इस वारे में राजमहल में जो हुआ वह 
मुझे बता सकते हैं ?” 

“जितना बताना चाहिए, उतना तो वता दिया है। अब और बताने की कोई 
बजह नहीं ।” हि 

“अगर वह मालूम हो जाए तो आइन्दा ध्यान रख सकूंगी कि वहाँ जाते पर 
कैसा व्यवहार करूँ ।/ 

“वही तो अब तुम्हें करना नहीं चाहिए। तुम जैसी रहीं वैसी रहना सीखो। 
कोई खास बात हो तो मैं उसकी सूचना दूंगा | आइन्दा तुम स्वेत्न्त्र रूप से कुछ 
'करोगी तो मैं ही तुम्हारे सम्बन्ध तुड़वाने में अगुजा वनूँगा, समझी ? 

चामव्वे को कोई दूसरा चारा नहीं था, हाँ, कहना ही पड़ा । 

गंगराज चला गया। चामव्वा सोचने लगी कि उसकी तपनी स्वतन्त्रता पर 
कसा वन्धन लग गया । 


- “एक शिल्पी को इतने विपयों का न्नान क्यों अनिवार्य है ?” विट्विदेव ने सहज ही 
पूछा, एक.वार शिल्पी दासोज से वास्तु-शिल्प के अनेक विपयों पर चर्चा के दौरान | 
- बलिपुर के केदारेश्वर एवं ओंकारेश्वर मन्दिरों का शिल्पी यही दासोज था। उसके 
पिता रामोज ने ही उसे शिल्प शिक्षण दिया थां। वैद्यशास्त्र, संगीतशास्त्र, नृत्व- 
शास्त्र, चित्रकला, वास्तुशिल्प, आदि में तो पूर्ण पाण्डित्य ज़रूरी था ही, वास्तव 
में, मन्दिर-निर्माण के लिए आगम शास्त्र और पुराणेतिहासों का अच्छा परि- 
चय भी आवश्यक था। बिट्टिदेव नहीं समझ सका कि एक शिल्पी को इतने विपयों 

' का ज्ञाता क्‍यों होना चाहिए । 
“इन सबकी जानकारी न हो त्तो कला से जिस फल की प्राप्ति होनी चाहिए 
वह नहीं हो सकत्ती। प्रतिमा-लक्षण निर्देश करने के कुछ ऋमवद्ध सूत्र हैं। वे मानव- 
देह की रचना के साथ मेल खाते हैं, यद्यपि मानव मानव में. लम्बाई-मुटाई आदि 
में भिन्‍नता होने पर भी प्रतिमा के लिए एक निश्चित आकार निदिष्ट है। प्रति- 
मेव के पद आकार-प्रकार, वेष-भूपा, आसन-मुद्रा, परिकर-परिवेश आदि की 
वब्यापकता की दृष्टि से प्रतिमा का निर्माण करनेवाले को चित्र, नृत्य, संगीत आदि 
, का शास्त्रीय ज्ञान होना ही चाहिए। इस सन्दर्भ में विष्णु-धर्मोत्तर पुराण का निर्देश 


372 | पहु्महादेवी शान्तला 


विशेष महृत्त्व रखता है।” थे ॥॒ ४ 

“मतलब यह हुआ कि कला सीन्दर्योत्रामता का हो साधन है !” विध्टिदेव ने 
अपना निष्कर्ष निकाला । 

“सौन्दर्य तो मूलत. है ही, परन्तु एक आदर्श किन्तु मनोदह्वारी प्रतिमा की - 
परिकल्पना सत्य से वाहर नही होती चाहिए । हमारे देश में धर्म ही सभी शास्त्रों 
का मूल आधार है, प्रतिमा-निर्माण कला का भी, इसलिए कला में प्रतिविम्ित 
होने के ल़िए धर्म की सत्यपूत होना चाहिए, उसमें सौन्दर्य का भी सम्मिलन 
होता चाहिए ।” 

“हुमी एक प्रतिमा का उदाहरण दे सकते है ?” विट्विदेव जल्दी से तृप्त होने- 
वाला न था। 

“राजकुमार ने वेलुगोल में बाहुबली स्वामों का दर्शन किया होगा ?” दामोज 
ने खूब ही उदाहरण दिया । 

“हाँ, किया है ।/ 

“बह प्रतिमा वास्तविक मानव में दमगरुी ऊँची है, है न?” 

नहा ॥! 

"फिर भी वह मूर्ति कह्दी भी, किसी दृष्टि से असहज लगती है ?” 

“नही, बह सभी दृष्टियों से भव्य लगती है ।” 

“बस, उसकी इसी भव्यता में कला निहित है ।” 

“उसकी मुजाकृति जो एक अवोध वच्चे-सी निर्मल, मनोहर हेँम-भुख बन पड़ी 
है उसीमे तो कला है। बह भू यथाजात वालक की भाँति दिग्रम्बर अवस्था की 
है। परन्वु उस्तकी नर्नता में अमह्यता नहीं, सत्यशुद्धता है, जिमसे सिद्ध होता है 
कि कल्ला सत्यपूत और सुन्दर है।" 

“बाहुबली की उस मूर्ति का आकार मानव-प्रमाण होता तो वह और भी अधिक 
सत्यपूतत और सुन्दर न हुई होती ? दम ऊेचाई पर वैठकर काम करनेवाला शिल्पी 
यदि नीचे गिरता तो क्या होता ?” 

“नही, बयोकि कलाकार को एक अनिवार्य लक्षण निर्मय होना भी है, डर- 
पोक कला की साथना नहीं कर सकता । बाहुद्रली मानव होते पर भी अतिमानव 
थे, देव-मानव थे, उनके हृदय की भाँति उतका शरीर भी अतिविशाल था। इनसे 
की कल्पना कलाकार की छेनी से इस विशालरूप मूर्ति के रूप भे सावार 
है| वास्तव से कलाकार की कल्पता सकुचित नहीं, विशाल होनो 
उच्च-स्तरीय होती चाहिए। हमारे मन्दिर इसी वैशाल्य और ब्लड 
प्रतीक हैं।" 

“इतना विशाल ज्ञान अनिवाय है एक शिल्पी को ?” विद्विदेश के क्फचय 

च्यक्त किया । 






कल्मब्रारेदी अाचिल<>न ४ ३७5 


“इसमें चकित होने की क्या वात है ?” 

“ग्रह कि इतना सब सीखने के लिए तो सारी जआायु भी पर्याप्त नहीं होगी । 

“सच है, परन्तु हमारे समाज की रचना ऐसी हैँ कि यह सब थोड़े समय में 
भी सीखना आसान है क्योंकि वहुत हद तक रक्तमत होकर जान संस्कार बल से 
प्राप्त रहता ही है। इसी कारण इन कुशल कलाओं के लिए आनुवंशिक अधि- 
कार प्राप्त है; शिल्पी का वेटा शिल्पी होगा, गायक का पुत्र गायक, शास्त्रवेत्ता 
का पुत्र शास्त्रवेत्ता और योद्धा का पुत्र योद्धा ही होगा | इसी तरह, वृत्ति-विद्या 
भी रक्तगत होने पर जिस आसानी से सीखी जा सकती है उस आसानी से अन्यथा 
नहीं सीखी जा सकती, एक कुम्हार के बेटे को शिल्पी या शिल्पी के पुत्र को योद्धा 
या चैद्व बेटे को संगीतज्ञ बनाने के माने हूँ उसके मस्तिप्क पर बोझ लादना, एक 
असफल प्रयास । 

“संस्कारों से संचित ज्ञान-धन को निरर्थक नहीं होने देने, और मस्तिप्क की 
क्रियाशील शक्तियों का भी दु्पयोग या अपव्यय नहीं होने देने से हमारे देश में 
आनुवंशिक वृत्ति विद्यमान है ! इसी कारण प्रगति करती हुई कला यहाँ नित 
नवीच रूप और कल्पना धारण कर विशेष परिश्रम के बिना भी आगे बढ़ी है। अब 
जिस तरह, राजकुमार ने राज-शासन, शस्त्र-संचालन आदि में तियुणता रक्तमत 
संस्कार से पायी है उसी तरह हमारे चावुण ने भी शिल्पकला में निषुणता पायी 
है। मेरे बचपन में पिताजी कहा करते थ कि तुम मुझसे भी अच्छा शिल्पी बनोंगे । 
वही धारणा मुझे अपने लड़के चावुण के बारे में है। जन्म से उसने छेनी-हथोड़े की 
आवाज सुनी है, पत्थर; छेती, हथोड़ा, मूर्ति और चित्र देखे हैं, इसीलिए रूपित 
करने का अवसर मिलते ही उसकी कल्पना सहज ही प्रस्फुटित होती है। परन्तु 
आप अगर इस तरह का प्रयोग करना चाहें तो**।” 

विट्टिदेव ने बीच ही में कहा, “वह असाध्य है, यह कहना चाहते हैं न 
आप ?” 

“यह तो नहीं कहता कि वह असाध्य है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि वह कष्टसाध्य है । कुछ लोगों को शायद असाध्य भी हो सकता है, जैसे कि 
हमारे चाचुण को बहुत करके शस्त्रविद्या असाध्य ही होगी । सारांश यह कि विद्या 
आनुवंशिक है, परम्परा-प्राप्त है और उससे हमें एक आत्म-सन्तोप और तप्ति 
प्राप्त होती है । मेरी ही बातें अधिक हो गयीं । दोनों कचिश्रेप्ठ मौन ही. बैठे है) 
आप उनसे विचार-विमर्श कर सकते हैं कि मेरा कथन ठीक है या नहीं । 

“सुखी समाज की रचना के लिए और कम परिश्रम से विद्या सीखने के लिए 
हमारी यह वंश-पारम्पर्य पद्धति बहुत ही अच्छी है, इसीलिए द्वेप-रहित भावना से 
सभी एक-दूसरे के पूरक होकर पनप रहे हैं। परन्तु सबके अपवाद भी होते ही हैं। 

सुनते हैं कि सुन्दर और श्रेष्ठ काव्यरचना में सर्वश्रेष्ठ स्थान पानेवाले महाकवि पम्प 


374 / पहमहादेवो शान्तला 


पे 


के हाथ भयंकर तलवार के जोहर भी दिखाते थे ।” कवि नागचन्द ने कहा । 

“हमारी यह अम्माजी भी नृत्य और शस्त्र-विद्याओं में एक साथ निपुण बन 
सकती है । शायद इस तरह के अपवादों का कारण भी पूर्व-संचित संस्कार हो 
सकता है ।” 

“हमारे राजकुमार ऐसे ही अपवाद के एक उदाहरण बन सकते हैं। उनके 
“्यूह-रचना के चित्र देखने पर ऐमा लगता है कि युद्ध-क्षेत्र ही सामने प्रत्यक्ष दिख 
रहा है।” सिगिमय्या ने कहा । 

अब बातो का रुख प्रशसा की ओर बढता देख विट्विदेव और शान्तला को कुछ 
संकोच होने लगा । विट्टिदेव ने तो पूछ ही लिया, “इस तरह बड़ो और छोटों को 
एक! ही तराजू पर तौलना कहाँ तक उचित है ?” 

“प्रशप्ता से फूलकर खुश होनेवालो की प्रगति होती यह कहनेवाले गुर ही 
प्रणसा करने लगें तो बह वास्तविक रीति का अपवाद होगा ।” शास्तला ने 
कहा । 

बात का रुख बदलने के रुपाल से विट्टिदेव ने पूछा, “दामोजाचार्य जी, शिल्पी 
बतना मेरे लिए अमाध्य कार्य है, मानता हूं, परन्तु शिल्पशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान पाना 
'तो मुझे साध्य हो सकता है। इसीलिए इस शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रत्थ कौन- 
कौन हैं, यह वताने की कृपा करें, कोई हर्ज न हो तो ।” 

"कोई हर्ज नही ! गयाचार्यजी इन सब वातों को अधिकृत रूप से बता सकते 
है।” दासोज ने कहा । 

"इन कवि-द्वय से हमारे ज्ञाना्जन में विशेष सहायता मिली है, तुलनात्मक 
विचार करने की शक्ति भी हममे आयी है । उसी तरह से आप दोनो हमे विद्यादान 
करके शिल्पशास्त्र का ज्ञान कराएँ तो हमारी वडी मदद होगी।” विट्विदेव ने 
“विनीत भाव से निवेदन किया । 

“जो आज्ञा । वलिपुर शिल्प का आकर है। यहाँ के मन्दिर, वस्ति, विहार 
आदि का क्रमबद्ध रीति से प्रत्यक्ष अनुशीलन करते हुए वे अपनी जानकारी के अनु- 
सार समझाएँगे । इससे हमारा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा । जो कुछ 
मैंने मीखा जाना उसका पुनरावर्तेन होगा ।” दासोज ने कहा । 

बात बातो में ही खतम नहीं हुई, उसने कार्यरूप धारण किया । फलस्वरूप 
'दूमरे दिन में ही प्रातःकाल के दूसरे पहर से देव-मन्दिरों के दर्शव का कार्यक्रम 
“निश्चित हुआ । दोनो शिल्पी, तीनो विद्यार्थी, दोनों कवि, रेविमब्या और चाबुण 
पंचलिगेश्वर मन्दिर गये । अन्दर प्रवेश कर ही रहे थे कि कवि नागचन्द्र ने कहा, 

+लगता है, यह मन्दिर अभी हाल में वनकर स्थापित हुआ है।” 

“इसकी स्थापना को साठ वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी माफ-सुथरा रखा जाने 
और अभी हाल मे बादिस्द्रगण लकुलीश्वर पण्डितजी द्वारा खुद जीर्णोद्धार कराने 


पट्टमहादेवी शान्तला / 375 


, से यह नवस्थापित लग रहा है।” वोकिमय्या की ओर देखते हुएं दासोज ने कहा 
और उनसे पूछा, “कविजी, आपको कुछ स्मरण है, इस मन्दिर में देवता की 
प्रतिप्ठा कंब हुई 7” । लि 

वोकिमय्या ने कहा, “युवनाम संवत्सर में संक्रान्ति के दिन, इतना स्मरण 

हु ! 

चावुण ने फोरन कहा, “शालिवाहन शक नो सी सत्तावन के युव संवत्सर मे 
पूस सुदी पूणिमा को इतवार के दिन यहाँ उमा-महेश्वर की प्रतिप्ठा हुई । 

“पृशल्पीजी, आपके लड़के की स्मरण-शक्ति बहुत अच्छी है ।” कहते हुए कवि 
नागचन्द्र ने चावुण की पीठ थपथपाकर कहा, “अपने वंश की कीति बढ़ाओ, 

बैठा ।7 
“उसके दादा ने जिन मन्दिरों का निर्माण किया है, उन सबकी पूरी जान- 
कारी उसे है। सदा वह उसी ध्यान में मगन रहता है। चलिए ।” उन्होंने मन्दिर 
की परिक्रमा में प्रवेश किया। उत्तके पीछे सब और सबके पीछे चाबुण चल . 
रहा था। शायद उसे संकोच हो रहा था जिसे विट्विदेव ने भाँपकर अपने गुरु के 
कान में कुछ कहा । : 

कवि नागचन्द्र र्के और बोले, “चावुण साथ-साथ चलो, यों संकोचवश पीछे. 
मत रहो ।* टठोली परिक्रमा कर गर्भगृह की ओर घुखनासी के पास खड़ी हुई । 
अर्चना हुई । सव मुखमण्डप में बैठे । रेविभय्या सामने के स्तम्भ से सटकर खड़ा 
हो गया । 

कवि नागचन्द्र ने अपनी वगल में बैठे चावुण से पूछा, “यह स्परिवार उसा- 
महेश्वर की मूर्ति गढ़नेवाले शिल्पी कौन थे ?” 

“हमारे पिताजी बताते हैँ कि गढ़नेवाले मेरे दादा हैं ।” चावण ने कहा । 

विट्टिदेव ने कहा, “मैं समझता था कि यहाँ लिंग की प्रतिप्ठा की गयी है।” 

“वह है न । नीलकण्ठेश्वर मस्दिर में केवल लिग ही है जो हरे पत्थर का वना 

। शायद हमारे देश में यही एक हरे पत्यर का बना लिगर है। ऐसा अन्यत्र कहीं 
नहीं, केवल यहीं है, ऐसा लगता है ।” दासोज ने बताया । 

“तब तो यह आश्चर्य भी है, और खास विशेषता भी है । क्योंकि जहाँ तक में 
जानता हूं समूचे भारतवर्प में लिग काले पत्थर या संगमरमर से या स्फुटिक शिला 
से ही बने हैं।” कवि नागचन्द्र ने कहा 

“हमारा वलिपुर अन्य वातों में भी अपनी ही विशेषता रखता है! यहाँ हरे 
पत्थर का शिवलिग तो है ही, यहाँ गण्ड-भेरुण्ड का वेह-मानव भी है| इसके अलावा 

उमा-महेश्वर में भी एक वैशिप्ट्य है ।” दासोज ने कहा | 

“क्या वेशिप्ट्य है ?” नागचन्द् ने पूछा । 

“राजकुमार को कोई विश्ेपता दिखायी दी ?” दासोज ने पूछा । 


376 / पट्महादेवी शान्तला 


“हूँ, कुछ विशेषता तो अवश्य है । आपसे सावधानी से पूछकर जानना चाहवा 
था, ययावकाश । बैठे हुए महेश्व॒र की यह मूति राज-ललित्ययुक्त है । उनकी बायी 
जंघा पर उमा आसीत है। इतना ही नही, यहाँ महेश्वर का सारा परिवार दिखाया 
गया अपने-अपने वाहन समेत विनायक और कुमार स्कन्‍्द है, वाहत नन्‍दी मित्र, 
कुबेर आदि भी विरूपित हैं। शिवजी के, मानव-जैस एक ही मिर और दो ही 
हाथ है, यह सव तो ठीक है परन्तु महेश्वर की गोद मे उनकी अर्धागिनी देवी उम्रा 
की विशाने के दाद भी उन्हे शिल्पी ने सम्पूर्ण पुरण की तरह नहीं वनाया, इसका 
कारण समझ मे नहीं आ रहा है । लगता है कि बह स्त्री-पुरुप के संयोग का प्रतीक 
है, शायद शिल्पी की ही कल्पना की यह विशेषता रही होगी ।” विद्विदेव ने स्पष्ठ 
किया। 

“राजकुमार ने यह शिल्प जैसा समझा है वह सही है, परन्तु इसे स्त्री-पुरुष 
का संयोग समझने का कारण भी तो मालूम होना चाहिए, वता सगे ?” दासोज 
में प्रश्न किया। 

“इसके एक-दो कारण समझ मे आते हैं। महेश्वर के दाये काम का कुण्डल 
पुरुषों का-सा है और वारयें का स्त्रियों कान्सा | अभय सुद्रा से युक्त रुद्राश माला 
लिये दायाँ हाथ वलिष्ठ है जो पौरुष का प्रतीक है । परन्तु अर्धागिनी की पीठ को 
सहारा देकर उसकी कमर को आवृत कर उनका वायौं हाथ कोमल स्पर्श के लिए 
अवश्यक कोमलत से युक्त है । मेरा समझना सही है या नही, में कह नहीं सकता । 
कोई और विशेषता हो जो मेरी समझ में नहीं आयी हो तो प्मझाने की कृपा 

/! विट्टिदेव ने नम्रत्ता से उत्तर भी दिया । बोकिंमय्या ओर शास्तला को राज- 
कुमार की शिल्प-कता की मुझ-बूझ बहुत पसन्द आयी । 

“राजकुमार की कला-परिशीलत को सूक्ष्म दृष्टि बहुत प्रधसनीय है । महेश्वर 
की गोद में उमा के दिखाये जाने पर आमतोर पर किसी का भी ध्यान महेश्वर के 
अर्डदनारीत्व की भोर नहीं जाता जबकि यहाँ वह विशेषता है। यह विग्रह गढ़ेते 
समय कितनी कल्पना और परिश्रम से काम लिया गया है, इस बारे में मेरे पिताजी 
कहा करते थे कि इसका वाभ भाग तैयार करने के बाद ही महेश्वर का दायाँ भाग 
पुरप रूप में गड्मा गया । दोनों आधे-आधे भाग कोमलता और पोझुष के भिन्‍न- 
भिन्‍म प्रतीक होने पर भी समूचे विग्रह की एकरूपता में अवरोधक ने बनें इस बात 
का इतना सफल निर्वाह करता कोई आसान काम नही था ।” दासोज ने कहा । 

>हेसा क्‍यों किया ? पहले महेश्वर की मृतति को गढ लेते और वाद में उमा का 
आकार गड्ट सेते तो ?” नागचन्द्र ने पूछा। 

“हाँ, जुसा आपने कहा, वसा भी किया जा सकता था अगर यह मूर्ति दो 
अलग-अलग पत्थरी से गद्दी गयी होती । काव्य में पद्च या वाक्य या शब्द बदले 
जा सकते है, शिल्प मे अदला-बदली सम्भव नही 7 दासोज का उत्तर था) 


पट्टमहादेवी शान्तला / 377 


"तो क्या आपकी यह धारणा है कि काव्य-रचना शिल्प-कला की अपेक्षा 
आसान है? नागचन्द्र ने पूछा । 

शत, न, कृति निर्माण में आपको जो सहलियतें और स्वातन्त्य है चह हमें नहीं 
है । एक शब्द भी ठीक नहीं जँचा तो उसे काटकर दूसरा लिख दिया। मगर हमारे 
काम में ऐसा नहीं, कोई एक अंश वियड्धा तो सभी बिगड़ा, फिर तो शुरू से दूसरी 
ही मृति बनानी होगी ।” शुक्नीति से उक्त प्रतिमा लक्षण का हवाला देकर विस्तार 
के साथ समझाया दासोज ने । 

शान्तला और उदयादित्य मौन रहे ! समय का पता ही न चला। भोजन का 
वक्‍त आने पर सव वहाँ से गये । रेविमय्या ने सवसे पीछे, गर्भगृह की ओर मुँह 
करके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना की, है भगवन्‌, आपकी कृपा से इन 
दोनों बच्चों का जीवन तुम्हारी ही तरह इन्द्व-रहित हो । 

रोज का कार्यक्रम यथावत्‌ चलने लगा । चावुण विट्विदेव से एक साल बड़ा था। ' 
वंशानुगत ज्ञानार्ज॑न की प्रवृत्ति उसमें प्रवल थी किन्तु उसके पिता ने जो सिखाया 
था उसके अलावा अन्य विपय सीखने की उसे सहूलियतें हीं मिली थीं । संयोग से 
अब अन्य बालकों के साथ उसे भी साहित्य, इतिहास, व्याकरण आदि की शिक्षा 
प्राप्त करने की सहूलियत प्राप्त हुई । इसके फलस्वरूप उसके अन्तर्निहित संस्कार 
को एक नया चैतन्य प्राप्त हुआ । बहुत बड़े लोगों के सम्पर्क के फलस्वरूप संयम 
भी उसमें आया। विद्विदेव से कुछ घनिष्ठता हुई, जिससे धीरे-धीरे उनका शस्त्रा- 
भ्यास भी देखने का अवसर उसे मिला । अधिक समय तक अभ्यास न कर सकते- 
वाले उदयादित्य के साथ वैठकर उन लोगों के अभ्यास को देखना उसका दैनिक 
कार्यक्रम बन गया। उसने शस्त्राभ्यास की इच्छा भी व्यक्त की परन्तु वह मानी 
नहीं गयी क्योंकि कोमल कला का निर्माण करनेवाली वे कोमल हस्तांगुलियाँ 
शस्त्राभ्यास के कारण कर्कशता पाकर कोमल-कला के लिए अनुपयुक्त हो जायेंगी 

यह समझाकर उसके पिता दासोज ने ही मनन कर दिया था। फिर भी वह 

शस्व्राभ्यास के ठौर पर आया करता और वहीं से शस्व्रास्त्र-प्रयोग की विविध 
भंगियों के चित्र बनाने लग जाता । 

उदयादित्य ने इन चित्रों से उत्साहित होकर चावण से शिल्प-कला, मन्दिर- 
निर्माण आदि में बहुत से विपयों का परिचय पाया। वह इस तरह से जो सीखता 
उसपर तनहाई में बंठकर शान्तला से विचार-विनिमय कर लेता । इस पर चाबुण- 
'उदयादित्य और उदयादित्य-शान्तला में अलग ही तरह का मेल-जोल बढ़ा । 


378 / पट्टमहादेवी शान्तला 


उस दिन हेग्गडेजी के घर एक छोटी गोप्ठी का आयोजन था। बाहर कोई घूम- 
धाम न थी, घर के बहाते के अन्दर उत्साहपूर्ण कार्यकेलाप चलते रहे। स्वयं युव- 
“रानोजी और राजकुमार भी वहाँ आये, इससे मालूम पडता था कि हेग्गढ़े के घर 
में कोई विशेष कार्यक्रम होगा। वह शान्तला का जन्मदिन था| जब राजकुमार 
का जन्मदिन ही धूमधाम से नहीं मनाया गया तो अपनी बेटी का जन्मदिन हेग्गढ़े 
जी धूम-धाम से कंसे मनाते ? 

प्रात काल मगल-स्नाने, उपाहार आदि के बाद भोजन के समय तक किसी 
को कोई काम न था। जहाँ-तहाँ छोटी गोप्ठियाँ बैठी थी । शान्तला, युवरानीजी 
और हेग्गडतीजी की । मिगिमय्या, रावत और मायण की । बोकिमय्या और नाग- 
चन्द्र की । शिल्पी दासोज और चावुण नही थे। गंगाचारी अकेला क्या करे, इस- 
लिए वह दोनो कवियों की गोप्ठी मे ही आ बैठा । 

दोनो राजकुमार एक जगह वैठे-वैठे ऊब गये । विद्टविदेव ने रेविमय्या को बुला- 
कर उमक़े कान में कुछ कहा । वह चुपचाप वहाँ से खिसक गया । थोडी ही देर में 
बूतुम आया और विद्विदेव के कात मे उसने कुछ कहा । विट्टिदेव ने कहा, “ठीक” 
और बूतुग वहाँ से चला गया । 

थोडी देर बाद घिट्रिदिव और उदयादित्य घर के अहाते में आये और बही 
प्रतीक्षा में खड़े बूतुग के साथ पिछवाड़े की अश्वशाला से होते हुए फुलवाडी में 
गये । 

चारों ओर के सुगन्धित पत्र-पुप्पो को सुरभि से वह स्थान बडा मनोहर था। 
रेविमय्या वहाँ चमेली की लताओं के मण्डप के पास उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 
बिट्विदिव और उदयादित्य वही जा पहुँचे । बूतुग वहाँ मे लौटकर घर के अन्दर 
चला गया। 

लता-मण्डप के अन्दर वाँस के सुन्दर झुरमुद की चारो ओर चौकोर हरा-हरा 
कोमल घास का गलीचा था । रेविमय्या ने वहाँ बैठने को कहा तो विट्टिदेव ने पूछा, 
“यहाँ बया काम है रेविमस्या ?” 

"यहाँ रोशनी और हवा अच्छी है। और'**” रेयिमय्या कह ही रहा था कि 
वहाँ कही से स्त्रियों के खाँसने की आवाज सुनायी पडी। वात वहीं रोककर 
रेविमय्या छलांग मारकर वाँसों के झुरमुट के पीछे छिप गया। उदयादित्य भी 
उसके साथ छिप गया । दासब्वे के साय शान्तला आयी थी। 

“रेविमय्या भी क्या जल्दी करता है? इधर ऐसा क्या काम है? माँ को 
अचानक किसी से काम से जाना पड जाये तो युवरानीजी अक्रेली रह जायेंगी। 
मुझे जल्दी जाना चाहिए ।” यह शान्तला की आवाज थी। 

“छोटे अप्पाजी का जी ऊब रहा था। इसलिए बुलाया है आपको ।” 

“कहाँ है वे ?” 


पट्टमहादेवी झ्ान्तला / 379 


बिद्विदेव ने पूछा, “रेविमव्या कहाँ है 
. “घर की ओर गया है, अभी आता ही होगा ।” दासब्ते ने कहा, और फूल 
गंवना शुरू किया। झान्तला ने उसका साथ दिया ४७ 

इस तरह फलों को रेशे से गंयना बिट्रिदेव और उदयादित्य ने पहली ही वार 
देखा था। फल गंयने में दासव्वे से तेज शास्तला की उँगलियाँ चल रही थीं जिससे 
यह काम बहुत आसान हो गया । विड्रिदेव ने भी साथ देना शुरू किया लेकिन उससे 
तो गांठ लगी, न ही फल गूव पाये वल्कि वे नीचे जा मिरे। 

यह देखकर णान्तला बोली, “कहाँ ततवार पकड़नेवाले ये हाथ और कहाँ ये 
सकोमल फूल 

“फूल की कोमलता ज्यों-की-त्यों वनाये रखनेवाले ये तुम्हारे हाय तलवार भी 
पकड़ सकते हैं तो मेरे हाथ फल नहीं गंथ सकेंगे ? 

“बह कोई ब्रह्म-विद्या नहीं । सीखने पर ही यह कर सकोगे, परन्तु राजकुमार 
को यह सीखने की जरूरत ही क्या जबकि राजमहल में गजरा बनानेवालों के झुण्ड- 
के-म्रुण्ड इसी काम के लिए तैनात हैं।” शान्तला ने कहा । 

“तो भी सीखना तो चाहिए ही, सिखा देंगी ?” 

“हाँ, हाँ । उसमें क्या रखा है, अभी सिखा दूंगी। परन्तु सीखने के लिए राज- 
कुमार को यहाँ मेरे बगल में बैठना होगा।” विट्टिंदेव तुरत्त उठा और उसकी 
बावीं ओर बैठ गया । 

अपने हाथ का गजरा एक तरफ रखकर, उनके हाथ में केले का एक रेशा 
देकर तथा दूसरा अपने हाथ में लेकर वह समझाने लगी, “देखिए, यह रेशा वाएँ 

हाथ में यो पकड़िए और दाएं हाथ की तर्जेती और मध्यम उँगली से डोरे को ऐसा 
घुमाव दीजिए ।” विड्विदेव बैसा करने लगा तो वह फिर बोली, “न, इतनी दूर 
नये घुमाव नहीं, यह दोरा फूल के बिल्कुल पास होता चाहिए ।” 

उसके हाथ की तरफ देखते हुए भी विट्टिदेव ने फिर चैसा ही किया | लेकिन 
शान्तला ने फिर टोका, “बाएं हाथ के फूल रेशे के घुमाव के अन्दर धीरे से गुँधकर 
दाएँ हाथ की डोरी धीरे से थोड़ी कसना चाहिए। इससे फल डोरे में बंध भी 
जाएँगे और मसलने भी नहीं पाएंगे ।/ 

विद्विदेम ने डोर कसते वक्‍त फूल कहीं गिर न जाये--इस डर से उसे वाएँ 
क्षंगृद में दवाकर पकड़ा ही था कि तभी उसका कोमल डंठल टूट गया । फल नीचे 
गिर गया तो, अपने हाथ का टोरा नीचे रख णान्तला “यों नहीं, यों कहती हुई 
विद्विदेय के हाथों को अपने हाथों से पकड़कर गुंधवाने लगी । तब उसे कुछ ज्यादा 
संदयार बैठना पडा । जिससे दोनों को कुछ आह्लादकर ज्रादकर जानन्द हुआ । लगा कि 
गिठ्टीयेस रहे और शायों में । लेकिन जंसे ही झान्तला को दासब्वे की 
उपरियिति का अहसास हा तो बह तुरन्त उसका हाथ छोड़कर कुछ सरककर 


५ 2: 


नम 


382 / पट्टमहादेयो दान्तला 


बोली, “भव गुंथिए, देखूँ ज़रा !” 

“एक-दो वार और हाथ पकंडकर गुँयवा दो न!” दिद्विदेव ते कहा, जैसे 
उसे वहाँ शाम्तला के सिवाय दूसरे कोई दिख हो नही रहे ये । 

“हाँ, अम्शजी, राजकुमारजी का कहना ठीक है।” दासव्वे के सुझाव से 
विट्टिदेव को कुछ सकोच-सा हुआ। लेकिन शान्तला का सकोच कुछ-कुछ जाता 
रहा। वह उसके पास सरक आयी और चार-यांच फूल गुँधवाकर बोली, "अब 
आप कोशिश स्वय करें 7 

विट्टिदेव ने कोशिश की । फूल मसलने नहीं पाये, टूटकर गिरे भी नहीं । हो, 
डोरे मे उल्टे-सीघे बंध गये । 

उत्तकी ओर संकेत करती हुई शान्तला बोली-- 

"ऐसे ही करने जाइए । अभ्यास से यह वतते लगेगा।” 

“उदय तुम सीखोगे ?” विद्विदेव ने पूछा 

/तहीं भैया," उद्दयादित्य ने कहा । थोड़ी देर फिर मौन । फूल यूंथे जा रहे ये, 
गजरे वन रहे थे । अचानक उदयादित्य ही घोल उठा, “मैया, आज शान्तला का 
जन्मदिन है | जो गजरा तुम वां रहे हो उसे आज वही भेंट करो तो कितना 
अच्छा हीगा !" 

“क्या भेंट कर रहे हो ?” सिग्रिमय्या की आवाज़ पर सवकी दृष्टि गयी। 
विट्विदेव ने अधवना गजरा वही रखकर उठते की कोशिश की । 

“राजकुमार, आप बैठिए, आओ मायण । घर में बच्चो को म पाकर बहन 
ने देख आते को मुझसे कहा तो इधर चले आये । सब यहां है तो हमे चलना 
चाहिए ।” 

“बैड्िए, माँ ने बुजाया है क्या, कामाजी ।! 

“नहीं, थों हो दर्याफत किया था ।” और बैठते हुए कहने लगे, “अपना गजरे 
बनते का काम चलाये रखिए ।" 

मायण भी बैठ गया । शान्तला ओर दासब्जे ने अरती बात आगे बढायी ।.! 

“यह क्या, घर छोटकर सव यहाँ आकर बैठे है ।” सिंग्रिमय्या ने सवाल 
किया । 

“यीं ही वैठे-बैठे ऊब गये थे तो इधर चले आये । अब फूल चुनकर गजरे बना 
रहे है।” विद्विदेव ने उत्तर दिया और दासब्बे से पूछा, “रेविभय्या कहाँ गया, अभी 
तक नहीं आया !” 

“उसे युवरावीजी ने किसी गाँव में काम पर भेजा है,” उत्तर दिया सिंग्रिन 
मय्या ने! इतने मे उदयादित्य उठा, “मैं घर जाऊँगा !” 

शान्वता ने कहा, “दासब्वे, जाओ, उत्हें घर तक पहुँचा आओ ।” वे दोनों 
चले गये | मायण मौन बैठा था। सिंगिमय्या ने उसे छेड़ा, “क्यों मायण, आज यूँगे 


पट्टमहादेवी शान्तता | 37? 


की तरह बैठे हो ? वोलते नहीं ? कुछ कहो । तुम्हारा पुराना अनुभव ही सुन लें । 


मन तो बहलेगा ।* 
“हम क्या सुनायेंगे। किस्सा तो मारने-काटनेवाले सुना सकेंगे। ' मैं कवि 

होता तो जवश्य बड़े दिलचस्प डंगसे सही-झूठ सव नमक-मिर्चे लगाकर किस्सा 

“गढ़ता और सुताता ।” मायण ने कहा । | 

“अब जब यहाँ कवि कोई नहीं तो, तुम ही कुछ कहो ।” सिगिसय्या ने आग्रह 

“किया । हो ह॒ 
यायण ने सिर खुजाते हुए कहा, “कुछ सूझता नहीं ॥” 

शान्तला बोली, “आप ही कहिए, मामाजी 

"राजकुमार ही कुछ कहें तो" **” कहकर सिंगिमय्या ने विद्विदिव की ओर 
देखा । ह 

“किस्ता-कहानी हम वालक आपस में कहें--यह तो ठीक है, मगर बड़ों के 

“समक्ष यह सब ठीक लगेगा ?” विद्विदेव ने मानो शान्तला की तरफ से भी यह 
ग्बात्त की । 

कुछ क्षणों के लिए फिर मौच छा गया। कुछ देर वाद विट्टिदेव ने ही पूछा, 
“इस गाँव के पश्चिम में एक मानवाकार गण्ड-भेरुण्ड की स्थापना की गयी है, 
“इसके पीछे कोई आशय है ?” 

“बिना आशय किसी की स्थापना नहीं की जाती । कोई-त-कीई आशय अवश्य 

होगा (” वीच में ही मायण बोल उठा । 

“क्यों राबतजी, इस बारे में आपको भी कुछ जानकारी है ?” विह्विदेव ने 

-मायण से पूछा । 

“मुझे अधिक तो मालूम नहीं, राजकुमारजी | परन्तु इसे जब कभी देखता 

हूँ, मेरे मन में यह भावना जागती है कि दुरंगी चाल चलनेवाले पर कभी चिश्वास 
“मत रखो ।” मायण ने कहा | 

“दुरंगी चाल के क्या माने ? घोड़े की चालें कई तरह को होती हैं। तुरकी 
चाल, सरपट आादि-आदि | यही न आपका मतलब ?” बिट्विदेव ने पुछा 

“घोड़ा मनुष्य नहीं राजकुमारजी । रावत होने से मुझे घोड़े की सव चालें 
मालूम हैं। मैंने तो मानव के बारे में कहा है । वाहर कुछ और भीतर कुछ | मुँह 
में राम-राम, वगल में छुरी | इस तरह की रीति, यही दुरंगी चाल है ।” 

“यह गण्ड-भेरुण्ड खड़ा करनेवाले चामुण्डराय की विद्दावली में गण्ड-भेरुण्ड 
एक विरुद था, सुनते हैं । पीछे-पीछे क्या होता है या हो रहा है उसे वे प्रत्यक्ष देख- 
कर सावधानी वरतते थे। गण्ड-मेरुण्ड की आँखें गिद्ध की-सी होती हैं, सुनते हैं । 
इसोलिए यह आगे और पीछे स्पप्ट दिखायी देने का प्रतीक है। ऐसा नहीं हो 
सकता क्‍या ?” शान्तला ने अपना मत व्यक्त किया । 


--384 [पहुमहादेवी इ्न्तला 


“यह भी हो सकता है। पर मुझे जो लगा सो मैंने बताया ।” मायण बोला ।7 
“अ्रवणवेलगोल मे बाहुबली मूर्ति गढ़वानेवाले यही चामुण्डराय हैं न?” 
“विट्टिदेव ने पूछा हु 

“नही, वे अलग हैं और ये अलग हैं। वे गंगराजा के आश्ित थे और ये चातुक्य 

"राजा के आश्रय में रहे आये। वनवासी में राज-प्रतिनिधि थे। इनकी दृष्टि जितनी 

“निर्मल थी, मन भी उतना हो विशाल । सहिष्णुता के तो वे सजीव मूर्ति थे। उनके 

सामने का मन्दिर शिवजी का है, मालूम है न ? इस चामुण्डराय का 'जगदेकमल्ल' 
विरद था। इतना ही नही, बलिपुर के अपने प्रतिनिधि नागवर्म के द्वारा यहाँ 
जैन, बौद, शव, वैष्णव इन चारो मत-मम्प्रदायों के अनुयाय्रियों के निवास के 
लिए गृह-निर्माण करानेवाले महानुभाव यही थे । उनका वह महान्‌ आदर्श सावे- 
कालिक है। मेरे गुरुवर्य ने यही बताया है। उनकी समन्वय दृष्टि, सहानुभूतियुक्त 
विचार-विनिमय की रीति और मत-महिष्णुता के बल पर ब्यक्ति-स्वातन्त्य--ये 
सब सुखी जीवन के लिए उत्तम मार्ग हैं। गरुरुवर्य ने यह वात बहुत स्पष्ट रूप से 
ममझायी है ।” शान्तला के हाथ मे गजरा त्तव तक वैसा ही रुका रहा। 

“परन्तु राचतजी की दृष्टि मे इस दुरंगी चाल चलनेवालों के सम्बन्ध में अगर 
होशियार रहने का सकेत है तो उसका कोई कारण भी होना चाहिए न?” विट्टिदेव 
ने छेडा ! 

“'राजकुमारजी का कहना ढीक ही लगता है। उम्र दिन राजकुमार के जन्म- 
दिन के अवमर पर सवकी वातो से इस माथण की वारतें निराली ही रही ।” सिंगि- 
मय्या ने कहा । 

"हाँ, हाँ, तभी तो उस दिन कविजी ने कहा था कि उसपर वे सुन्दर काव्य 
लिखेंगे।” विद्विदेव ने सुर-से-सुर मिलाया । 

“आनन्द-मगल के समय उस कडवी वात की याद नहीं करनी चाहिए ।” 
मायण हाथ से आया लेकिन सिग्रिमय्या को भी वह ठीक जेचा, “बच्छा, यह वात 
ओर कभी कह लेना । आज कुछ ओर कहो !” 

"घारानगरी पर विजय के बाद वहाँ आग लगाते वक्‍त हमारे प्रभु ने जो 
बुद्धिमानी दिखायी थी, उसका किस्सा सुताऊं ?” मायण ने पूछा। 

“बह किस्मा सबको मालूम है ।” सिंगिमय्या वोले | 

“मैं जो किस्सा बता रहा हूँ वह सबको मालूम नहीं। वह किस्मा अलग ही 
है । किस्सा युद्ध-रय का नही । वह घटना शिविर में घटी थी। उम रात प्रभु के 
अंगरक्षक दल का उत्तरदायित्व मुझ पर था। कुछ और चार-पाँच लोग मेरे 
आज्ञानुवर्ती ये । आधी रात का समय था । प्रभु के शिविर के मुख्य द्वार पर मैं 
था । पूर्णिमा की रात थी वह । दभघ-सी चांदनी विछी थी । तभी एक योद्धा वहाँ 
आया। किसी तरह के भय के बिना बह सीधा मेरे पास आकर खडा हो गया । 


पट्टमहादेवी शान्तला / 385 


उसे देखते ही मुझे मालूम हो गया कि दैरी के दल का है। मैंने म्यान से तलवार 
निकाली | मुँह पर उँगली दवाकर वह भेरे कान में फुसफुसाया, "मैं महाराज भोज-- 
राज के ठिकाने का पता लगाकर आया हूँ। मैं तुम्हारी ही सेना का आदमी हूँ। 
लेकिन इस समाचार को पाने के लिए प्रभु से आज्ञप्त होकर शत्रुओं की पोशाक में 
आना पड़ा है । 

मैंने कहा, रात के वक्‍त किसी को अन्दर न आने देने की कड़ी आज्ञा है, तो' 
वह बोला, 'परमार भोज को पकड़ना हो तो इसी रात को पकड़ता साध्य है । 
कल.सुबह के पहले वह अन्यत्र चला जाएंगा। मैं प्रभु का गुप्तचर हूँ । अब तुम 
मुझे अन्दर न जाने दोगे तो राजद्रोह का दण्ड भोगना होगा । इसलिए मुझे अन्दरः 
जाने दो, यही दोनों के लिए अच्छा है। प्रभु के लिए भी यह हित में होगा ।' 

'प्रभु सो रहे हैं, उन्हें जगाया कैसे जाए ?' मैंने धीरे से पूछा 

'वे वास्तव में मेरी प्रतीक्षा में हैं, सोये नहीं होंगे / उसने धीरे से उत्तर 
दिया । . 

अगर यह वात निश्चित होती तो वे मुझसे नहीं कहते १” मैंने फिर प्रश्न 
किया । 

'उन्होंने सोचा होगा, कह दिया है। उसके इस उत्तर पर मेरा मन बहुत 
असमंजस में पड़ गया । अन्दर जाने देता भी मुश्किल, न जाने देना भी मुश्किल ! 
मैंने एक निश्चय किया। प्रभु की रक्षा करना मेरे लिए प्रधान है इसीलिए इस 
नवागन्तुक के पीछे, उसे बिना पता लगाये जाकर अन्दर के परदे के पास तलवार: 
निकालकर तैयार .रहूँगा । इसके पास तो कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं है । खाली हाथ 
आया है। परमार भोज और काश्मीर के हर्ष--दोनों के छिपकर रहने से प्रभु 
परेशान थे । अगर आज ही रात को भोज बन्दी बना लिया गया तो***? यह सबः 
सोचकर मैंने कहा, “तुम यहीं रहो, प्रभु जागते होंगे तो तुम्हें अन्दर चला जाने 
दूँगा । परन्तु दूसरे ही क्षण, ऐसा लगा कि एक अपरिचित को अकेले अन्दर जाने 
देना ठीक नहीं। इसलिए मैंने फिर कहा, “नहीं, तुम मेरे ही साथ आओ, प्रभु 


जाग रहे होंगे तो तुम अन्दर चले जाना, मैं बाहर ही रहूँगा। यदि सो रहे होंगे तो. 
दोनों लौट आयेंगे |” | 


(तुम वड़े शक्की मालूम पड़ते हो ।” वह फुसफुसाया तो मैं वोला, 'यह स्थान 
ही ऐसा है। प्रभु हम पर पूर्ण विश्वास रखकर निश्चित्त हैं। ऐसे वक्‍त पर हमारी 
गैरसमझी के कारण कुछ अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ?' 
इसलिए हम तो हर वात को तब तक सन्देह की ही दृष्टि से देखते हैं जब तक हमें: 
विश्वास न हो जाए ।' 


“इतना सन्देह करनेवाले खुद धोखा खायेंगे।! कहकर उसने मुझे डरना: 
चाहा। | 


386 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“अब ठक तो ऐसा नहीं हुआ है,' कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा ओर नकेल- 
लगे पशु की तरह उसे अन्दर ले आया । फिर हम द्वार के परदे के पास गये । उसमें 
एक छोटानसा छेद था। उमसे रोशनी पड रही थी। मैंने झाँककर देखा। प्रभु 
पलंग पर बैठे थे । इस नवागन्तुक को बात में कुछ सचाई मालूम पड़ी। मैंठे कहा, 
“ठोक है, तुम अन्दर जाओ, मगर जल्दों लौटना । इस पर बह पूछने लगा, 'किस 
तरफ से जाना है ?” इस पर मुझे फिर शंका हुई । लगा कि मैं ही पहले अन्दर 
जाऊं कौर प्रमु की अनुमति लेकर तव इसे अन्दर भेजूं---यही अच्छा होगा। वह 
आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने उसे वही रोक दिया और घण्टी बजायो तो अन्दर से 
प्रभु ने पूछा, कौन है ?” 

“मैं हू मायण, एक व्यक्ति स्वयं को हमारा गुप्तचर वताता है और कहता है 
कि परमार भोज का पता लगाकर आया है, क्या सल्लिघान के पास उत्ते भेजूं ?" 
मैंने पूछा । 

“भेजो । 

आज्ञा हुई तो फौरन लौटा। भाग्य से वह वही खड़ा यथा । मैंने उससे कहा, 
“जाओ, धण्टी है, उसे वजाना और बुलाने पर ही अन्दर जाना ॥/ इतना सब होने 
के बाद मेरे मन में फिर भी सन्देह बना रहा। इसलिए उस छेद से देखने को 
इच्छा हुई। परन्तु वहाँ शिविर के मुख्य-द्वार की रक्षा की याद आयी, जहाँ पहरे 
पर कोई और नहीं था। तो बाहर दौड़ पढ़ा। साथ के दूसरे ध्यक्ति को बुलाकर 
वहां पहरे पर खड़ा किवा। फिर मैं अन्दर आया ओर छेद से देखने लगा। मैं 
अपनी आँखों पर विश्वास न कर सका। मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। 
आँखें मली। फिर समझा, जाग रहा हूँ। फ़िर से एक वार छेद से देखा। मुझे 
लगा, मैंने जिसे अन्दर भेजा था वह पुरुष नहीं, कोई स्त्री है । मुझे मालूम ही नही 
था कि हमारे गुप्तचरों में स्त्रियाँ भी हैं । 

“हाँ, आगे ।! प्रभु के शब्द थे जो पलग पर अटल बेठे थे। उनकी घ्वनि में 
आत्मीयता के भाव न थे । मन्देह और प्रश्न दोनों ही उससे व्यक्त हो रहे थे 

'प्रभुजी, मुझे क्षमा करें। मैं परमार भोज की तरफ़ को हूँ यह सत्य है । झूठ 
बोलकर अन्दर आयी हूँ । परन्तु इसमे घोखा देने का उद्देश्य नही। अनुग्रह की 
भिक्षा माँगने आयी हूँ। एक प्रार्थना है।' स्त्री रूप में उसको आवाज़ मघुर थी, 
और रूप--वह भी अवर्णनीय । पुरुषोचित दाढ़ी-मूंछ आदि सव-कुछ अब नहीं 
थे। में सोच ही नही सका कि उस कराल बनावट के अन्दर इतना सुन्दर रूप 
छिपा रह सकता है ! मुझमे कुतूह॒ल जगा। योंतो मुझे ऐसा झाँककर देखना 
नहीं चाहिए था, लेकिन प्रमु की रक्षा का कार्य मेरा ही था । मुझे शका उत्पन्त 
हो गयी थी। इसलिए ऐसा करना पड़ा। कुतूहलवश द्वी सही, मुझे वहों देखते 
रहने के लिए बाध्य होकर खड़ा रहता पड़ा । 


पट्टमहादेवी घान्तला / 387 


हमारे लोगों की तरफ़ से कुछ.बाधा हुई है क्या. 2. प्रभु के इस प्रश्न पर वह 
बोली, नहीं, लेकिन धारानगर को यदि आग न लगायी गयी होती तो आपका 
च्यवहार आदर्श व्यवहार होता-। फिर प्रभु के कहने पर वह कुछ दूर एक आसन 
पर बैठ गयी तो प्रभु ने पूछा कि वह उनसे क्या चाहती है। लेकिन वह मौन रही ।. 
उसकी चंचल आँखों ने इधर-उधर देखा तो प्रभु ने उसे आश्वस्त किया । यहाँ: 
डरने का कोई कारण नहीं । निःसंकोच कह सकती हो ।' 

आपका वह पहरेदार 

उसकी शंका को वीच में ही काटा प्रभु ने, 'ऐसी दुबुद्धिवाले लोगों को हमारे 
शिविर के पास तक आने का मौक़ा ही नहीं । जो भी कहना चाहती हों, नि:संकोच 
कहो । प्रभु के इन शब्दों से मुझे लगा कि किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वहाँ 
से चले जाने की सोची | परन्तु कुतूहल ने मुझे वहीं डटे रहने को वाध्य कर 
दिया । 

'मैं एक बार देख आऊँ ?' उसने पूछा । 

- शंका हो तो देख आओ ।”: प्रभु का उत्तर था । 

, वह परदे की ओर गयी । मैं उसके आने से पहले ही आड़ में हो गया था। 
वह लौट आयी तो मैं फिर उसी छेद के पास जा खड़ा हुआ। अबकी वह उस 
आसत़ पर नहीं बैठी । सीधी प्रभु के पलंग की ओर गयी | उसका आँचल खिसक 
गया था । उंसकी परवाह न करके वह आगे बढ़ गयी थी। 

शायद प्रभु को उसका यह काम पसन्द नहीं आया था । वे उठ खड़े हुए और 
उसे पहले के ही आसन पर बैठने को कहा तो वह प्रभु के दोनों पैर पकड़कर 
चरणों क़े पास वैठ गयी और बोली, “मुझे आसन , नहीं, आपके पाणिग्रहण का 
भाग्य चाहिए प्रभु ने झुककर पैर छुड़ा लिये: और उसे पीछे की ओर सरकाकर, 
खुद पलंग के पास गये और घण्टी बजायी |, हि | 

। मैंने भी दरवाज़े पर .की घण्टी वजायी ओर अन्दर गया। इतने में वह स्त्री 
कपड़े. सैभालकर जसन पर .वैठ चुकी थी । प्रभु ने दूसरे तम्वू में ले जाने का आदेश 
देते हुए कहा, 'सहारा खोकर तक़लीफ में फेंसी अह स्त्री भेप बदलकर सहारा पाने 
आयी है । इसकी मर्यादा की रक्षा कर गौरव देना हमारा कर्त्त॑व्य है। इसलिए 
सावधान रहना.क़ि क्लोई इसके प्रास न , फटके ).इसे तम्वू छोड़कर कहीं वाहर न, 
जाने दें.” लेकिन वह स्त्री न हिली, डुली । मुझे भी कुछ नहीं सूझा कि क्या करना 
चाहिए। पहले उसे पुरुप़ समझकर हाथ पकड़कर विना संकोच ले गया था, पर 
अब ऐसा करना. उच्चित नहीं लगा। प्रभु की ओर प्रश्मार्थंक दष्टि से देखा तो चे | 
6 बोले, “अब जाल, सुबह आपको चुलाएँगे | तभी सारी बातों पर विचार 
करेंगे।, . , 


वह उठ खड़ी हुई, मगर बढ़ी नहीं, कुछ. सोचती रही ।, फिर प्रभ की और 


388: पह्महादेव्ी ब्ान्तत्ा, 


देखकर कहने लगी, “आप बड़ विचित्र व्यक्ति हैं ! मैं कौन हूँ यह जानने तक का 
कुतूहल नही जगा आप में ? मुझ विजितों का स्वप्न बनकर उनकी इच्छा के अनु- 
सार लेकिन अपनी इच्छा के विस्द्ध परमारों के अन्त-पुर में रहना चाहिए था। 
परन्तु अब अपनी इच्छा" 

किन्तु उसकी वात वीच ही में काटकर प्रभु ने कहा, 'जो भी हो, कल देखेंगे । 
अभी तो आप जाइए ही ।' और मैं उसे दूसरे तम्बू में छोड़ आया | दूसरे दिन 
भोजनोपरान्त उसे प्रभु का दर्शन मिला। प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि उसे चार 
अगरुक्षकों के साय वहाँ पहुँचा आता जहाँ वह जाना चाहे। बाद में वह कहाँ 
गयी और उस दिन प्रभु से उसकी क्‍या वा्तें हुई--यह सब मालूम नहीं पड़ 
सका ।/ 

“मैं भी शिविर में था। मुझे यह मालूम ही नहीं हुआ ।” सिमिमय्या ने 
कहा। 

“यहू बात चार-पाँच लोग ही जानते हैं। वाकी लोगो को उतना भी मालूम 
नही, जितना मैं जानता हूँ। पर प्रभु को तो सब कुछ मालूम है।” मायण मे 
बताया । 

“प्रभु जानते है कि तुमने घछिपकर कुछ देखा है ?” 

“हाँ जातते है। मैंने ही कहकर क्षमा माँग ली थी । प्रभु वर्ड उदार हैं। कहा, 
तुमने कह दिया इसलिए तुम क्षमा करने योग्य हो ।” मुझे अब की बार भी उनके 
साथ युद्ध-रग मे जाने की प्रवल इच्छा हुई थी। परल्तु प्रभु ने मुझे इधर आने का 
आदेश दिया तो दूसरा कोई चारा नही रहा। यहाँ रहने पर भी मुझे युद्धरग की ही 
चिन्ता है । वहाँ से कोई समाचार मिला /” मायण ने पूछा । 

“हम तक पहुँचाने जैसी कोई खबर नही मिल्ली होगी । ऐसी कोई खबर आयी 
होती तो हेग्गड़ेजी हमे बताये बिता नही रहते ।” सिग्रिमय्या मे कहा / 

शान्तला सारी घटना सुनने मे मगन रही आयी, इसलिए गजरा वैसा-का- 
वैसा ही रह गया। विद्विदेव भी उसे सुनने भें तल्‍लीन हो गया था। आगे वात 
किस ओर मुडती, पता नही । इतने मे रेविमय्या ने आकर कहा कि सवको बुलाया 
है, तो सब घर की ओर चल पडे। 

यथाविधि भोजन समाप्त हुआ। युवरानीजी ने शान्तला को एक पीताम्वर, 
बैसी ही एक चोली, और एक जोडी सोने के कगन दिये । 

माचिकब्वे ने अपना सकोच प्रदर्शित किया, “यह सब क्यों ?” 

“मांगलिक है । आशीर्वादपूर्वक दिया है। फिर यह रेविमय्या की सलाह 
है।” युवरानी ने कहा । 

माचिकव्ये और शान्तला दोनो ने रेविमय्या की त्रफ देखा। वह उतको 
दृष्टि बचाकर दूसरी तरफ देखने लगा । उसने नही सोचा था कि युवरानौजी बीच 


चट्टमहादेवी झान्तला / 2९9 


हमारे लोगों की तरफ़ से कुछ बाधा हुई है क्या ? प्रभु के इस प्रश्न प्र वह 
चोली, नहीं, लेकिन घारानगर को यदि आग न लगायी गयी होती तो आपका 
व्यवहार आदशे व्यवहार होता-। फिर प्रभु के कहने पर वह कुछ दूर एक आसन 
पर बैठ गयी तो प्रभु ने पूछा कि वह उनसे क्या चाहती है। लेकिन वह मौन रही । 
उसकी चंचल आँखों ने इधर-उधर देखा तो प्रभु से उसे आश्वस्त किया । “यहाँ 
डरने का कोई कारण नहीं । निःसंकोच कह सकती हो ।' 

“आपका वह पहरेदार*"*'?! 

उसकी शंका को बीच में ही काटा प्रभु ने, 'ऐसी छुबुद्धिवाले लोगों को हमारे 
शिविर के पास तक आने का मोक़ा ही नहीं। जो भी कहना चाहती हो, नि:संकोच 
कहो ।' प्रभु के इन शब्दों से मुझे लगा कि किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वहाँ 
से चले जाने की सोची | परन्तु कुतूहल ने मुझे वहीं डटे रहने को बाध्य कर 
दिया ! 

मैं एक वार देख आऊ ?” उसने पूछा । 

.. शंका हो तो देख आओ ॥* प्रभु का उत्तर था । 

, वह परदे की और गयी । मैं उसके आने से पहले ही आड़ में हो गया था । 
वह लौट आयी तो मैं फिर उसी छेद के पास जा खड़ा हुआ। अबकी वह उस 
आसत' पर नहीं बैठी । सीधी प्रभु के पलंग की ओर गयी । उसका आाँचल खिसक 
गया था । उंसकी परवाह न करके वह आगे बढ़ गयी थी। | 

, शायद प्रभु को उसका यह काम पसन्द नहीं आया था| वे उठ खड़े हुए और 
उसे पहले के ही आसन पर बैठने को कहा तो वह प्रभु के दोनों पैर पकड़कर 
चरणों क़े पास बैठ गयी और बोली, “मुझे आसन नहीं, आपके पाणिग्रहण ... 
भाग्य चाहिए प्रभु ने झुककर पैर छुड़ा लिये और उसे पीछे.की ओर सरर ४... 
खूद पलंग के पास गये और घण्टी वजायी। है 


सुवरानी जो मौर हेग्गड़तो के बीच की आत्मीयता देखनेवालों को चकित कर देतो 
थी। शिक्षकगण अपने शिष्यो की सूह्ष्मग्राही शक्ति से आश्चर्यचकित ही नहीं 
अपितु तृप्त होकर यह कहने लगे ये कि हमारी विद्या इताये हुई । कुल मिलाकर 
यही कहना होगा कि वहाँ हर कही अयूया-रहित निर्मल प्रेम से आप्लावित परि- 
शुद्ध वातावरण बन गया था। 

दूनरी ओर, दोरसमभुद्र मे, किसी वात की कमी न रहने पर भी, किसी में 
“मानसिक शान्ति या समाधान की स्थिति नज़र नही आती थी। चामव्वे सदा यही 
'महमूस करती कि कोई छाया को तरह उसके पीछे उसी का अनुगमन कर उसे भय- 
'भीत कर रहा है उसे किसी पर विश्वास नही होता, वह सबको शंकः की ही दृष्टि 
से देखती । उसका मन वामशक्ति की ओर अधिकाधिक आकपित हो रहा था, 
लिकिन वह स्वयं वहाँ जाये या उस्ते ही यहाँ बुलाये, किसी तरह उसके भाई प्रधान 
गगराज को इसकी खबर मिल जाती जिससे उसकी साठ आशाएं मिट्टी में मिल 
'जाती। उस दिन की उस घटना के बाद वह सर उठाकर अपने पतिदेव से या भाई 
प्रधान गगराज से मिल भो नहीं सकती थी। वे भी एक तरह से गम्भीर मुद्रा में 
मुँह बन्द किये मौन ही रहते । तव वह सोचती कि मेरी यह हालत देखकर बह 
ट हेग्गयट्रती फूलकर वृष्पा हो जायेगी । ऐसी स्थिति में मेरा जीवन ही किस काम 
का ? मैं कया करूं ?ै 

दण्डनायिका के बच्चे भी खेल-खिलवाड में ही समय वितानेवाले रह गये 
थे। कहाँ, क्या और कंसे हो रहा है यह सब समझने-बूझने की उनकी उम्र हो गयी 
थो। वे घर में इस परिवर्तित वातावरण को भाँप चुकी थी। परन्तु इस तरह के 
थरिवर्तत का कारण जानते में वे असमर्थ थी। अगर पूछ भी तो क्या जवाब 
मिलेगा, यह वे समझ सकती थी। यों उनका उत्साह कुठित हो रहा था। इन 
कारणों से उनका शिक्षण ओर अभ्यास यात्रिक ढंग से चल रहा था । 

इम परिवर्तित वातावरण का परिणाम पद्चला पर कुछ अधिक हो हुआ था। 
उसमे जितना सहा जा सकता था उसना उसने सह लिसा। आपिर एक दिन 
उसमे माता से पूछने का भाहम किया, “माँ, आजकल घर में राजमहत्त के बारे में 
कोई वात क्‍यों नहीं जबकि दिन मे एक बार नहीं, बीसों बार कुछ-न-ऊुछ बात 
होती ही रहती थी। इम परिवर्तन का वया कारण है ?" 

माँ ने कहा, “अरी, जाने दे, हर रोज़ बही-वही बातें करती-करती थक गयी 
कै 
रे उम्ते लगा कि माँ टरका रही हैं, इसीलिए उसने फिर पूछा, “तुम्हे शायद 
शेसा लगे, मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगता । क्या कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है 
कि कोई राजमहल मे सम्बन्धित वात कही न करें २! 

“लोगो का मुँह बन्द करना तो राजमहल को भी सभव नहीं ! बैसे भी ऐसा 


पट्टमहादेदो शान्तता [| 397 


झ्ादेश राजमहलदबेलें नहों दगे। मे 

“तो क्‍या युवराज की त रफ़ से कोई ख़बर बायी है ?” पद्मला ने पूछा । 

“मुझे तो कोई खबर नहीं मिली । 

“पिताजी जाते होते तो आपसे कहते ही, है न?” 

“यों विश्वास नहों कर सकते । वे सभी बातें स्त्रियों से वहीं कहते ।* 

“यह क्या कहती हो माँ, तुम ही कह रही थीं कि वे सभी बातें तुमसे कहा 
करते हैं । 

“उन्हीं से पूछ लो (* 

“तो मेरे पिताजी मेरी माताजी पर पहले जैसा विश्वास नहीं रखते हैं ?” 
पद्मला को लगा कि वह वात आगे न बढ़ाए, और वह वहाँ से चली गयी । सोचा, 
चामला से वात छेड़कर जानने की कोशिश करूँ लेकिन फिर समझा कि उससे 
क्यों छेड़े ? पित्ताजी के पास जाकर उन्हीं से वात क्यों न कर ली जाये ? अगर 
पिताजी कह दें कि राजमहल की वातों से तुम्हें ब्या सरोकार, अम्माजी, बच्चों 
को वच्चों ही की तरह रहना चाहिए, तो ? एक वएर यह भी उसके मन में आया 
कि यदि राजकुमार यहाँ होते तो उन्हीं से पूछ लेती । राजकुमार की याद आते ही 
उसका मत्त अपने ही कल्पनालोक में खो गया । 

राजकुमार ने युद्ध-रंग में क्या-क्या न किया होगा ? वे किस-किसकी प्रशंसा 
के पात्र न बने होंगे ? कितने शत्रुओं की आहुति नली होगी उन्होंने ? धारानगरी 
के युद्ध में युवराज ने जो कौशल दिखाया था उससे भी एक कदम आगे मेरे प्रिय- 
पात्र का कौशल न रहा होगा ? वे जब लौटेंगे तव जयमाला पहनाने का मौक़ा 
सबसे प्रथम मुझे मिले तो कितना अच्छा हो ? परन्तु ऐसा मौक़ा मुझे कौन मिलने 
देगा ? अभी पाणिग्रहण तक तो हुआ नहीं । वह हुआ भी कैसे होता ? माँ की जल्द- 
बाजी और पड्यस्त्र होने देते तव न? अब पता नहीं, होगा भी या नहीं । जयमाला 
पहनाने का नहीं तो कम-से-कम मारती उत्तारने का ही मौका मिल जाये । भगवान 
से प्रार्थना है कि वे विजयी होकर जल्दी लौटें। मुझे तो सदा उन्हीं की चिता 
उसी तरह मेरे विषय में चिता उनके मन में भी होती ही चाहिए । लेकिन उन्होंने 
मेरे लिए कोई खबर क्यों नहीं भेजी ? आने दो, उन्हें इस मौन के लिए अच्छी 
सीख दूंगी, ऐसा पाठ पढ़ाऊँगी कि फिर दुवारा कभी ऐसा न करें। उसकी यह 
विचार-धारा तोड़ीं नौकर दडिग ने जिसने आकर खबर दी कि उसे दण्डनायकजी 

६ रहे हैं । 

पद्मला को आश्चर्य हुआ। कोई वात पितो स्वयं उसके पास आकर कहा 
करते ये, आज इस तरह चुला भेजने का कारण'क्या हो सकता है ? दिमाग में यह्‌ 
वात उठी तो उसने चौकर से पूछा, “पिताजी के साथ गुरुजी भी हैं क्या ?” 

“नहीं, अकेले हैं ।” दडिग ने कहा । 


392 / पट्टमहादेदी शान्तला 


/आ भी वही हैं ?” 

“नही, वे प्रधानजी के यहाँ गयी हैं।” 

कब ?/ 

“बहुत देर हुई । 

पिताजी कब आये ?” 

“अभी कोई आध-घष्टा हुआ। आकर राजमहल की वेष-भ्ुपा उतारकर हाथ-- 
मुंह धोकर उन्होंने आपको बुलाने का हुक्म दिया, सो मैं आया ।" 

“ठीक” कहकर पद्मला उठकर चली गयी । 

जब वह पिता के कमरे में गयी तो देखा कि पिता पैर पसारे दीवार से पीठ 
लगाकर पलंग पर बैठे हैं। किवाड खोलकर पश्चला ने अंदर प्रवेश किया तो 
तकिये में लगकर दँठते हुए बोलि, “आओ, बेटी, बैठो (” 

“नुम्हारी माँ ने तुम्हारे मामा के घर जाते समय तुमने कृछ कहा, 
अम्माजी ?! 

“पिताजी, मुझे मालूम ही नही कि माँ वहाँ ययी हैं ।"” 

“मैंने सोचा था कि उसते कहा होगा | कोई चिता नहीं । खबर आयी है 
कि युवराज लोट रहे हैं। इसलिए तुम्हारे मामा ने माँ को बुलवाया है। मैंने सोचा 
था कि यह वात उन्होंने तुमसे कही होगी ।! 

“बिजमोत्मव की तैयारो के बारे मे विचार-विनिमय के लिए माँ को वुलवाया 
होगा, पिताजी ?” पद्मला ने पूछा । उसे इस वात का सकोच हो रहा था । विजय 
के बारे में सीधा सवाल पूछ न सकी । 

४ विजय होने पर भी उत्सव नही होगा, अम्माजी । युवराज अधिक जछ्मी 
हो गये है, यह सुनने में माया है।” 

है भगवान्‌, सजकुमार तो कुशल हैं न ?” कुछ सोचकर बोलने के पहले ही 
ये शब्द आपसे आप उसके मुंह से निकल पढड़ें। 

“राजकुमार तो कुशल है। उन्ही की होशियारी कौर स्फूर्ति के कारण, सुनते 
है, युवशज बच गये । उत्सव में स्वय युवराज भाग न ले सकेंगे, इसलिए घूमधाम 
के साथ सार्वजनिक उत्सव नहीं हो गा । परन्तु मन्दिर-्वसतियों में मंगल-कामना के 
रूप में पूजा आदि होगी ।/ 

“युवरानीजी के पास खबर पहुँचायी गयी है, पिताजी ?” 

“बे दोस्ममुद्र की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं । शायद कल-परसो तक महां 

पहुँच जाएँगी । इसी वजह से तुम्हारे मामा ने तुम्हारी माँ को बुलवा लिया है।” 
पच्मला को प्रकाशन्तर से अपने प्रिय की कुशलता का समाचार मिला! 

इतना ही नहीं, उसे यह वाद भी मालूम हुईं कि वे युद्धनचतुर भी हैं। इस सम्बन्ध 

मे दिस्तार के साथ पूछने और जानने मे उसे संकोच हो रहा था। बह बात तो 





पद्ठमहादेवी शान्तला / 393- 


“एक ओर रही, उसे यह ठीक नहीं लग रहा था कि यह समाचार बताये बिना ही 
माँ मामा के यहाँ चली गयीं, जबकि कोई बहाना ढूँढकर अपने भावी दामाद के 
चारे में कुछ-न-कुछ जरूर कहती ही रहती । माँ अपने लिए और मेरे लिए भी जो 
समाचार सन्‍्तोपजनक हो, उसे बिना बताये रह जाने का क्या कारण हो सकता 
है ? पिताजी ने मुझे बुलवा भेजा। इस तरह उनके बुलावे के साथ माँ के इस 
व्यवहार का कोई सम्बन्ध है? इन विचारों से उभरी त्तो वह यह समझकर वहाँ 
से उठी कि केवल इतना समाचार कहने को ही पिताजी ने वुलवाया होगा | लेकिन 
मरियाने ने मौन तोड़ा-- 

“उहरो, बेटी, तुमसे कुछ क्लिष्ट वातें करनी हैं, तुम्हारी माँ की गैरहाजिरी 
'में ही तुमसे वात करनी है, इसीलिए तुम्हें वुलवाया है । किवाड़ वन्द कर साँकल 
लगा आओ ।” | 

.. पद्मला साँकल लगाकर बैठ गयी तो वे फिर वोले--- 

“बेटी, मैं तुमसे कुछ बातें पूछूंगा । तुम्हें निःसंकोच, बिना कुछ छिपाये स्पप्ट 
उत्तर देना होगा । दोगी न ?” 

पिताजी की ओर कुछ सन्दिग्ध दृष्टि से देखती हुई उसने सर हिलाकर 
अपनी स्वीकृति व्यक्त की | 

“बलिपुर के हेग्गड़े की लड़की के बारे में तुम्हारे विचार क्या हैं ?” 

“पहले मैं समझती थी कि वह गर्वीली है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे मैं समझी 
कि वह अच्छी लड़की है ।” 

“तुम्हारे बारे में उसके क्‍या विचार हैं ?” 

“यह कैसे बताऊं पिताजी ? वह मुझे गौरवपूर्ण दृष्टि से ही देख रही थी । 
चामला ओर उसमें अधिक मेलजोल था। यह कह सकते हैं कि चामला उसे बहुत 
चाहती है ।” 

“तो क्या, तुम नहीं चाहतीं उसे ?” 

“ऐसा नहीं, हम दोनों में उतना मेलजोल नहीं था, वस ।”' 

“कोई द्वेंप-भावना तो नहीं है न?” 

“उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ऐसी भावना होती ।” 

“हेग्गड़तीजी कैसी हैं?” 

युवरानीजी उनके प्रति स्वयं इत्तना प्रेम रख सकती हैं तो वे अच्छी ही होनी 
चाहिए ।” 

“सो तो ठीक है; मैं पूछता हूँ कि उनके बारे में तुम्हारे विचार क्या हैं ?” 

“वे बहुत गौरवशाली और गम्भीर हैं। किसी तरह का जोर-ज्‌ लम नहीं 
'करतीं । अपने में सस्तुष्ट रहनेवाली हैं ।” 

“उनके विषय में तुम्हारी माँ के क्या विचार हैं ?” 


394 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“माँ को तो उवकी छाया तक पसन्द नहीं ।” 

ध्क्यो 2?! 

“कारण मालूम नहीं ।” 

“कभी उन दोनों में कुछ कड़वी बातें हुई थीं ?” 

“जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नही हुआ है ।” 

“तुम्हे उनके प्रति आदर की भावना है; बरुवरानीजी उनसे प्रेम रप्ती हैं। 
सुम्हारी माँ की भी उनके प्रति अच्छी राय होनी चाहिए थी ने ?” 

*हाँ होनी तो चाहिए थी। मगर नहीं है। मैंने भी सोचा । ययोकि पहले दी 
मे माँ उनके प्रति कुछ कडयी बातें ही किया करती थी। उसे युनकर मेरे मन में भी 
अच्छी राय नही थी। परन्तु मैंने अपनी राय बदल ली । पर माँ बदली नहीं 

“तुमने इस बारे में अपनी माँ से बातें की ?” 

“जही। माँ नव बाती में होशियार हैं तो थोदा बेबसूफ भी हैं। बढ़ समझकर 
भी उनमे ऐसी बातें करें भी कँसे ? अपने को ही सद्दी मानने का #टी स्वमाव है माँ 

“का । वे हमेशा 'तुम्हें बया मालूम है, अभी बच्ची हो, तुम चुप रहो! वर्ग रह कहंफद 
मुँह बन्द करा देती हैं । इसलिए मैं इस काम में नहीं पड़ी ।/ 

“तुम्द्यारो माँ के ऐसा करने का कोई कारण द्वोना चाहिए न 

“जरूर, लेकिन बह उन्होंने आपसे कद्दा ही होगा । मुझे कुछ मालूम नहीं ।/ 

“जाने दो, वह कुछ भी समझ से । जैसा तुमने कहा, उसका स्वभाव ही टिगा 
है! भच्छा, तुम्दाारी माँ ने कहा है कि राजबुमार ने तुम्हें एक आश्वासन दिया है। 

>वया यह सच है ?” 

“हाँ, मच है।” 

“उसके इस आश्वासन पर तुम्हें विश्वास है ?” 

“अविश्वास करन लायक काई व्यवद्वार उत्दान ट्र्ति कभी नहीं विया ! 

“तो ताले यह कि तुम्हें उसके आश्वासन पर भरीगा है, है ने 7” 

/क्प्ा आप समझते है कि बढ विश्वसनीय नहीं 77 

“न, ने, ऐसी बात नही, बेटी । तुम जिसे चाहती दवों वह तुम्द्रारा बते और 

नडममे तुम्हें सुख मिले, इसके लिए तुमसे विश्वास दृढ़ दोता चाद्विएं | मृझ सासूम 

हि तुम उतसे प्रेम करती हो । परल्तु, ठम उतसे उतके व्यक्तित्व से आकर्षित 
होकर छार करती ही. या दसलिए ध्यार करती दी डि वे मद्मायद वरनेंगे, दद 


है हि क्ष 


'दिकाजी, पहले तो माँ के कद अदुसार मुझे सद्घायाती ददते की बडा थी | 
'वरलु अब सदसे अधिक प्रिय मुझ उनका ब्यविदत्द है” 

टक, जद तुमने सुठा दि दे दुदकेत में गंदे, ठव उस्हें कमा खुदा देटी 77 
“कौन 2 जब बढ़े यजटूसाद यदे देव 27 


बटुमद्ादिवी झान्ददा / 375 


"हाँ, बेटी ।* हु 

“मुझे भय और सस्तोप दोनों एक साथ हुए, पिताजी ।” 

बड़ी अच्छी लड़की, तुमने भय और सन्तोप दोनों को साथ लगा दिया, 
बताओ तो भय क्यों लगा ?” 

“उनकी प्रकृति कुछ कमजोर है इसलिए यह घुनते ही भय लगा। परन्तु वह्‌ 
भय बहुत समय तक न रहा, क्योंकि ऐसे समय की वे प्रतीक्षा करते थे। मेरा अन्त- 
रंग भी यही कहता था कि उन्हें वांछित कीति मिलेगी ही, उनकी उस कीति की सह- 
भागिती मैं भी वनूंगी, इस विचार से में सन्तुप्ट थी।” 

“ठीक है, बेटी, अब मालूम हुआ कि तुम्हारी अभिलापा क्‍या है। तुममें जो 
उत्साह है, सो भी अब मालूम हुआ। तुम्हारी भावना जानकर मुझे भी गर्व हो 
रहा है। परन्तु, तुम्हें अपनी इस उम्र में और भी ज्यादा संयम से रहना होगा । 
कठिन परीक्षा भी देनी पड़ सकती है। इस तरह के आसार दिखने लगे हैँ । एकदम 
ऐसी स्थिति आ जाने पर पहले से उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा । यही बात 
बताने के लिए तुम्हें बुलाया है, बेटी । सम्भव है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहों । 
पर हो ही जाय ती उसका सामना करने को हमें तैयार रहना चाहिए ।” 

"पिताजी, आपने जो कुछ कहा, वह मेरी समझ में नहीं आया । और ये आप 
चुप क्यों हो गये ?” 

“हाँ, बेटी । मुझे मालूम है कि यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा। 
पर मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें कसी समझाऊँ? अब देखो, मैंने तुमसे संयम से 
रहने को कहा। ऐसा कहना हो तो सन्दर्भ कैसा हो सकता है, यह तुम्हें एक उदा- 
हरण देकर चत्ताता हूँ। यह केवल उदाहरण है, इसे इससे अधिक महत्त्व देने की' 
आवश्यकता नहीं । बड़े राजकुमार के साथ तुम्हारे विवाह की कोशिश चल रही 
है, अगर इस कोशिश का फल उत्टा हो जाए या चैश्नी हालत पैदा हो**'” उनकी 
बात पूरी भी नहों पायी थी कि घवड़ाकर पद्मला रो पड़ी। उसकी यह हालत 
मरियाने से देखी नगयी। घुमा-फिराकर वात समझाने की कोशिश की । परन्तु 
जिस दिमाग में हाथ में तलवार लेने की प्रेरणा क्रियाशील रहती हो उस्त दिमाग में 
कोमल-हृदय बालिका को विना दुंखाये समझा सकने का मार्देव कहाँ से आता ? 
वे उसे अपने पास खींचकर प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोले, “बेटी, पोग्सल 
राज्य के महादण्डनायक की बेटी होकर भी तुम केवल एक उदाहरण के तौर पर 
कही गयी वात को ही लेकर इतनी अधीरता दिखा रही ही। तुम्हें डरना नहीं' 
चाहिए। तुम्हारी भाशा को सफल वनाने के लिए में सब कुछ करूँगा । तुम्हारे 
मामा भी यही विचार कर रहे हैं। इस तरह आँचल में मुँह छिपाकर रोती रहोगी 
तो कल महारानी बनकर क्या कर सकोगी ? कई एक बार कठोर सत्य का धीरज' 
के साथ सामना करना होगा, तभी अपने लक्ष्य तक पहुँच सकोगी । ऐसी स्थिति में" 


396 / पह्महादेवी शा न्‍्तला 


आँचल में मुंह छिपाकर वेठे रहने से काम कंसे चलेगा। मुँह पर का आँचल 
हटाओ और मैं जो कहता हूँ वह ध्यान' में सुनो ।” कहते हुए अपने करवाल- 
प्रकडनेवाले हाथ से उमकी पीठ सहलाने लगे । थोड़ी देर वाद, उमड़ते हुए आँसुओ 
को पोंछकर उसने उनकी ओर देखा वो वे बोले, “बेटी, अब थुनी । युवराज, राज- 
कुमार और युवरानीजी के लौटने के वाद भी उनके दर्शन शायद न हो सकें, इस 
तरह की परिस्थितियाँ उत्पत्त हो गयी है। इन परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं 
पूछना हो अच्छा है क्योंकि उन्हें उत्पन्न करनेवाले हमारे ही आप्त जन हैं। 
उनका कोई बुरा उद्देश्य नही है । परन्तु अपनी जल्दवाजी ओर अथूया के कारण 
वे ऐसा कर बैठे है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के प्रयत्न में ही तुम्हारे मामा 
मे तुम्हारी माँ को बुलाया है। उनके उम प्रयत्न को निप्फल होने की स्थिति में 
सबसे अधिक दु ख तुम्हे होगा, यह मुझे मालूम है। तुम निरफराध बच्ची हो। 
'ऐसी हालत का सामना करते की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। पर 
उत्पन्न हों गयी है। इसलिए कुछ समय तक राजकुमार का दर्शन न हो तो भी 
तुम्हे परेशान नही होना चाहिए) द्वूर रहने पर मन एक तरह से काबू में रहता 
है। युद्धभूमि से लौटने के वाद युवराज वेलापुरी मे नही रहेगे। महा राज की इच्छा 
है कि वे यही रहे । बताओ, कुछ समय तक, राजकुमार के दर्शन न होने पर भी 
सुम शान्ति और सयम के साथ रहोगी कि नही ?” 

वेचारी ने केवल सिर हिलाकर सम्मति की सूचना दी । कुछ देर तक पिताजी 
की बातें मन में दुदराती रही, फिर बोली, “पिताजी, मेरे विचार गलत हो तो 
क्षमा करें । जो सूझा उसे निवेदन केर रही हूँ ॥ आपकी , बातो से ऐसा लगता हैं 
कि बह आप्त व्यक्ति हमारी माँ ही हो सकती है ।” 

यह वात सुनकर मरियाने के चेहरे पर व्यग्य की रेखा खिंच गयी, “तुम्हें ऐसा 
भान क्यों हुआ, वैटी ?” 

"वे कुछ समय से राजकुमार के या राजमहल के सम्बन्ध में वात ही नहीं 
करती । एक दिन मैंने पूछा तो वोली कि रोज-रोज वे हो वातें क्‍यों करती २?” 

“कुछ भी कारण हो बेटी, तुम अपनी माँ में इस विषय में कुछ भी वात न 
करना | और राजकुमार से मिलने मे भी किसी तरह का उतावलापन प्रकट न 
करना । समय आने पर सब ठीक हो जाएगा ।/ 

»इस तरह की चेतावनी का कारण मालूम होता तो 

मरियाने बीच ही में बोल उठे, “बेटी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कारण 
जानने की आवश्यकता नही ! यह बात जितने कम लोगो को मालूम हो उतना ही 
अच्छा रहेगा। अब जिन-जिनको मालूम है उन्हे छोड किसी और को यह मालूम 
न हो, यही प्रधानजी का आदेश है। उनझे इस आदेश के पालन में ही हमारे 
परिवार की और तुम्हारी भलाई है । बेटी, यह शरीर पिरियरसी पट्टमहाईवी 


चल्प्रशरेची शाज्तज्ञा 5 399 -. 


केलेयब्वरसीजी के प्रेमपूर्ण- हाथों में पालित होकर बढ़ा है। हमारे घराने के 
अस्तित्व का कारण भी वे ही हैं । हमारे और राजपरानों में एक निष्ठायुक्त 
सम्बन्ध स्थापित रहा है । कोई नयी गलती करके इस सम्बन्ध का विच्छेद होने 
नहीं देना चाहिए। अब मौन रहने से उत्तम कार्य कोई नहीं । तुम लोग अपना 
देनिक अभ्यास निश्चिन्त होकर चालू रखो। अब चलो । वार-वार इसी विपय 
को लेकर वात करना बन्द करो ।” उन्होंने स्वयं उठकर किवाड़ खोले । 
पद्मला गम्भीर मुद्रा में कुछ सोचती हुई प्रांगण को पार कर बड़ें प्रकोष्ठ में 
आयी ही थी कि उसे माँ की आवाज़ सुन पड़ी । वह अभी-अभी ही आयी थीं । 
इसलिए वह भुड़कर सीधी अपने अभ्यास के प्रकोष्ठ में चली गयी और तानपूरा 
लेकर उसके कान ऐंठने लगी । श्रुति ठीक हो जाने पर उसीमें लीन हो गाने 
लगी । उसकी उस समय की मानसिक स्थिति के लिए ऐसी तन्मयता आवश्यक 
थी 80585 20 संयत होने का इससे अच्छा दूसरा साधन ही क्या हो सकता 
था? 


398 / पट्टमहादेदी शान्तला 


हमारे अन्य महत्त्वपूर्ण उपन्यास 


अमृता प्रीतम . चुने हुए उपन्यास्त 
कोरे कायज 
कहाँ पाक उसे 
बन्द दरवाजे 
कथा एक भ्रान्तर की (पुरस्कृत) 
भृत्युंजय (पुरस्कृत) 
मृत्युंजय (तू. स.) 
अमृता 
गोमदेश गाथा 
शद्धी के पीजरे में 
छिल पत्र 
स्वामी (ट्वि. स.) 
भूकम्जों (पुरस्कृत) (द्वि. स.) 
सुवर्षलता (तू. सं.) 
बबुल-कथा (तू. स.) 
बवतार दरिप्ठाय 
प्रममग 
बारूद बोर चिनगारी 
जय पराजय 
आधा पुल (हि. सं.) 
मुट्ठी भर कॉँकर 
छाया मत छूना मन (ढ्वि. स.) 
कगार की आग [(द्वि. सं.) 
पुष्ठप पुराण 
माटीमदात भाग ] (पुर., तू. त.) 
मांदीमंटाल भाग 2 (पुर, तू. सं.) 
देवेश ; एक जीवनी 
घूप और दरिया 
समुद छपण 
पूर्धावतार (द्व. हूं.) 
दायरे अस्पाओं के 


अमृता प्रीवम 90.00" 
फ 5.00* 
समरेश बसु 75.00 
सुमग्रल प्रकाश 50.00. 
एस. के. पो्ट वकाट 50.00- 
वोरेन्द्र कुमार भट्टाचार्म 35.00 
शिवाजी सावत 75.00: 
रघुवीर चोघरी 35.00 
नीरज जुद 25.00 
असीम रॉय 20.00* 
सुरेश जोशी 72 00 
रणजित देसाई 35.00 
शिवराम कारन्त 27.00 
आशापूर्णा देवी 45.00 
क 45.00 
विदेकरजन भट्टाचार्य १0.00 
देवेश ठाकुर 3.00 
सुमगल प्रकाश 20.00 
#... 20.00 
जयदीशचन्द्र 4,00 
् 32.00 
हिमांशु जोशी १2.00 
डा 4.00* 
विवेकीराय 8.00: 
गोपीनाय महान्ती 
् 
सत्यपाल विद्यालकार 5.00 
जगजीत वराड़ 6.00 
भोताशंकर व्यास /7.00 
प्रमथनाय बिशी 25.00 
स. लि. भरणा 9.00: 


